राज्य सभा 


सदस्यों के जीवन- वृत्त 

1952 - 1990 


सत्यमेव जपने 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली 
1991 


महामचिव, राज्य सभा द्वारा प्रकाशित तथा भारत सरकार मुद्रणालय, फोटोलिथो एकक , मिन्टी रोड, नई दिल्ली मे फोटोटाइपमेंट 
किया गया और प्रवन्धक , भारत सरकार फोटोलियो प्रेस, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित । 


प्राकथन 


मई, 1952 मे राज्य सभा के अस्तित्व में आने के बाद , राज्य सभा के सदस्यो के संक्षिप्त जीवन 
वृत्त का यह ग्रन्थ उस समय प्रकाशित किया जा रहा है जबकि राज्य सभा अपने पाचवे दशक में 
प्रवेश करने वाली है । 

राज्य सभा की यह विशेषता है कि यह सभा निरन्तर बनी रहती है - उसे कभी भंग नहीं किया 
जाता बल्कि निर्धारित अवधि के बाद इसमें आशिक रूप से नये सदस्य आते रहते हैं । इस प्रकार 
हमारी ससदीय लोकतत्र पद्धति के इस महत्वपूर्ण निकाय मे निरतरता अतर्निहित है । 

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा. जाकिर हसैन, श्री वराहगिरि वेकट गिरि , श्री गोपाल स्वरूप 
पाठक , श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती , श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह , श्री रामास्वामी वेकटरामन् जैसे मेरे 
पूर्ववर्ती महानुभावो ने राज्य सभा की कार्यवाही का मार्गदर्शन किया तथा परिपाटियो और परपराओ 
को स्थापित करने में सहायता की । उन्हीं के द्वारा विकसित प्रक्रियाओ से आज राज्य सभा का कार्य 
सचालन होता है । 

महान प्रतिभा सपन्न जन राज्य सभा के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने स्वतत्रता की उपलब्धियो को सम्पुष्ट 
तथा उनका सुविस्तार करने में अमूल्य योगदान दिया है । उनके नामो तथा उनके कार्यो का सक्षिप्त 
उल्लेख मात्र भी एक अभिनन्दन ग्रन्थ का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । 

राज्य सभा के सभापति और सदस्य मिलकर प्रतिभा का एक समुच्चय बन जाते हैं जो राष्ट्रीय 
पुनर्निर्माण और एक अच्छे विश्व के निर्माण के प्रति समर्पित हैं । 
इस पुस्तक में ऐतिहासिक तथा इस सतत प्रयास मे रत सभी सदस्यों के जीवन- वृत्त दिये गये हैं । 

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सभा सचिवालय ने बड़े परिश्रम से 1952 से लेकर 1990 तक के 
राज्य सभा के सभी सदस्यो के जीवन - वृत्तो सबधी ब्यौरे को एक सुविधाजनक पुस्तक के रूप में 
संकलित किया है । अभिलेख तथा सदर्भ हेतु उपयोगी यह ग्रन्थ हमारी प्रशंसा तथा सराहना का पात्र 


नई दिल्ली 
30 अप्रैल , 1997 


27का माल शमा 

( शकर दयाल शर्मा) 
भारत के उपराष्ट्रपति 
और राज्य सभा के 

सभापति 


प्रस्तावना 


__ भारत का सविधान लागू होने के पश्चात् 3 अप्रैल , 1952 को " काउसिल ऑफ स्टेट्स " का गठन 
किया गया, जिसे अब राज्य सभा कहा जाता है । इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी । 
तब इसमें 216 सदस्य थे जिनमे से 12 नाम -निर्देशित थे । पहली बठक में प्रमुख रूप से सविधान 
के उपबंधो के अनुमार चुने गये सदस्यो द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किया गया था । उस प्रथम 
सत्र के पहले दिन तथा उसके बाद के दिनो मे जिन सदस्यो ने शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किया था 
उनमें श्री एन . गोपालस्वामी अयगार , श्रीमती वॉयलेट आल्वा, डा० वी० आर० अम्बेडकर, श्री आर० 

आर० दिवाकर, श्री वाल गगाधर खेर , डा. वी० पट्टाभि सीतारमैय्या, प्रो० एन० जी० रगा, डा . हृदय 
नाथ कुजरु , श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री भूपेश गुप्त, श्री अलादी कृष्णस्वामी, प्रो . सत्येन्द्रनाथ बोस , 
श्री जे० एम० कुमारप्पा, डा० कालीदास नाग, श्री काकासाहेब कालेलकर, श्री मैथिलीशरण गुप्त , श्री 
पृथ्वीराज कपूर , डा . राधा कुमुद मुखर्जी, श्रीमती रूक्मिणी देवी अरूण्डेल, आचार्य नरेन्द्र देव, डा . 
ए० रामास्वामी मुदलियार जेमे विख्यात महानुभाव थे । निस्सदेह यह महान व्यक्तियो का समुच्चय है । 
इसके बाद से राज्य सभा देश में जीवन के विभिन्न क्षेत्रो से आये अनेक विशिष्ट सदस्यो द्वारा 
सुशोभित होती रही है । 
___ इन श्रेष्ठ सदस्यों के अलावा अनेक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति राज्य सभा के सभापति हुये जिन्होंने इस 
सभा को गरिमा प्रदान की । महान दार्शनिक डा० एस० राधाकृष्णन, राज्य सभा के प्रथम सभापति थे । 
उनके बाद विख्यात शिक्षाविद् डा . जाकिर हुसेन, महान श्रमिक नेता श्री वी० वी० गिरि , विधिवेत्ता श्री 
गोपाल स्वरूप पाठक , सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री बी . डी . जत्ती , भारत के भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश श्री एम. हिदायतुल्लाह तथा योग्य एव अनुभवी प्रशासक तथा वर्तमान में राष्ट्रपति श्री 
आर० वेकटरामन् ने इस पद को सुशोभित किया । इस समय डा० शकर दयाल शर्मा इस पद पर 
आसीन है जो प्रख्यात विद्वान है और विधायक के रुप मे उनका लम्बा अनुभव है । 

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है जिसे भग नहीं किया जा सकता । तथापि हर दो वर्ष के वाद 
इसके एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य आ जाते है । हर 
दो वर्ष बाद राज्य सभा सचिवालय “ सदस्य -परिचय " पुस्तक का प्रकाशन करता रहा है जिसमे राज्य 
सभा के सदस्यो से मिली जानकारी के आधार पर उनका जीवन - वृत्त दिया जाता है । 
" सदस्य-परिचय " पुस्तक का वीसवा सस्करण अगस्त, 1990 मे प्रकाशित किया गया । 1952 से 
1990 तक लगभग 1400 व्यक्ति राज्य सभा के सदस्य रहे है । 

राज्य सभा के माननीय सभापति डा. शकर दयाल शर्मा ने सुझाव दिया था कि हमे 1952 से 
लेकर अब तक के सभी सदस्यो का सक्षिप्त जीवन - परिचय देते हुए समेकित रूप में एक विशेष प्रथ 
प्रकाशित करना चाहिए । राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने 7 मार्च, 1989 को हुई अपनी 
बैठक में इस सुझाव को अपनी स्वीकृति दी । अत यह ग्रथ प्रकाशित किया जा रहा है । 

इस ग्रथ में जिन जीवन- वृत्तो को शामिल किया गया है वे प्रमुख रूप से राज्य सभा द्वारा 
प्रकाशित “ सदस्य- परिचय " पुस्तक के द्विवार्पिक सस्करणो मे प्रकाशित जानकारी पर आधारित है 


तथा दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार हैं । इस ग्रथ का सकलन करते समय सदस्यो के 
ससदीय , विधायी और साहित्यिक जीवन, उनकी शैक्षणिक योग्यताओ तथा रुचि के क्षेत्र में अन्य 
उपलब्धियो पर वल दिया गया है । जिन सदस्यो का जीवन - वृत्त उनकी सदस्यता की अल्पावधि के 
कारण उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्होने सगत " सदस्य - परिचय " पुस्तक मे शामिल किये जाने हेतु 
आवश्यक जानकारी नहीं दी थी उनके केवल नाम और राज्य सभा की सदस्यता की अवधि ही दी 
गई है । उनके सबध मे अन्य किसी विवरण का उल्लेख नहीं किया जा सका है । राज्य सभा की 
अद्यतन सगत " सदस्य -परिचय " पस्तक मे दी गई जानकारी के अनुसार सदस्यो के दलो और राज्यो 

दर्शाया गया है जिनका उन्होने राज्य सभा मे प्रतिनिधित्व किया । इस ग्रथ मे सदस्यो की राज्य 
सभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनकी जीवन - वृत्ति मे हुए परिवर्तनो जैसे , किसी राज्य का 
राज्यपाल , लोक सभा या राज्य विधान सभा का सदस्य और राज्य स्तर पर मत्री आदि होने का 
उल्लेख नहीं किया गया है । किन्तु जो सदस्य अपनी राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद 
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , प्रधान मत्री या लोक सभा के अध्यक्ष पद तक पहुंचे है या जिन्होने 
भारत रत्न जैसे सम्मान प्राप्त किये है उनके जीवन वृत्त मे इन बातो का उल्लेख कर दिया गया है । 
स्थानाभाव के कारण सदस्यो द्वारा लिखी गई पुस्तको का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है और 
केवल इतना ही बताया गया है कि उन्होने " कुछ पुस्तके ", " अनेक पुस्तके " या " बडी सख्या मे 
पुस्तके " लिखी है । राज्य सभा के वर्तमान सदस्यो के नामो को ताराकित ( * ) किया गया है । इस 
ग्रथ का सकलन करते समय दिवगत सदस्यो के मामले मे सचिवालय मे प्राप्त जानकारी के आधार 
पर सभा मे उन्हे दी गई श्रद्धाजलि की तारीख और केवल कुछ मामलो मे उनके निधन की तारीख दी 
गई है । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस ग्रथ के प्रकाशन का उद्देश्य राज्य सभा के निवृत्त 
और वर्तमान सदस्यो के जीवन- वृत्त सबधी आवश्यक न्यूनतम विवरण देना है तथा किसी भी सदस्य 
से सबधित विस्तृत जानकारी के लिये राज्य सभा की उस सबद्ध “ सदस्य - परिचय " पुस्तक को देखा 
जा सकता है जो उस सदस्य की समयावधि के दौरान प्रकाशित हुई है । 
___ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के माननीय सभापति डा . शकर दयाल शर्मा ने ही हमे इस 
कार्य को सपन्न करने की प्रेरणा दी । इस प्रयास मे उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिये हम उनके 
आभारी है । 

राज्य सभा के गठन से लेकर अब तक सभा के सभी सदस्यो के जीवन- वृत्तो सबधी विवरण को 
एक ग्रथ के रूप मे प्रकाशित किये जाने का यह प्रथम प्रयास है । पूरी सावधानी बरतने के बावजूद 
इस बात की सभावना है कि अनजाने मे कुछ त्रुटिया रह गई हो । यदि इन त्रुटियो को हमारे ध्यान मे 
लाया जाये तो सचिवालय इसके लिये आभारी होगा और अगले सस्करण मे इन्हे ठीक कर दिया 
जायेगा । ग्रथ मे सुधार के सुझावो का हम स्वागत करेंगे । 


सुदर्शन अग्रवाल , 

महासचिव । 


(१५) 


विषय - सूची 


1 प्राकथन 


11 -IV 


2 प्रस्तावना 
3 सकेत सूची 
4 सभापतियो के जीवन - वृत्त 
5 उपसभापतियो के जीवन- वृत 
6 महासचिवो के जीवन - वृत्त 
7 सदस्यों के जीवन - वृत्त 


* 1 


- 4 


7 - 8 


11 


15 - 252 


वर्णानुक्रम सूची 


255 - - 293 


सकेत सूची 


अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम 
अखिल भारतीय काग्रेस समिति 
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस 
ऑल इंडिया काग्रेस कमेटी ( आई ) 
जनता दल 


द्रविड मुनेत्र कपगम 


अ० भा० अ० द्र० मु० क . 
अ० भा० का० स० 
ए० आई० टी० यू० सी० 
ए० आई० मी० मी ( आई) 
जे० डी० / ज. द. 
डी० एम० के ? 
द्र० मु° कः । 
प्र० सो० पा० । 
पी० एस० पी० 
भा० लो० द० । 
वी० एल० डी० 
भा . ज. पा . 
भा० सा . 
सी० पी० आई० 
सी० पी० आई० ( एम० )। 
भा० सा० द० ( मा० ) 


प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 


भारतीय लोक दल 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय साम्यवादी दल 


भारतीय माम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) 


( vii ) 


सभापतियों 


जीवन - वृत्त 


राज्य सभा 


गिरि, श्री वराहगिरि वेकट . बैरिस्टर- एट - लॉ , डी० लिट् ( सम्मानार्थ) ( बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और आन्ध्र 
विश्वविद्यालय ), एलएल० डी० ( सम्मानार्थ) ( आगरा विश्वविद्यालय) , श्री जोगिह पन्तुलु के आत्मज , जन्म 10 अगस्त, 
1894, विवाह श्रीमती सरस्वती बाई गिरि से, 4 पुत्र ओर 7 पुत्रिया , सदस्य , ( 1) केन्द्रीय विधान सभा, 1934 - 37 

और ( 2 ) मद्रास विधान सभा, 1937 - 39 ओर 1946 -47, मद्रास सरकार में श्रम, उद्योग, सहयोग और वाणिज्य 
विभागो के मत्री, 1937 - 39 और 1946- 47, सीलोन में भारत के उच्चायुक्त, 1947 - 51, सदस्य, लोक सभा , 
1952 - 57, केन्द्रीय श्रम मत्री, 1952 - 54 , राज्यपाल, (1 ) उत्तर प्रदेश, 1957 -- 60, ( 2) केरल , 1960 - 65 

और ( 3 ) मैसूर, 1965 - 67, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति , 13- 5- 1967 से 3-5 -1969, 
कार्यवाहक राष्ट्रपति, 3- 5-1969 से 19 - 7-1969, भारत के राष्ट्रपति, 24 -8-1969 से 23 -8 -1974 , भारत-रत्न से 
सम्मानित, 1975, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24-6- 19801 


पाठक, श्री गोपाल स्वरूप . एम० ए० , एलएल० बी० , पडित कृष्ण स्वरूप पाठक के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 
1896 , विवाह श्रीमती प्रकाशवती से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय - 1945 -46, सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4-1960 से 2- 4-1964 और 3 -4-1966 से 13-5 -1967, केन्द्रीय विधि मत्री, 1966 -67, मैसूर राज्य के 
राज्यपाल, 13 - 5-1967 से 31 - 8-1969, कुलाधिपति , (1 ) मैसूर विश्वविद्यालय , ( 2) वगलौर विश्वविद्यालय और ( 3 ) 
कर्णाटक विश्वविद्यालय , भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति , 31 -8 - 1969 से 30- 8 -1974 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 4 - 10 - 1982 1 


जत्ती, श्री बासप्पा दानप्पा • बी० ए० , एलएल० बी०, श्री दानप्पा जत्ती के आत्मज, जन्म 10 जनवरी, 1912, विवाह 
श्रीमती सगम्मा बी० जत्ती से , 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, पूर्ववर्ती जामखण्डी रियासत के विधान मडल, तीन वर्षों तक 
जामखडी राज्य के मुख्यमत्री रहे, सदस्य, पूर्ववर्ती बम्बई विधान सभा, बम्बई राज्य सरकार के मुख्यमत्री के ससदीय 
सचिव रहे और स्वास्थ्य और श्रम विभाग के मत्री रहे, सदस्य, पूर्ववर्ती मैसूर राज्य विधान सभा, 1956 और 1967 , मैसूर 
राज्य सरकार के वित्त और खाद्य मत्री तथा मुख्यमत्री, 1958 - 66 , अध्यक्ष, भूमि सुधार समिति, मैसूर राज्य , 
उपराज्यपाल , पाडिचेरी, 1968---- 72, राज्यपाल , उडीसा, 1972 - 74, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन 
सभापति , 31 - 8- 1974 से 30 -8 - 1979, कार्यवाहक राष्ट्रपति , 12 - 2- 1977 से 24 - 7- 19771 


स्थायी पता 


224, वेलारी रोड , वगलौर (कर्णाटक ) । 


जीवन - वृत्त 


- 


- 


- 


- 


हिदायतुल्लाह, श्री मोहम्मद एम० ए०, वैरिस्टर - एट - लॉ , एलएल० डी० ( सम्मानार्थ) (फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय), 
डी० लिट० ( सम्मानार्थ) ( भोपाल तथा काकतिया विश्वविद्यालय ) , एडवोकेट जनरल, मध्य प्रान्त , बरार, 1943-~ - 46 , 
अवर न्यायाधीश, 1946 -~-54 तथा मुख्य न्यायाधिपति , नागपुर उच्च न्यायालय , 1954 - 56, मुख्य न्यायाधिपति , मध्य 
प्रदेश उच्च न्यायालय, 1956 - 58, अवर न्यायाधीश , भारत का उच्चतम न्यायालय, 1958 - ~ 68, भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति , 1968 -- 70 , अध्यक्ष, ( 1) भारतीय विधि सस्थान , 1968 -~~- 70, ( 2 ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि सघ ( भारतीय 
शाखा) , 1968 --- 70, ( 3 ) इडियन सोसायटी ऑफ इटरनेशनल लॉ , 1968 - 70 और ( 4 ) इडियन रैड क्रास 
सोसायटी , 1982 , लेखक , ( 1) डेमोक्रेसी इन इण्डिया एण्ड जुडिशियल प्रोसेस , ( 2 ) द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, (3 ) 
जुडिशियल मेथड्स , ( 4 ) ए जजेज मिसलेनी , ( 5 ) यू० एस० ए० एण्ड इण्डिया , (6 ) ए जजेज मिसलेनी ( सेकिंड 
सीरीज ) , ( 7) द फिफ्थ एण्ड सिक्स्थ शेड्यूल्स टू द कान्स्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया , ( 8 ) माई ओन बोसवेल ( आत्मकथा) 
तथा ( 9 ) सम्पादक , मुल्लाज मोहम्मडन लॉ एण्ड कान्स्टिट्यूशनल लॉ आफ इण्डिया , सम्मान , ( 1 ) आर्डर ऑफ द 
ब्रिटिश एम्पायर , 1946, ( 2 ) आर्डर आफै यूगोस्लाव फ्लैग विद सैश , 1970, ( 3 ) मेडेलियन एण्ड प्लेक ऑफ मैरिट 
फिलकोसा, मनीला, 1970 तथा ( 4 ) नाइट ऑफ मार्क ट्वेन, 1971, 31 - 8- 1979 से 30- 8 -1984 तक भारत के 
उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति , 20 - 7 - 1969 से 23- 8 -1969 तथा 6 - 10 - 1982 से 31 - 10 - 1982 तक 
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे । 


स्थायी पता • ए -10, रॉकसाइड रोड, 112, बलकेश्वर , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


वेंकटरामन , श्री आर० एम० ए०, वी० एल०, विधि वारिधि ( सम्मानार्थ ) ( मद्रास, नागार्जुन और बर्दवान 
विश्वविद्यालय ), सामाजिक विज्ञान में वाचस्पति ( रुडको विश्वविद्यालय ) , श्री के० रामास्वामी अय्यर के आत्मज , जन्म । 
4 दिसम्बर, 1910, विवाह श्रीमती जानको वेकटरामन् से, तीन पुत्रिया, सदस्य, ( 1) अन्तरिम ससद , 1950 - 52 और 
( 2 ) लोक सभा, 1952 - 57 , 1977 - 79 और 1980 - 84 , वित्त और रक्षा मत्रालयो मे केन्द्रीय मत्री, 1980 -~- 84 , 
अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, लोक सभा, सदस्य , मद्रास विधान परिषद, 1957 ~-~ 62 और 1962 - 67 , मद्रास सरकार 
में उद्योग, श्रम, सहकारिता, ऊर्जा और परिवहन मत्रालयो में मत्री, 1957 - 67, सभा के नेता, मद्रास विधान परिषद, 
1957 -- 67, सदस्य, योजना आयोग, 1967-~~~- 71 , सदस्य , सयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण, 1955 -~~ 79 और उसके 
अध्यक्ष, 1968 - 79, चेयरमैन और अध्यक्ष, ( 1) अतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की जूरी , 
( 2 ) शान्ति निरस्त्रीकरण और विकास के लिये इदिरा गाधी पुरस्कार की जूरी, ( 3 ) भारतीय सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद् 

और ( 4 ) भारतीय लोक प्रशासन सस्थान, सम्मानित , ( 1 ) स्वतत्रता सग्राम में भाग लेने के लिये ताम्र पत्र, ( 2) श्री के . 
कामराज की समाजवादी देशो की यात्रा के सबध में यात्रा वृत लिखने के लिये सोवियत पुरस्कार, ( 3 ) सयुक्त राष्ट्र 
प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट सेवा के लिये सयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा स्मारिका और ( 4 ) 
काची कामकोटि पीठ के परमपावन शकराचार्य द्वारा सत सेवा रत्न , भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन 
सभापति , 31 - 8- 1984 से 24- 7 -1987 , भारत के राष्ट्रपति , 25- 7 -1987 से अद्यपर्यन्त । 


पता 


राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली । 


राज्य सभा 


शर्मा, डा . शंकर दयाल • एम० ए० , एलएल० एम०, पीएच० डी० ( कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ) , लोक प्रशासन में डिप्लोमा 
( लन्दन ), बॉर- एट - लॉ , (लिकन्स इन ) , फैलो, हॉरवर्ड लॉ स्कूल, ज्यूरिक विश्वविद्यालय और पेरिस विश्वविद्यालय , 
डाक्टरेट आफ लॉ ( सम्मानार्थ) विक्रम, भोपाल , आगरा, श्री वेंकटेश्वर , तिरुपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और 
मारीशिस, पण्डित खुशीलाल शर्मा वैद्य शास्त्री के आत्मज, जन्म 19 अगस्त, 1918, विवाह श्रीमती विमला शर्मा से, 2 
पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, भोपाल विधान सभा, 1952 - 56, पूर्ववर्ती भोपाल राज्य के मुख्य मत्री, 1952 -- 56 , 
सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1956 - 71, मत्री, मध्य प्रदेश सरकार , 1956 -- 67, सदस्य, लोक सभा , 
1971 - 77 और 1980 - 84, केन्द्रीय सचार मत्री, 1974- -- 77 , राज्यपाल , (1 ) आन्ध्र परदेश, 1984- 85, ( 2 ) 
पजाब , 1985 - 86 और ( 3 ) महाराष्ट्र, 1986 - 87, चेयरमैन , ( 1 ) अतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू 
पुरस्कार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिनिर्णायक मण्डल, ( 2) शाति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इन्दिरा गाधी-पुरस्कार 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिनिर्णायक मण्डल , (3 ) डा . सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शताब्दी समारोहो की राष्ट्रीय समिति और 
( 4) श्री के . एम. मुन्शी शताब्दी समारोहो की राष्ट्रीय समिति, समाज सेवा के लिए चक्रवर्ती स्वर्ण पदक से सम्मानित, 
लेखक , ( 1) काग्रेस एप्रोच टू इन्टरनेशनल अफेयर्स, ( 2 ) स्टडीज इन इण्डो- सोवियत को - ऑपरेशन, (3 ) रूल ऑफ 
लॉ एण्ड रोल ऑफ पुलिस , ( 4) रीडिंग्स इन इण्डो- सोवियत फ्रेंडशिप एण्ड को - ऑपरेशन , (5 ) जवाहरलाल नेहरू द 
मेकर ऑफ माडर्न कॉमनवैल्थ , ( 6 ) जवाहरलाल नेहरू -सिलेक्टिड स्पीचिज और ( 7 ) एमिनेन्ट इडियन्स , भारत के 
उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति , 3-9 -1987 से अद्यपर्यन्त । 


पता • उपराष्ट्रपति निवास , 6 , मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली । 


-- 


MAHARADALA 


उपसभापतियों 


जीवन - वृत्त 


जीवन- वृत्त 


* * राव , श्री एस० वी० कृष्णामूर्ति . वी० एससी० , एलएल० वी०, काग्रेस (मैसूर अव कर्णाटक ) , श्री एस. वदिराजा 
चार के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर , 1902, विवाह श्रीमती श्यामल वाई से , 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) मैसूर 
प्रतिनिधि सभा, 1945 - 49 और (2 ) सविधान सभा, 1947 - 50 , अन्त कालीन समद मे सभापति पैनल के सदस्य, 
1950 - 52 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4- 1956 और 3- 4-1956 से 1 -3 - 1962, राज्य सभा के 
उपसभापति , 37- 5 - 1952 से 1- 3 - 1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - - 18 - 11 - 1968 । 


* * आल्वा, श्रीमती वायलेट एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मंसूर अब कर्णाटक ) , जन्म 24 अप्रैल , 1908 , 
विवाह श्री जोआचीम आल्वा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) तत्कालीन बम्बई विधान परिषद, 1947 -~-52 और 
( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2- 4- 1960, 3 - 4 - 1960 से 2- 4- 1966 और 3 - 4 - 1966 से 20 - 11 - 1969 , 
उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1953 -54, केन्द्रीय गृह उपमत्री , 1957 -~- 62, राज्य सभा की उपसभापति , 1962 ~ ~ 66 और 
1966 - ~ 69, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 20 - 11 - 19691 


* * खोबरागडे, श्री भाऊराव देवाजी . बी० ए० , वैरिस्टर - ऍट - लॉ , आर० पी० आई० ( खोबरागडे ) ( महाराष्ट्र ), श्री 
देवाजी खोबरागडे के आत्मज , जन्म 25 सितम्बर , 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमती से , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1958 
से 2- 4 - 1964 , 3- 4 - 1966 से 2- 4 - 1972 और 3- 4 -1978 से 2- 4 - 1984, राज्य सभा के उपसभापति , 17 दिसम्बर , 
1969 से 1 अप्रैल , 1972, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 23 - 4-1984 ) 


* " मुराहरि , श्री गोडे . निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश) , श्री जो० गगराजू के आत्मज, जन्म 20 मई, 1926, अविवाहित , 
सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1962 से 2- 4-1968, 3- 4- 1968 से 2-4- 1974 और 3 -4 -1974 से 20 -3 -1977, 
राज्य सभा के उपसभापति, 13 - 4- 1972 से 2 - 4 - 1974 और 26 - 4 - 1974 से 20 - 3 - 1977, दिवगत 
श्रद्धाजलि - 6- 8- 19821 


* *मिर्धा, श्री रामनिवास • एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ), एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( राजस्थान ) , श्री वलदेव राम 
मिर्धा के आत्मज , जन्म 24 अगस्त, 1924, विवाह श्रीमती इन्दिरा मिर्धा से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राजस्थान 
विधान सभा, 1954 - 57, मत्री, राजस्थान सरकार , 1954 --- 57 , अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा , 1957 - 67, सदस्य , 
राज्य सभा , 4 -5 - 1967 से 2- 4 -1968, 3 -4 - 1968 से 2- 4 -1974 , 3- 4 - 1974 से 2- 4 -1980 और 5- 7- 1980 से 
29 - 12- 1984 , गृह, रक्षा, आपूर्ति और पुनर्वास, सिचाई और विदेश मत्रालयो में केन्द्रीय राज्य मत्री, 1970 - ~- 77 और 
1983 -84, राज्य सभा के उपसभापति , मार्च, 1977 से अप्रैल, 19801 
स्थायी पता गाव कुचेरा , जिला नागौर ( राजस्थान ) । 
* * यादव , श्री श्याम लाल . एम० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री बालकृष्ण के आत्मज, 
जन्म 12 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती जानकी देवी से , 5 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1957 - 62 और 1967- 68 , मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968, सदस्य, राज्य सभा , 
30 -3 - 1970 से 2 -4 - 1976 , 3- 4 -1976 से 2- 4 - 1982 और 3- 4 -1982 से 29- 12 - 1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1977 ~~- 79 , राज्य सभा के उपसभापति , जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 19841 
स्थायी पता सी - 27 / 137 -6 , रामपुरी, जगतगज , वाराणसी ( उत्तर प्रदेश) । 


* * कृपया सदस्य का जीवन - वृत्त भी देखें । 


राज्य सभा 


* * जेकब श्री एम० एम० • एम० ए०, एलएल० बी०, आयकर कानून में डिप्लोमा और सामाजिक विज्ञान मे प्रमाणपत्र , 
काग्रेस ( आई) ( केरल ) , श्री मैथ्यू के आत्मज, जन्म 9 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती अचम्मा से, 4 पुत्रिया, सदस्य , 
राज्य सभा, 2 -7 -1982 से 1 -7 - 1988 और 2- 7- 1988 से अद्यपर्यन्त , जल ससाधन मत्रालय और ससदीय कार्य 
मत्रालय में केन्द्रीय राज्य मत्री, अक्तूबर, 1986 से नवम्बर , 1989 , राज्य सभा के उपसभापति, 22-2 -1986 से 
21 -10-19861 


स्थायी पता : आई -1 , जवाहर नगर, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


* * पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिह : एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री नारायणराव की 

आत्मजा, जन्म 19 दिसम्बर, 1934, विवाह श्री देवीसिह रामसिह शेखावत से, 1 पत्र और 1 पत्री, सदस्य, महाराष्ट 
विधान सभा, 1962 - 85, उपमत्री /मत्री, महाराष्ट्र सरकार , 1967-68 और 1982 - 85, विपक्ष की नेता, महाराष्ट्र 
विधान सभा , जुलाई , 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य, राज्य सभा, 5- 7-1985 से 2-4-1990 , राज्य सभा की 
उपसभापति , 18 -11 - 1986 से 5- 11 -1988 । 


स्थायी पता : 84, राजुल- बी अपार्टमेन्ट्स, 9, हार्कनेस रोड, मालाबार हिल, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


* * हेपतुल्ला, डा० ( श्रीमती ) नजमा . एम० एससी० ( प्राणि विज्ञान) , पीएच. डी . ( हृदय सरचना), काग्रेस ( आई ) 
( महाराष्ट्र ) , श्री सैयद यूसुफ अली की आत्मजा, जन्म 13 अप्रैल, 1940, विवाह श्री अकबर हेपतुल्ला से, 3 पुत्रिया , 
सदस्य, राज्य सभा, 5- 7-1980 से 4-7- 1986 और 5- 7-1986 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982 --- 84 , 
राज्य सभा की उपसभापति, जनवरी , 1985 से जनवरी, 1986 और नवम्बर, 1988 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता • हेपतुल्ला पार्क , 2, हसनाबाद रोड , सान्ता क्रुज (पश्चिमी), बम्बई- 400054 ( महाराष्ट्र) । 


* * कृपया सदस्य का जीवन- वृत्त भी देखें । 


महासचिवों 


जीवन - वृत्त 


जीवन- वृत 


मुकर्जी, श्री एस . एन० एम० ए०, बी० एल०, श्री सुरेन्द्र नाथ मुकजों के आत्मज , जन्म 2 मई, 1898, विवाह 
श्रीमती अशोका मुकर्जी से, एक पुत्र, प्रमुख प्रारूपकार , भारत सरकार, स्वतन्त्र भारत के सविधान का प्रारूप तैयार करने 
के लिए भारत की सविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार , सचिव , राज्य सभा, 13- 5-1952 से 8- 10 - 1963, पद्म भूषण से 
सम्मानित , 1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 - 11 - 1963 1 


बनर्जी, श्री बी० एन०. वी . एससी० ( कलकत्ता ) , एलएल० बी० (कलकत्ता ) , एलएल० एम० ( लदन ), बार-एट - लॉ, श्री 
यू० एन० बनर्जी के आत्मज , जन्म 8 जनवरी, 1916 , विवाह श्रीमती तूलिका बनर्जी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, वगाल 
न्यायिक सेवा, 1942- - 50, सहायक सालिसिटर , विधि मत्रालय , भारत सरकार, 1950 - 52 , लन्दन में भारत के 
उच्चायुक्त के विधिक सलाहकार, 1953 - 55, उपसचिव, विधि मत्रालय, 1956, उपसचिव / सयुक्त सचिव, राज्य सभा 
सचिवालय, 15 -5 - 1956 से 8- 10 -1963, सचिव / महासचिव, राज्य सभा, 9- 10 -1963 से 31 -3 -1976, नाम-निर्देशित 
सदस्य, राज्य सभा, 1976 - 82 । 
स्थायी पता 22/ 1 /1 / 3, मनोहरपुकुर रोड , कलकत्ता (पश्चिम बगाल) । 


भालेराव , श्री एस० एस० एम० ए०, एलएल० एम०, श्री शामराज भालेराव के आत्मज, जन्म 3 अप्रैल , 1921 , 
विवाह श्रीमती श्रीदेवी भालेराव से , 2 पुत्र , हैदरावाद की पूर्वकालिक विधान सभा के सहायक सचिव , सचिव , महाराष्ट्र 
विधान सभा, उपसचिव / सयुक्त सचिव / अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, 4-11- 1958 से 31 -3- 1976, महासचिव , 
राज्य सभा, 1- 4 -1976 से 30 - 4 - 19811 
स्थायी पता राजवन्त, 797/ 3, भडारकर इन्स्टीट्यूशन रोड , पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


अग्रवाल , श्री सुदर्शन बी० ए०, एलएल० बी०, श्री मुनि लाल अग्रवाल के आत्मज, जन्म 19 जून , 1931, विवाह 
श्रीमती उषा अग्रवाल से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 1956 मे पजाब सिविल सेवा ( न्यायिक शाखा) मे सम्मिलित हुए और 
( 1 ) सिविल न्यायाधीश, ( 2 ) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, (3 ) पुनर्वास विभाग मे निपटान आयुक्त, ( 4 ) श्रम न्यायालय में 
पीठासीन अधिकारी और (5 ) जिला तथा सत्र न्यायाधीश के पदो पर कार्य किया , निदेशक , रोटरी इटरनेशनल, एशिया 
जोन - 2, 1987- 89, उप सचिव / अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, 2- 11 -1971 से 30 - 4- 1981 , महासचिव , राज्य 
सभा, 1 - 5 - 1981 से अद्यपर्यन्त । 

पता ए बी -१, पडारा रोड , नई दिल्ली । 


- 


सदस्यों 


जीवन - वृत्त 


जीवन- वृत्त 


अंतुले , श्री ए . आर० : बी० ए० ( ऑनर्स ), बार - एट - लॉ, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ), श्री हाफिज अब्दुल गफूर के 
आत्मज, जन्म 9 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती नरगिस अतुले से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा , 
1962 --- 76, महाराष्ट्र राज्य विधान मडल की विभिन्न समितियो के अध्यक्ष, 1962 - 69, मत्री, महाराष्ट्र सरकार, 
1969 - 76, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1976 से 3- 7 -1980, महासचिव, (1 ) महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 
1963 - 69 और ( 2) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1976 - 77, तीन पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : ग्राम अम्बेट , जिला कोलाबा ( महाराष्ट्र ) । 


अवालगन , श्री पी० : एस० एस० एल० सी०, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कपगम ( तमिलनाडु ) , श्री पोन्नैया 
सरवै के आत्मज, जन्म 2 जून , 1941, विवाह श्रीमती पूमेल से, 3 पुत्र, सदस्य, ( 1) लोक सभा , 1977 ~~-79 और 
( 2 ) राज्य सभा, 28- 7-1980 से 2- 4- 19841 
स्थायी पता : न० 3, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, मानामदुरै ( तमिलनाडु ) ! 


असारी, श्री मुहम्मद अमीन • आलिम और फाजिल, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री हाजी अमाउल्लाह के 
आत्मज, जन्म 27 फरवरी, 1934 , विवाह श्रीमती वदरुनीसा से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान 
सभा , 1980 - - 85, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1980 - 85, महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 
1979 - 81 , सदस्य, राज्य सभा , 3 -4- 1988 से 14 - 7- 1990, दिवगत । श्रद्धाजलि - 7- 8-19901 


अकर्ते, श्री जगनाथ सीतारामजी • ची० ए०, एलएल . बी०, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ), श्री सीताराम अकर्ते के 
आत्मज, जन्म 14 सितम्बर, 1906, विवाह श्रीमती शान्ताबाई अकर्ते से , 6 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , ( 1 ) महाराष्ट्र 
विधान परिषद्, 1962-~- 68 और (2) राज्य सभा, 5-7- 1980 से 4-7- 1986 1 
स्थायी पता 614, शास्त्री नगर, अमरावती कैम्प , जिला अमरावती ( महाराष्ट्र ) । 


- 


- 


अख्तर हुसैन , श्री . एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), श्री सरफराज हुसैन के आत्मज, जन्य 
28 नवम्बर, 1900, विवाह श्रीमती सल्मा से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1937 -- 52, 
उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1949 - 52 , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1952 से 2- 4-1956 और 3 -4- 1956 से 
2- 4 -1962 , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1953 - 54, दिवगत । श्रद्धाजलि - 27- 7 -19871 


अग्रवाल, श्री अमर नाथ : काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), राय राधारमण के आत्मज, जन्म . 27 सितम्बर, 1904 , विवाह 
श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1936 -- 52 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 2- 4- 1954 और 3 - 4- 1954 से 2 -4 -1960 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 - 4- 19811 


राज्य सभा -- 


अग्रवाल, श्री जगन्नाथ प्रसाद • काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के आत्मज, जन्म मार्च, 1902 , 
विवाह श्रीमती पार्वती देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 - 52 और ( 2) राज्य सभा, 
3 -4- 1952 से 2-4- 1958 और 3- 4-1958 से 2-4- 1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 -12-1990 । 


अग्रवाल , श्री बेनी प्रसाद • काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री राम कुमार डालमिया के आत्मज , जन्म 1898 , विवाह 
श्रीमती जयादेवी से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4- 1958 । 


स्थायी पता • 87, सदर्न एवेन्यू, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


अग्रवाल , श्री राम गोपाल बी० ए०, काग्रेस (बिहार ), लाला हरप्रसाद के आत्मज , जन्म 15 सितम्बर, 1914, 
विवाह श्रीमती सरला देवी अग्रवाल से , 6 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1956 और 
3 - 4 - 1956 से 2 - 4 -1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 - 11 - 1972 1 


* अग्रवाल, श्री राम दास इटरमीडिएट , हिन्दी विशारद, भारतीय जनता पार्टी ( राजस्थान ) , श्री रामेश्वर दास अग्रवाल 
के आत्मज , जन्म 17 मार्च, 1937, विवाह श्रीमती मानवती अग्रवाल से , 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 10- 4- 1990 से 
अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . श्री राम भवन , एन० एच० 5, भद्रक ( उडीसा) । 


* अग्रवाल, श्री लक्खी राम . मिडिल , भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , श्री मशाराम अग्रवाल के आत्मज , जन्म 
13 फरवरी, 1932 , विवाह श्रीमती मरवन देवी से , 5 पुत्र नथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 10 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , 
अध्यक्ष / महासचिव , भारतीय जनता पाटी, मध्य प्रदेश । 


स्थायी पता . डाकघर खरसिया, जिला रायगढ ( मध्य प्रदेश ) । 


अग्निभोज , श्री रामेश्वर उमराव बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री उमराव अग्निभोज के आत्मज , 
जन्म 23 मई, 1911, विवाह श्रीमती गुलाब बाई अग्निभोज से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, पूर्व काल मे सेन्ट्रल 
प्रोविंसेस तथा बरार विधान सभा, 1937 - 40 , मत्री, ( 1 ) सेन्ट्रल प्रोविंसेस तथा बरार सरकार, 1938 और ( 2 ) मध्य 
प्रदेश , 1946 - 52, सदस्य , राज्य सभा, 10 - 11- 1952 से 2 -4 - 1958, दिवंगत । श्रद्धाजलि - 17 -3 - 1987 1 


अजमल खान , श्री एम० एम० ए० ( अरबी ) , एलएल० बी० , ( नाम -निर्देशित), श्री मोहम्मद इस्माइल खान के 
आत्मज , जन्म 12 फरवरी, 1897 , विवाह श्रीमती ताहिरा बेगम से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 
31 -3- 1964 से 2-4- 1966 और 3-4 - 1966 से 18 -10-1969, अनेक पुस्तको के लेखक तथा अनुवादक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 -11 -1969 । 


* वर्तमान सदस्य । 


16 


जीवन - वृत्त 


12 जनवरी, 1921 , विवाह 


अटवाल, श्री सुरजीत सिह • काग्रेस ( पजाव ), सरदार बूटा सिह के आत्मज , जन्म 
श्रीमती दलजीत कौर से , 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1962 से 2- 4 - 1968 1 
स्थायी पत्ता एच- 35, ग्रीन पार्क एक्स्टेशन, नई दिल्ली । 


अनत राम , पडित . वी० ए०, एन० सी० ( जम्मू और कश्मीर) , पडित केसर मल के आत्मज , जन्म 4 सितम्बर , 
1879, विवाह श्रीमती देवकी देवी से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, गवर्नर , कश्मीर और जम्मू प्रात, 1924- ~- 28 , राजस्व मत्री , 
जम्मू और कश्मीर सरकार, 1935 - 36 और 1944- ~- 47, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~~- 22 - 11- 19631 


अनवर, श्री एन० एम० बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए०, बी० एड०, काग्रेस ( मद्रास, अब तमिलनाडु ) , श्री एन० अब्दुल 
वहाव साहिब के आत्मज , जन्म 29 अक्तूबर , 1915, विवाह श्रीमती मेरिट मेहमूदा बेगम से, 1 पुत्र तथा 6 पुत्रिया , 
सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान सभा, 1946 -~ 52 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1960 से 2 -4 - 1966, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 10 - 5 - 19721 


अनूप सिह, डा० एम० ए० , पीएच० डी० ( हार्वर्ड - अमरीका) , काग्रेस ( पजाव), श्री जय सिह के आत्मज , जन्म 
5 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती इकवाल कौल से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2 -4 -1954, 3 -4 -1954 
से 2- 4- 1960, 3 - 4- 1962 से 22 -11 - 1962 और 3- 4 - 1964 से 28 - 1- 1969, अध्यक्ष , पजाब लोक सेवा आयोग , 
1960, " नेहरू - राइजिग स्टार ऑफ इडिया " के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 17- 2 -19691 


अन्जेया , श्री टी० मैट्रिक , काग्रेस ( आई) ( आध्र प्रदेश ) , श्री टी . वावैया के आत्मज, जन्म 1929, विवाह श्रीमती 
मणिअम्मा से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , आध्र प्रदेश विधान सभा, 1957 --- 78, मत्री, आध्र प्रदेश सरकार, 
1972 -73 और 1974 - 77 , सदस्य , राज्य सभा , 10 - 4- 1978 से 19 - 2- 1981, केन्द्रीय श्रम राज्य मत्री, जून से 
अक्तृवर, 1980 , दिवगत । श्रद्धाजलि ~ 4- 11 -1986 । 


- 


अन्तनी , डा . बिहारीलाल नारानजी . वी० ए०, डी . लिटर ( कैम्ब्रिज ) , बार- एट - लॉ , स्वतन्त्र पार्टी ( गुजरात ), श्री 
नारानजी माधव जी अन्तनो के आत्मज , जन्म 22 जून, 1892 , विवाह श्रीमती सुभद्रागोरी से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , 
सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1966 से 16- 9- 1971 , मत्री, नवानगर स्टेट और दीवान , जवाहर स्टेट , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - -- 15 - 11 - 19711 


- 


* अन्तोनि, श्री ए० के० बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( आई) ( केरल ), श्री कुरियन के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर , 
1940, विवाह श्रीमती एलिजावेथ से, 1 पुत्र , सदस्य , केरल विधान सभा, 1970 से 1979, केरल के मुख्य मत्री , 
7977 - 78, सदस्य , राज्य सभा, 22- 4-1985 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता • अरकापरमविल , शेरताल्ली ( केरल ) । 


वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- - 


- 


अन्नादुरई, श्री सी० एन० • एम० ए० , डी० एम० के० (मद्रास , अब तमिलनाडु ), श्री नटराजन के आत्मज, जन्म 
1910 , विवाह श्रीमती रानी से , 4 पुत्र, सदस्य , (1 ) मद्रास विधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 -1962 से 
25- 2 -1967, तमिल मे अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 17- 2- 19691 


अन्सारी , श्री अब्दुल कयूम : काग्रेस (बिहार ), श्री एम० अब्दुल हक के आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 1905, विवाह 
श्रीमती आम्मा वेगम से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1946--- 52 , 1952 -~- 57 , 1962 - 67 

और 1967- 68, मत्री, बिहार सरकार, 1946 - 52, 1955 - 57 और 1962 - 67, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1970 से 
19 - 3- 1972 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 19 - 2- 1973 | 


अन्सारी , श्री फरीदुल हक • वार - एट - लॉ, पी० एस० पी० ( उत्तर प्रदेश ) , श्री निजामुल हक के आत्मज, जन्म 1895 , 
विवाह श्रीमती शफी- उन्नीसा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1958 से 2- 4 -1964 और 3 -4 - 1964 से 4- 4- 1966 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 5-4-1966 1 


अन्सारी , श्री हयातुल्ला : मौलाना, फाजिल - अदब, बी० ए०, अल्कीफयात -उल -फिक्रिया ( डाक्टर आफ फिलासाफी ) 
( मोरक्को) , काग्रेस ( आई ) (नाम -निर्देशित ), फिरगी महल के मौलवी वहीदुल्लाह साहिब के आत्मज , जन्म 1 मई , 
1912, विवाह बेगम सुल्तान हयात से , 2 पुत्र, सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 - 66 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3- 4- 1966 से 2-4 -1972 (निर्वाचित ) और 27 -9 -1982 से 26- 9 -1988 ( नाम -निर्देशित) , साहित्य अकादमी 
पुरस्कार से सम्मानित, 1970 , उपन्यासो, लघु कहानियो आदि के लेखक । 


स्थायी पता : वी -214, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


अप्पन , श्री जी० ए० : वी० ए० , डिप्लोमा एस० एस० ए० , डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट एम० एस० एम० ( लदन) , ए० एम० आई० 
ई० एक्स० पी० ( लदन ), डिप्लोमा एस० एस० डब्ल्यू०, एल० टी० आई० ( मेनचेस्टर ), बी० एससी० ( टेक० ), डी० कॉम० 
( वैकिंग ), डी . कॉम० ( व्यापार प्रवध), डी० कॉम० ( कम्पनी सचिव कार्य ), वी० कॉम० ( आनर्स) , एफ० एस० ए० ए० 

और एफ० सी० आई० ( लदन ) , डी० एम० के० ( तमिलनाडु ) , श्री एस . ज्ञानप्पीरागसम के आत्मज , जन्म • 15 जुलाई, 
1913, विवाह श्रीमती कौशल्या से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4-1968 से 2-4 -19741 


स्थायी पता : एलानडाईकुलम डाकघर , श्रीविल्लीपुट्टर तालुक, जिला रामनाड, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


अप्पाराव, श्री एम . आर० . काग्रेस ( आई) ( आन्ध्र प्रदेश ), सदस्य , राज्य सभा, 20- 3-1981 से 2-4- 1982 1 
[ अन्य व्यौरे उपलव्य नहीं है । 
स्थायी पता . वय्यर गार्डन्स , नुजिविडु (डाकघर), जिला कृष्णा ( आन्ध्र प्रदेश) । 


18 


जीवन- वृत्त 


अबु अन्नहाम , श्री • बी० एससी०, ( नाम -निर्देशित ) , श्री अत्तूपुराथु एम० मैथ्यू के आत्मज , जन्म 17 जून, 1924 , 
विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1972 से 2- 4- 1978, व्यग्य चित्रों के विश्व सकलन का 
सपादन तथा अपने व्यग्य चित्रो के सग्रह का प्रकाशन किया । 


स्थायी पता : मावेलिकारा ( केरल ) । 


अब्दुल खादर, श्री एम० एस० बी० एससी , द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ) , हाजी एम० एम० एस० हमीद मरीकाया के 
आत्मज , जन्म 27 मई, 1931, विवाह श्रीमती ई० जरीना बेगम से , 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4- 1972 से 2- 4- 1978 1 


स्थायी पता . 48 , तुलासिगा नैकर स्ट्रीट , पुदुपेट , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


अब्दुल रहीम , श्री काग्रेस ( मद्रास, अव तमिलनाडु ) , काजी अब्दुल करीम के आत्मज , जन्म 7 जून, 1902 , विवाह 
श्रीमती बीवीजान से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1958 से 2-4- 1962 , तमिल में चार पुस्तको के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - ~ 14-12 -19771 


अब्दुल लतीफ, श्री काग्रेस (त्रिपुरा) , मौलवी मोहम्मद मुसिम मियाँ के आत्मज , जन्म 1912, विवाह वेगम 
जेबुन्निसा खानम से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा , 3-4- 1956 से 2-4-1962. दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~~- 2 - 1 - 19911 


अब्दुल शकूर , मौलाना : आलिम फाजिल , काग्रेस ( राजस्थान ), मुन्शी शुजात अली के आत्मज, जन्म 4 फरवरी , 
1920, विवाह श्रीमती साहेरा खानम से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 2- 4 -1954, 3 -4 - 1956 से 
2-4 -1962 और 3- 4-1962 से 2-4- 1968 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 12-19691 


अब्दुल समद, श्री ए . के . ए . . एम० ए० (इस्लाम का इतिहास और सस्कृति ), मुस्लिम लीग ( तमिलनाडु ) , अल्लामा 
ए० के० अब्दुल हमीद वकावी के आत्मज, जन्म 4 अक्तूबर, 1926, विवाह श्रीमती नरगिस वानु से, 3 पुत्र तथा 
2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1964 से 2 -4 - 1970 और 3- 4 - 1970 से 2- 4- 1976 , पवित्र कुरान के तमिल 
अनुवाद तथा तमिल की अनेक साहित्यिक पुस्तको के प्रकाशक । 


स्थायी पता • 321, फर्स्ट एवेन्य , इन्दिरा नगर , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


अब्राहम, श्री पी० : काग्रेस ( पाडिचेरी) , श्री पुन्नुस्वामी के आत्मज , जन्म 27 अप्रैल, 1917, विवाह श्रीमती मारो 
लुइजे से, 4 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) पाडिचेरी विधान सभा, 1959 - 63 और ( 2) राज्य सभा , 7- 8- 1963 
से 6- 8-1969, दिवगत । श्रद्धाजलि - 9- 6-19801 


- 


राज्य सभा 


अमत , श्री देवानन्द : काग्रेस ( उडीसा), सदस्य , राज्य सभा, 6- 3- 1973 से 2- 4- 19741 [ अन्य व्यौरे उपलब्ध नहीं 


स्थायी पता . ग्राम- बालानी, डाकघर लालटिकाय , जिला सुन्दरगढ ( उडीसा) । 


अमरजीत कौर , श्रीमती एफ० ए० ( इन्टरमीडिएट आस), काग्रेस ( आई ) ( पजाव ) , कर्नल रघवीर सिह की 
आत्मजा, जन्म 13 सितम्बर 1939, विवाह कवर दिविन्द्र सिह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3 -4- 1976 
से 2-4 -1982 और 3- 4- 1982 से 2- 4- 1988 , सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी । 


स्थायी पता 


ओल्ड मोतीवाग एनेक्सी, पटियाला ( पजाब ) । 


* अमीन , श्री मोहम्मद • भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री अब्दुल हक के आत्मज , जन्म 15 
अप्रैल , 1928, विवाह श्रीमती मेमूम नेसा से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, पश्चिमी वगाल विधान सभा, तीन - बार , मत्री, 
पश्चिमी वगाल सरकार, 1970 और 1977 - 82, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . 151 , महाराजा नद कुमार रोड, (नार्थ) आलम बाजार , कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल) । 


अमृत कौर, राजकुमारी • शिक्षा इग्लैंड मे , काग्रेस ( पजाब ), कपूरथला के राजा सर हरनाम सिंह की आत्मजा, जन्म 
2 फरवरी, 1889, सदस्य , लोक सभा, 1952 - 57 , केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री, 1947 - 57, सचार मत्रालय का अतिरिक्त 
प्रभार, 1951- 52, सदस्य, राज्य सभा, 20 -4- 1957 से 2- 4- 1958 और 3- 4-1958 से 6- 2-1964, 16 वर्ष तक 
महात्मा गाधी की सचिव, अध्यक्ष, ( 1) विश्व स्वास्थ्य सभा, 1950 और (2 ) अतर्राष्ट्रीय रेड क्रास सम्मेलन, नई दिल्ली, 
1957 , सस्थापक सदस्य तथा अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का प्रवध निकाय, दिवगत । श्रद्धाजलि - -- 
10 - 2 - 19641 


* अमृता प्रीतम , श्रीमती · डी० लिट्० (विश्व भारती, दिल्ली, जवलपुर और पजाव विश्वविद्यालयो द्वारा प्रदान की गई 
मानद उपाधि ), (नाम -निर्देशित) , सरदार करतार सिह हितकारी की आत्मजा, जन्म 31 अगस्त, 1919, विवाहित, 
1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 12-5 -1986 से अद्यपर्यन्त , (1) माहित्य अकादमी पुरस्कार , 1956, ( 2 ) 
पद्म श्री , 1969 और ( 3 ) भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1982 तथा विभिन्न अन्य राष्ट्रीय एव अतर्राष्ट्रीय पुरस्कारो में 
सम्मानित , उपन्यास , लघु कथाओ, कविताओ तथा अन्य गद्य रचनाओ सहित अनेक पुस्तको की लेखिका । 
स्थायी पता के -25 , हौज खास, नई दिल्ली । 


अमोलख चन्द , श्री • वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री शिखर चन्द के आत्मज, जन्म 11 जनवरी, 
1907, विवाह श्रीमती माजन कुमारी से, 5 पुत्र , मदस्य , (1 ) अत कालीन ससद, 1951 -52 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3 -4 - 1952 से 2- 4- 1954 ओर 3- 4 -1954 मे 2- 4- 1960, दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 18- 11 -1963 1 


* वर्तमान मदम्य । 
20 


जीवन - वृत्त 


* अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवत वी० ए०, एलएल० बी०, ( नाम -निदशित ), श्री यशवत भीमराव अम्बेडकर क 
आत्मज, जन्म 10 मई 1954, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा , 18 -9- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • 129, राजगृह हिन्दु कालोनी, दादर , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


d 


अम्बेडकर , डा . बी . आर० • एम० ए० पीएच . डी , डी० एससी०, बार- एट- ला , अनुसूचित जाति महासघ ( बम्बई अव 
महाराष्ट्र) , जन्म 1893, विवाह श्रीमती मविता अम्बेडकर से, सदस्य , सविधान सभा और अध्यक्ष सविधान प्रारुपण 
समिति , केन्द्रीय कानून मंत्री, 1947 - 52, सदस्य , राज्य सभा 3- 4 -1952 स 2 - 4- 1956 आर 3 - 4- 1956 स 
6 -12- 1956 , कई पुस्तको के लेखक , 1990 में " भारत रत्र " की उपाधि से सम्मानित , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~- 6- 12- 19561 


Pawanlo 


-- 


-- 


आम्मन्ना राजा, श्रीमती सी० • बी० ए०, एल० टी० , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदश ) , श्री गन्धम वीरया नायड़ की आत्मजा, जन्म 
2 जून , 1909, विवाह श्री सी० जनार्दन राव से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, तत्कालीन मद्रास विधान सभा, 1937 - ~- 39 
ओर 1946 ---52, उपाध्यक्ष, मद्रास विधान सभा, 1946--- 52, सदस्य, (1 ) आन्ध्र प्रदश विधान सभा, 1955-~~~ 62 

और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1962 से 2- 4 -1968 । 
स्थायी पता , 3-6- 733, हिमायत नगर, हेदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


- 


- 


- 


आमु स्वामीनाथन , श्रीमती . काग्रेस ( मद्रास , अब तमिलनाड़ ), श्री पी० गोविन्द मेनन की आत्मजा, जन्म 
22 अप्रैल, 1894, विवाह डा . एस . स्वामीनाथन से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) कन्द्रीय विधान सभा, 1945, 
( 2 ) सविधान सभा, (3 ) अत कालीन ससद् और ( 4 ) राज्य सभा , 9- 11- 1957 से 2-4 - 1960 दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 7 - 1978 1 


अय्यर, श्री अलादी कृष्णास्वामी : वी० ए०, बी० एल०, डी० सी० एल० (दिल्ली ), ( नाम -निर्देशित) , श्री अलादी 
एकाग्र शास्त्री के आत्मज , विवाह श्रीमती ए० वेकालक्ष्मम्मा से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) सविधान सभा और 
( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 3 - 10 - 1953 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -11 -1953 । 


अय्यर, श्री एन . रामाकृष्णा . एम० ए० , वी० एल०, निर्दलीय ( तमिलनाड ) , श्री आर० नागासुन्दरम अय्यर के आत्मज , 
जन्म 25 सितम्बर , 1905, विवाह श्रीमती सन्दरा वली से, 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान सभा, 1952 - 57 
आर (2 ) राज्य सभा 22 - 4- 1957 से 2- 4 -1960, 3 -4 - 1960 से 2 -4 - 1966 और 3- 4 - 1966 से 2-4 - 1972 , 
सचिव, तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1952, दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 -3 - 1986 1 


- 


वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


अरुण सिह, श्री • बी० ए० ( आनर्स) , एम० ए० ( कैन्टव) , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , कपूरथला के श्री महाराज 
कुमार करमजीत सिह के आत्मज , जन्म 29 अगस्त, 1944, विवाह श्रीमती नीना सिह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, 
राज्य सभा , 3- 4-1984 से 17- 8-1988, प्रधान मत्री के ससदीय सचिव, नवम्बर , 1984 से सितम्बर, 1985 , केन्द्रीय 
राज्य मत्री, रक्षा अनुसधान और विकास विभाग, नवम्बर, 1985 से जुलाई, 1987 । 
स्थायी पता : सेंट हेलेन्स कॉटेज , मसूरी ( उत्तर प्रदेश ) । 


अरुण्डेल , श्रीमती रुक्मिणी देवी . (नाम-निर्देशित ), श्री ए० नीलकान्त शास्त्री की आत्मजा, जन्म 29 फरवरी, 
1904, विवाह डा० जार्ज एस० अरूपडेल से, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1952 से 2-4-1956 और 3-4- 1956 से 
2- 4- 1962, 1956 मे पद्म भूषण से सम्मानित , दिवगत । श्रद्धाजलि - 25- 2 -19861 


अरोडा, श्री अर्जुन : बी० ए०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री नारायण प्रसाद अरोडा के आत्मज, जन्म 5 अक्तूबर , 
1912, विवाह श्रीमती राज अरोडा से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 1- 8- 1960 से 2- 4- 1966 और 
3-4 -1966 से 2-4 -1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16- 2- 19811 


* अरोडा, सरदार जगजीत सिह • बी० ए०, अकाली दल ( पजाब) , सरदार दीवान सिह के आत्मज, जन्म 13 
फरवरी, 1917, विवाह श्रीमती भगवत जे० सिह से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, भारतीय सेना के लेफ्टीनेट जनरल और जनरल 
आफिसर कमाडिंग इन - चीफ , ईस्टर्न कमाड ( सेवा निवृत्त ) , सदस्य, राज्य सभा , 5- 7 -1986 से अद्यपर्यन्त, (1 ) परम 
विशिष्ट सेवा मैडल, 1971 और ( 2 ) पद्म भूषण, 1972 से सम्मानित । 
स्थायी पता • ए-55, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी , नई दिल्ली । 


अलादी अरुण उर्फ वी० अरुणाचलम , श्री एम० ए०, बी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( आई) ( तमिलनाडु) , 
श्री वी० वैद्यलिगम के आत्मज, जन्म 9 जुलाई, 1933 , विवाह श्रीमती एस० कमला से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , 
तमिलनाडु विधान सभा, 1967 - 76, अध्यक्ष , तमिलनाडु विधान सभा की सरकारी उपक्रमो सबधी समिति, सदस्य, 
(1 ) लोक सभा, 1977 - 79 और ( 2) राज्य सभा, 25 -7- 1983 से 24-7 -1989 , अध्यक्ष, सरकारी आश्वासनो 
सबधी समिति , गज्य सभा, 1986 - 88, दो पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • अलादीपट्टी, नेल्लूर पोस्ट, जिला तिरुनेलवेलि ( तमिलनाडु ) । 


अली, श्री सरदार अमजद वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (पश्चिमी बगाल ), सरदार बाबर अली के आत्मज, जन्म 
1 नवम्बर, 1939, विवाह बेगम फरीदा अमजद से , 2 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा , 1967 - 70 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3- 4- 1972 से 2 -4 -1978 | 


स्थायी पता : 59 - वी , पाम एवेन्यू , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


22 


जीवन- वृत्त 


mam 


अली, श्री सेयद रहमत मुशी फाजिल ( फारमी तथा अरबी म स्नातक ), काग्रस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री संयद 
अहमद के आत्मज , जन्म 23 नवम्बर, 1931 , विवाह श्रीमती फातिमा रहमत अली से , 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , 
आध्र प्रदेश विधान सभा, 1972, उपाध्यक्ष, आध्र प्रदेश विधान सभा 1974 , अध्यक्ष, ( 1 ) आध्र प्रदश विधान सभा 
की विशेषाधिकार समिति , 1974 - -- 78 ओर ( 2 ) आध्र प्रदश विधान सभा की याचिका समिति, 1974 - 78, सदस्य , 
राज्य सभा, 3 -4 -1980 से 2- 4- 1986, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1983 -84 आर 1984 - 85 , उर्दू की दो पुस्तको के 
लेखका 


स्थायी पता 


मकान न० 12-2- 44, मुराद नगर , हैदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* अश्विनी कुमार, श्री . वी० एसपी० ( ओद्योगिक रसायन ) भारतीय जनता पाटी (बिहार ), श्री शान्ति स्वरूप जलोटा 
के आत्मज, जन्म 18 नवम्बर , 1928, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 7- 7- 1980 से 6 - 7-1986 ओर 7- 7- 1986 से 
अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984- 85, सगठन सचिव, बिहार प्रदेश भारतीय जनसघ, 1965 -~~-70 , 
महासचिव , ( 1) बिहार प्रदेश जनता पार्टी, 1977 - 80 और ( 2 ) बिहार प्रदश भारतीय जनता पार्टी, 1980, सचिव , 
भारतीय जनता पार्टी, 19861 


स्थायी पता 


27, दुर्गापुरी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश ) । 


अस्थाना, श्री के० बी० बी० एससी , एलएल० वी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश ) , डा. नारायण प्रसाद अस्थाना के 
आत्मज , जन्म 9 मई, 1915, विवाह श्रीमती सुरेश किशोरी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 14- 7 -1977 से 
2 -4 -1980 , मुख्य न्यायाधीश , इलाहाबाद उच्च न्यायालय , 1974 - 771 
स्थायी पता 23, महात्मा गाधी मार्ग, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश) । 


अस्थाना , श्री लीला धर , बी० ए०, एलएल० बी०, कानेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री महेश्वरी प्रसाद के आत्मज , जन्म 
सितम्बर, 1902, विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, सदस्य, ( 1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1947-~~- 52 और 1952 -~~-57 , 
( 2 ) लोक सभा , 1960-~ ~- 62 ओर ( 3) राज्य सभा, 3 - 4- 1962 से 2- 4 -1968, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 27 - 7 -19871 


अहमद, श्री अनसारुद्दीन बी० ए०, काग्रेस (पश्चिमी वगाल) , चौधरी पसार मोहम्मद साहिब के आत्मज , जन्म 
1885 , विवाह बंगम साहीदुन नेसा खातून से, मत्री, कूच बिहार स्टेट, 1947, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1958 से 
2 -4 - 1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 - 9- 19641 


। 


* अहमद , डा . अबरार • एम० काम , पीएच० डी०, काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ) , श्री मोहम्मद इसहाक क आत्मज , 
जन्म 10 जुलाई, 1956 , विवाह श्रीमती यासमीन खान से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्न , 
" टेक्स्ट बुक ऑफ इन्कम टेक्स " के लेखक । 


स्थायी पता • "ताबरेज " मजिल , निकट सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर ( राजस्थान ) । 


- 


- 


- 


- 


am 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा - -- 


* अहमद, डा . जैड० ए० वी० ए० ( आनर्स ), बी० एससी०, पीएच० डी० ( अर्थशास्त्र ) ( लदन ) , भारतीय साम्यवादी 
दल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री जियाउद्दीन अहमद के आत्मज , जन्म 29 अक्तूबर , 1908, विवाह श्रीमती हाजरा वेगम से , 
1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4 - 1958 से 19 - 3 - 1962 , 3- 4 - 1966 से 2- 4 - 1972, 3- 4 - 1972 से 2- 4 - 1978 और 
23 -8- 1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आश्वासनो सम्वन्धी समिति, 1976 -- 78 , सचिव, उत्तर 
प्रदेश समिति , साम्यवादी दल, 1951 - 56 । 
स्थायी पता जी -2, पार्क रोड कालोनी, विधायक निवास न० 6, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


अहमद, श्री फखरुद्दीन अली बार -एट- लॉ , काग्रेस ( असम), कर्नल जेड० ए० अहमद के आत्मज, जन्म 13 मई, 
1905, विवाह बेगम आबिदा अहमद से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, 1935 , 1957 - 62 और 
1962---- 66 , मत्री , असम सरकार , 1938- 39 और 1957 --66, सदस्य , राज्य सभा , 3 -4- 1954 से 25 - 3- 1957 और 
3- 4-1966 से 25- 2- 1967, भारत के राष्ट्रपति , 24-8 -1974 से 11 - 2- 1977, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 28 - 2- 1977 1 


अहमद अली, मिर्जा . निर्दलीय ( दिल्ली) , डा० मोहम्मद अली के आत्मज , जन्म 9 फरवरी, 1907, विवाह, ( 1 ) 
रफीक जहान बेगम और ( 2 ) रशीद जहान बेगम से , 10 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 17- 9 - 1958 से 
2- 4- 1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 - 11- 1968 1 


अहमद हुसैन , काजी काग्रेस (विहार ), काजी सेयद लतीफ हुसेन के आत्मज , जन्म 1889, विवाह बीबी चाँद से , 
सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान परिषद, 1923 - 28 ओर ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4- 1958 और 3 - 4- 1958 से 
29-7 -1961 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 14-8- 1961 । 


* अहलुवालिया, श्री सुरेन्द्रजीत सिह बी० एससी०, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) ( बिहार ), श्री सरदार सिह 
अहलुवालिया के आत्मज, जन्म 4 जुलाई , 1951, विवाह श्रीमती मोनिका बनर्जी से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , 
राज्य सभा, 7- 7 -1986 से अद्यपर्यत । 
स्थायी पता "प्रकाश निवास ", बोरिंग केनाल रोड, पटना (बिहार) । 


आग्रे, श्री एस० सी० . जन सघ ( मध्य प्रदेश ) , कर्नल सरदार चद्रोजी राव आगे के आत्मज, जन्म 25 मार्च, 
1920, विवाह श्रीमती राज राजेश्वरी देवी से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1970 से 2- 4 -1976 । 
स्थायी पता सिधिया विला, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली । 


आग्रे, सरदार चद्रोजी सम्भाजी राव . हिन्दू महासभा ( मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश ) , श्रीमत सरदार सम्भाजी राव 
आगे के आत्मज, विवाहित , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2 -4- 1954, तीन पुस्तको के लेखक, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 20- 2-1978 1 


* वर्तमान सदस्य । 


24 


जीवन - वृत्त 


* आजमी, मौलाना ओबैदुल्ला खान आलिम , जे० डी० ( उत्तर प्रदेश ) , श्री हीज गुलाम रसूल खान के आत्मज , 
जन्म 11 मार्च, 1949 , विवाह श्रीमती सईदा रजिया ओबद से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1990 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव तथा डाकघर खालिसपुर, जिला आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* आजाद, श्री गुलाम नबी एम० एससी० ( प्राणिविज्ञान ) , काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , श्री रहमतुल्ला भट्ट के 
आत्मज , जन्म 10 मई, 1948, विवाह श्रीमती शमीम देव आजाद से , 1 पुत्र, सदस्य, लोक सभा , 1980 - 84 और 
1984 - 89, विधि, न्याय ओर कम्पनी कार्य, सूचना और प्रसारण, ससदीय कार्य, गृह तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति 
विभागो के केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री, 1982 - -- 87, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , महासचिव, ए० 

आई० सी० सी० ( आई ) । 
स्थायी पता . न० 56 , गूजर नगर , जम्मू ( जम्मू और कश्मीर ) । 


आडवाणी , श्री लाल कृष्ण विधि स्नातक , भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ), श्री किशिनचन्द डी० आडवाणी के 
आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1927, विवाह श्रीमती कमला आडवाणी से. 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, दिल्ली महानगर 
परिषद्, 1966 - 70, चेयरमैन, महानगर परिषद् , दिल्ली, 1967 - 70 , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1970 से 2- 4 -1976 , 
3 -4 - 1976 से 2 -4 - 1982, 3 - 4 -1982 म 2 -4 -1988 और 3- 4 -1988 से 27 -11 - 1989, केन्द्रीय सरकार में सूचना 

और प्रसारण मत्री और राज्य सभा में सभा के नेता, मार्च, 1977 से जुलाई , 1979, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, 
जनवरी - अप्रैल , 1980, अध्यक्ष, ( 1 ) दिल्ली प्रदेश जनसघ, 1970 - 72, ( 2 ) अखिल भारतीय जनसघ, 1973 से 
1976 ओर ( 3 ) भारतीय जनता पाटी , मई, 1986 से अद्यपर्यन्त, महामनी, ( 1 ) जनता पार्टी, 1977 और ( 2 ) भारतीय 
जनता पार्टी, 19801 


स्थायी पता तेली की बजरिया, नया बाजार, लश्कर , ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) । 


आडिवरेकर , श्रीमती सुशीला शकर बी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , श्री मनसुखलाल देसाई को आत्मजा, 
जन्म 20 जून, 1923 , विवाह श्री शकर आडिवरेकर से , सदस्य , राज्य सभा, 18 -9 - 1971 से 2- 4- 1972, 3 - 4- 1972 
से 2- 4- 1978 और 3- 4 - 1978 से 2- 4- 1984, गुजराती उपन्यासो तथा लघु कथाओ की लेखिका । 


स्थायी पता 


8, मस्कटी कोर्ट , महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


आदित्येन्द्र, श्री . बी० एससी०, काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री शकर लाल के आत्मज , जन्म जून , 1907 , विवाह श्रीमती 
अनार देवी से , 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1954 से 2- 4- 1960, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य काग्रेस । 


स्थायी पता . दुर्लभ निवास , जयपुर ( राजस्थान ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


आदिशेषैया , डा . माल्कोम सत्यनाथन् एम० ए०, पीएच० डी० ( लन्दन स्कूल ऑफ इकानोमिक्स और कैम्ब्रिज ) , 
( नाम -निर्देशित ), श्री वाराणसी पॉल आदिशेपैया के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल , 1910, विवाह श्रीमती एलिजावेथ 
आदिशेपैया से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 14- 4- 1978 से 13-4 -1984, विभिन्न विषयो पर अनेक पुस्तको 
के लेखक । 


स्थायी पता • मद्रास इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज , 79 , सेकेंड मेन रोड, गाधी नगर, अडयार , मद्रास 
( तमिलनाडु ) । 


- 


आवदी, श्री हाशिम रज़ा इलाहावादी · जूनियर कैम्ब्रिज , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदश ) , श्री इशरत हुसैन आवदी के 
आत्मज, जम 18 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती गोहर आवदी से, 3 पुत्रिया, सदस्य , (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 
1976 से 1982 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1982 मे 2- 4-1988, " उतम बलिदान " के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 13- 10 -19891 


273735 


आबिद अली, श्री काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री जफ़रभाई के आत्मज , जन्म 1899 , विवाह श्रीमती जरीनाबाई से, 3 पुत्र 
तथा 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) तत्कालीन बम्बई विधान परिषद, 1947 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 
2-4 -1954, 3- 4-1954 से 2-4 -1958 , 3- 4-1958 से 2-4 -1964 और 3- 4-1964 से 2-4- 1970 , केन्द्रीय श्रम 
उप -मत्री, 1952 - 62 , महासचिव , बम्बई प्रदेश काग्रेस कमेटी , 1929 -~- 34, उपाध्यक्ष , इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 
काग्रेस , " मजदूर- से -मिनिस्टर " के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 7- 1973 1 


आबिद, श्री कासिम अली • ओरिएन्टल ग्रेजुएट , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ), हकीम करीम उद्दीन के आत्मज, जन्म 
20 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती अमीना खातून से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 10- 4- 1972 से 
9 - 4 - 19781 
स्थायी पता • 22 -1- 956, सुल्तानपुरा, हेदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


आनन्द चन्द, श्री • काग्रेस (बिहार) , राजा विजय चन्द के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 1913, विवाह रानी उमावती 
से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) सविधान सभा, 1948, ( 2 ) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 3) राज्य सभा , 
3 -4- 1958 से 2- 4-1964 तथा 3- 4-1964 से 2-4- 1970 , "बिलासपुर - पास्ट, प्रेजेन्ट एण्ड फ्यूचर " पुस्तक के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 15- 11 - 1983 1 


आनन्द , श्री जगजीत सिह • बी० ए० , भा० सा० द० ( पजाव ), सरदार मेहताव सिह के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर , 
1921, विवाह श्रीमती उर्मिला आनन्द से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1974 से 2-4- 1980, अनेक 
पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता . 230, माडल टाउन , जालन्धर ( पजाब) । 


26 


जीवन - वृत्त 


- 


- 


आनन्द शर्मा, श्री • बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई ) (हिमाचल प्रदेश) , श्री पी० ए० शर्मा के आत्मज, जन्य 
5 जनवरी, 1953, विवाह श्रीमती जेनोबिया शर्मा से, सदस्य, राज्य सभा, 10-4- 1984 से 9-4- 1990, उपसभाध्यक्ष , 
राज्य सभा, 1988- 891 


स्थायी पता • आइवी लॉज , शिमला (हिमाचल प्रदेश ) । 


आनदम , श्री एम . बी० ए०, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश), श्री एम. वेकटरगैया के आत्मज, जन्म 13 
मई, 1919, विवाह श्रीमती एम. सीता लक्ष्मी से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1958 -~- 69, 
उपसभापति , आन्ध्र प्रदेश विधान परिपद, 1964 - ~ 69 , अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति, 
1964 - 69 , सदस्य, राज्य सभा, 11 -3- 1969 से 2-4- 1974 और 3-4 -1974 से 2- 4- 1980 , ला एण्ड प्रेक्टिस 
आफ सेल्स टैक्स इन आध्र प्रदेश पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता 10 - 2- 96 , थर्ड मेन रोड, मरेडपल्ली, सिकन्दराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


आनन्दन, श्री टी० बी० . काग्रेस ( ओ ) ( तमिलनाडु ), श्री टी . वडिवेलु के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1904, विवाह 
श्रीमती औधी लक्ष्मी से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 -1964 से 2- 4-1970 तथा 3-4 -1970 से 
2 - 4 - 19761 


स्थायी पता 


55 , मेन रोड , पेराम्बूर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


* आमला, श्री तीरथ राम बी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( जम्मू और कश्मीर) , श्री ठाकुर दास आमला के आत्मज , 
जन्म 15 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती सत्या देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 4- 5- 1967 से 
2 -4 - 1970 , 3- 4 -1970 से 2- 4- 1976, 3 -4 - 1976 से 2- 4- 1982 ओर 12 - 12- 1985 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता विजय निवास, सोनावर वाग , श्रीनगर ( जम्मू और कश्मीर ) । 


आयगर, श्री एन० गोपालस्वामी बी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( मद्रास , अब तमिलनाडु ) , श्री नरसिह आयगर के 
आत्मज, जन्म 31 मार्च, 1882, विवाह श्रीमती कोमलम्माल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, प्रधान मत्री, जम्मू और कश्मीर 
राज्य, 1937 ~~ ~ 43, सदस्य, ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1927 , ( 2) काउसिल ऑफ स्टेट्स , 1943-~~~-47, 
( 3 ) सविधान सभा और ( 4 ) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 10 - 2- 1953, केन्द्रीय मत्री, परिवहन, रेल तथा रक्षा मत्रालय , 
1947 - 52 , राज्य सभा के नेता, 1952- 53, दिवगत । श्रद्धाजलि - 11 -2 - 19531 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


- 


आरिफ , श्री मोहम्मद उस्मान • एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( राजस्थान ), हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला बेदिल 
के आत्मज, विवाह श्रीमती भूरी बेगम से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1970 से 2 -4 -1976 , 
3 -4 -1976 से 2- 4-1982 और 3-4 -1982 से 31-3 -1985, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1976 - 78 , 
निर्माण तथा आवास, कृषि तथा नागरिक आपूर्ति मत्रालयो मे उपमत्री, 1980 - 84, उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश काग्रेस 
कमेटी ( आई) , अनेक उर्दू- पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता . आरिफ मजिल , बीकानेर ( राजस्थान ) । 


आर्य , श्री कुम्भा राम : मेट्रिक , निर्दलीय ( राजस्थान ), श्री भेराराम चौधरी के आत्मज, जन्म मई, 1914, विवाह 
श्रीमती भूदेवी से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राजस्थान विधान सभा , 1952 - 57 , मत्री, राजस्थान सरकार , 1951 , 
1954- 55 और 1964 - 66 , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1960 से 26 - 10 - 1964 और 3- 4 - 1968 से 2- 4 - 1974 । 


स्थायी पता . दुर्गापुरा, जयपुर ( राजस्थान ) । 


आल्वा , डा० के० नागप्पा • एम० बी० बी० एस०, काग्रेस ( ओ ) (मैसूर, अब कर्णाटक ) , श्री के देवाल्वा के आत्मज , 
जन्म 1908, विवाह श्रीमती कल्याणी से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, मैसूर विधान सभा, 1957 - 62 ओर 
1962 - 67 , मत्री, मैसूर सरकार , 1962 - 67, सदस्य, राज्य सभा , 3-4- 1970 से 2-4-1976 । 
स्थायी पता 517, राजामहल विलास एक्सटेशन, सदाशिवनगर, वगलौर (कर्णाटक ) । 


आल्वा, श्री जोकीम • वी० ए०, एलएल० वी०, (नाम -निर्देशित ) , अन्ना और पियादादे साल्वाडोर आल्वा के आत्मज , 
जन्म 21 जनवरी, 1907, विवाह श्रीमती वायलेट हेरी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) अत कालीन ससद् , 
( 2 ) लोक सभा , 1952 - 57 , 1957 -~-62 और 1962-~ ~ 67 और ( 3 ) राज्य सभा, 3 - 4- 1968 से 2-4 - 1974 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 - 7 -19791 


* आल्वा, श्रीमती मारग्रेट . बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( आई) ( कर्णाटक ), श्री पी० ए० नाजरेथ की आत्मजा , 
जन्म 14 अप्रैल , 1942, विवाह श्री निरजन आल्वा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1974 से 
2 -4 -1980 , 3- 4- 1980 से 2- 4- 1986 तथा 3- 4 -1986 से अद्यपर्यन्त , उप - सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1983 - 85 , 
केन्द्रीय राज्य मन्त्री, (1 ) ससदीय कार्य और ( 2 ) युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभाग , 
दिसम्बर, 1984 से नवम्बर, 1989, अध्यक्ष , सभा पटल पर रखे गये पत्रो सबधी समिति, 1990 -91, महामत्री, कर्णाटक 
प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1978 - 80, सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1975 - 77 । 


स्थायी पता . 2, वारे रोड, बगलौर (कर्णाटक ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


28 


जीवन - वृत्त 


आल्वा, श्रीमती वायलेट एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (मंसूर, अब कर्णाटक ) , जन्म 24 अप्रैल , 1908 , विवाह 
श्री जोकीम आल्वा से , 2 पुत्र तथा 1 पत्री, सदस्य , ( 1) तत्कालीन वम्बई विधान परिषद, 1947 - 523 
सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4 -1960 , 3 - 4 -1960 से 2- 4 -1966 तथा 3- 4 -1966 से 20 - 11- 1969 , उप - सभाध्यक्ष, राज्य 
सभा , 1953 -54, केन्द्रीय उपमत्री , गृह मत्रालय , 1957 - 62, उप - सभापति, राज्य सभा, 1962 - 66 और 
1966 - 69, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति , 1962 - 1966 और 1966 - - 1969, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 20 - 11 -19691 


* आलिया, कुमारी . एम० ए०, पीएच० डी०, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , डा . महवूव हुसैन की आत्मजा, जन्म 
15 दिसम्बर, 1953, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 11- 10 -1989 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : अबू सराय , शहादत गज, सिविल लाइन्स , फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) । 


आवरगावकर, श्री आर० डी० जगताप मैट्रिक , काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री ध्यानोवा जगताप के आत्मज , जन्म 3 
अगस्त, 1929 , विवाह श्रीमती पचवटीबाई से , 2 पुत्र, सदस्य , (1 ) तत्कालीन हेदराबाद विधान सभा , 1952 - -- 57 , 
( 2) महाराष्ट्र विधान परिषद , 1964 - 70 और ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1974 से 2-4 -1980 । 
स्थायी पता कल्पतरु वगलो, जिला भीर ( महाराष्ट्र) । 


इटालिया , श्री दिनशा डी . काग्रेस ( हैदराबाद , अब आन्ध्र प्रदेश ) , श्री दादाभाई ई० इटालिया के आत्मज, जन्म 
10 मार्च, 1882, विवाह श्रीमती बैमई पी० देबर से, 1 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य , 
( 1 ) हैदराबाद विधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2-4 - 1956, दिवगत । श्रद्धाजलि - 7 -9 -19641 


इनायत उल्लाह , ख्वाजा काग्रेस (बिहार) , ख्वाजा अब्दुल सुधान के आत्मज , जन्म अक्तृवर, 1899 , विवाह श्रीमती 
गुलाम फातमा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) अत कालीन ससद्, 1950 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 
2 - 4 - 19541 


स्थायी पता करीमगज , गया (विहार ) । 


इन्द्र विद्यावाचस्पति , श्री : साहित्यवाचस्पति , एम० आर० ए० एस०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , महात्मा मुशी राम के 
आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1889. विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, सदस्य , (1 ) अत कालीन ससद, 1950 -51 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4 -1958 , उपकुलपति, गुरुकुल विश्वविद्यालय , कागडी, अध्यक्ष , दिल्ली प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, 1935 - 36, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 8 -1960 । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


इब्राहीम , श्री बी . बी० ए०. वी० एल०, काग्रेस ( आई ) (कर्णाटक ), श्री हाजी वी० जकरिया के आत्मज, जन्म 
2 जनवरी, 1946 , विवाह श्रीमती जोहरा इब्राहीम से , 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 25 - 3- 1980 से 9- 4- 19841 


स्थायी पता . कुलशेकर, मगलौर ( कर्णाटक ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इब्राहीम , हफीज मोहम्मद : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , हफीज नजमुलहुदा के आत्मज , जन्म 
1889, विवाह बेगम अजमत - उल -निशा से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1926 , मत्री, उत्तर 
प्रदेश सरकार , 1937 और 1946 - 58, सदस्य, राज्य सभा, 18-8 -1958 से 2-4 -1962 और 3 -4- 1962 से 
4 -5- 1964, केन्द्रीय सिचाई और विद्युत मत्री, 1958, सभा के नेता, राज्य सभा , फरवरी, 1961 से अगस्त, 1963, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 12 - 2- 1968 1 


इमाम , श्रीमती अजीजा : सीनियर केम्ब्रिज , काग्रेस ( यू) (विहार ) , डा० वली अहमद की आत्मजा, जन्म . 20 
फरवरी, 1924, विवाह श्री सैयद नकी इमाम से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 20-3 - 1973 से 2- 4- 1976 
और 3 -4 -1976 से 2- 4 -1982 1 


स्थायी पता • 41, मदाकिनी एन्क्लेव , ग्रेटर कैलाश पार्ट - 2, नई दिल्ली । 


इमाम, श्री जाफर वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( बिहार), सैयद अलय इमाम के आत्मज, जन्म 1903, विवाहित , 
2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) बिहार विधान सभा, 1946 , (2 ) सविधान सभा और ( 3 ) राज्य सभा, 3 -4- 1952 
से 2- 4- 19561 


स्थायी पता • कुतुबुद्दीन लेन, दरजीतोला, पटना (विहार) ! 


इस्ती , श्री टी० अलीबा बी० ए० ( आनर्स ), नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (नागालेण्ड ), श्री इम्ती लेपडेन के 
आत्मज, जन्म 27 सितम्बर, 1919, विवाह श्रीमती सी० असागला इम्लौंग से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4- 1980 से 2 -4- 1986, अध्यक्ष, (1 ) नागा राष्ट्रीय परिषद, 1946 और ( 2 ) नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी । 
स्थायी पता : फर्न रिज , हास्पीटल रोड , मोकोकचुग ( नागालैण्ड ) । 


इम्बिचिबावा, श्री ई० के० : साम्यवादी पार्टी ( मद्रास, अव तमिलनाडु ) , श्री अब्दुल्ला के आत्मज , जन्म जून , 1917 , 
सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4-19541 
स्थायी पता : पोन्नानी, साऊथ मालाबार ( केरल ) । 


इशाक , श्री मुहम्मद : काग्रेस ( पश्चिमी वगाल ) , डा० मुहम्मद इब्राहिम के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1903, विवाह 
वेगम जमीला खातून से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पश्चिम वगाल विधान सभा, 1952 - 61 और (2 ) राज्य 
सभा, 29 - 12 -1961 से 2-4 - 1964 और 3-4 -1964 से 2-4- 1970, दिवगत । श्रद्धाजलि - -30 -4- 19811 


- 


जीवन -वृत 


इस्माइल साहेब , जनाव एम. मुहम्मद एम० एल० ( मद्रास, अब तमिलनाइ ) मोलवी केटी मियाजान गंथर के 
आत्मज, जन्म 5 जून 1896 विवाह जनावा जमाल हमीदागाई में, 1 पुत्र, मदम्य मद्राम विधान सभा विपक्ष के नेता, 
मद्राम विधान सभा, 1946 - 52 . अध्यक्ष लोक लेखा समिति , मद्रास विधान मभा , मदम्य ( 1 ) सविधान मभा , 
1948 - 50 आर ( 2) राज्य सभा 3- 4 -1952 म 2-4 - 1958, अध्यक्ष, मुस्लिम लोग, 1048, उपाध्यक्ष, अजुमन 
हिमायत- ए- इस्लाम, दिवगत । श्रद्धाजति - 5- 4- 1972 । 


इस्माइल, श्रीमती फातिमा मट्रिक , सीनियर केम्ब्रिज प्री - मेडिकल (वियना विश्वविद्यालय ), ( नाम -निशित ) , हाजी 
यमफ सोवानी की आत्मजा जन्म 4 फरवरी, 1903, विवाह श्री मोहम्मद हाशम इस्माइल से. 1 पत्र तथा 4 पत्रिया , 
सदस्य, राज्य सभा, 14 -4 - 1978 में 13 - 4- 1984, 1958 म पद्मश्री से विभूषित, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 6 - 11 - 1987 । 


इस्लाम , श्री वहरुल एम० ए० , एलएल . बी०, काग्रेस ( आई ) ( असम ), श्री तमगीर अली क आत्मज, जन्म 
1 मार्च 1918, विवाह वगम सालेहा इस्लाम मे, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , मदम्य, रान्य मभा, 3- 4- 1962 में 2 -4 -1963, 
3 - 4- 1968 से 20 - 1 - 1972 और 15 - 6- 1983 से 14- 6 - 1989, न्यायाधीश , असम आर नागालड उच्च न्यायालय, 
1972 , मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1978 - 80 , भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश , 1980 में 
19831 


स्थायी पता डा . बी . के . काकाती रोड, रेहाबाडी, गुवाहाटी ( असम ) । 


उन्द , श्री गुलाम नवी एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( जम्मू आर कश्मीर ), हाजी मोनाज़ उन्टू के आत्मज, जन्म 
27 मार्च, 1931, विवाह श्रीमती हवला बेगम से , 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 11 - 11 - 1966 से 10 - 11- 1972 1 


स्थायी पता सोपोर, जिला वागमुला ( जम्मू और कश्मीर) । 


उपाध्याय , श्री शिवदत काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) . पडित जीवानन्द उपाध्याय के आत्मज, जन्म 14 मई , 1899 , विवाह 
श्रीमती लीलावती से 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1952 - 67 आर ( 2 ) राज्य सभा, 37 -3 - 1967 
से 2 -4- 1970, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 23- 4- 19841 


उपेन्द्र, श्री पर्वतनेनि : एम० ए० ( अग्रेजी साहित्य ), पत्रकारिता आर लोक प्रशासन म डिप्लोमा, तेलुगु देशम ( आन्ध्र 
प्रदेश ), श्री पी० दशरथरमेया के आत्मज, जन्म 14 जुलाई, 1936, विवाह श्रीमती पी . वसुन्धरा से 3 पुर तथा 
1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा , 10- 4 - 1984 में 9 - 4 -1990 आर 10 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , दिसम्बर , 1989 से नवम्बर, 
1990 तक केन्द्र के सूचना और प्रसारण मत्री तथा मसदीय कार्य मंत्री, महासचिव, तेलुगु देशम , 1983 - 851 


स्थायी पता 


6 - 1 - 121, पदमाराव नगर, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


" वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


उमेर , श्री मोहम्मद काग्रेस (बिहार ) , शाह अशफाक हुसैन के आत्मज , जन्म 1903, विवाह बीवी ममृदा से, 
सदस्य , बिहार विधान परिषद्, 1939 - 51, ससदीय सचिव ओर सभा के नेता, विहार विधान परिषद, 1946 - 51 , 
सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1956 से 2- 4- 1962, दिवगत । श्रद्धाजलि --- 20 - 2- 1978 1 


एजलीना टिगा , श्रीमती झारखड पार्टी ( बिहार ), श्री जनस टिगा की आत्मजा, जन्म 3 अगस्त, 1909, विवाह 
श्री जार्ज टिगा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4 -19541 


स्थायी पता नयाटोली, डाकघर राची (बिहार ) । 


एजाज रसूल , वेगम • काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), नवाब सर जुल्फिकार अली खान की आत्मजा, जन्म 2 अप्रैल, 1909 , 
विवाह नवाब सेयद एजाज रसूल से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान परिषद , 1937 - 52 , 
उपसभापति , उत्तर प्रदेश विधान परिपद, 1937 - 40, विपक्ष की नेता, उत्तर प्रदेश विधान परिषद , 1950 - 52, सदस्य, 
( 1) सविधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2 -4- 1956 1 


स्थायी पता • 1 माल एवेन्यू , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


ओकारनाथ , श्री • एल० कॉम०, हिन्दी ऑनर्स , काग्रेस (दिल्ली ), श्री बशेशर नाथ के आत्मज , जन्म 6 नवम्बर , 
1904 , अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 16- 4-1955 और 24 - 11 -1956 से 2- 4-1960, अध्यक्ष , 
सचिव ओर कोपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवगत । श्रद्धाजलि ----23- 3- 1971 । 


ओझा , श्री घनश्यामभाई • बी० ए०, एलएल० वी० , जनता पार्टी ( गुजरात ) , श्री छोटालाल के आत्मज , जन्म 
25 अक्तूबर, 1911, विवाह श्रीमती रामलक्ष्मी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, सौराष्ट्र विधान सभा, 1948 - 56 , 
मत्री, सोराष्ट्र सरकार, 1950 - 56, सदस्य, (1 ) बबई विधान सभा, 1956 -57 और ( 2) लोक सभा, 1957 - 67 
तथा 1971 - 72, औद्योगिक विकास के केन्द्रीय राज्य मत्री, 1971 -72, सदस्य, गुजरात विधान सभा, 1972 - 74, मुख्य 
मत्रा, गुजरात, 1972 - 73 , सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 - 1978 से 9 - 4 -1984 1 
स्थायी पता 2, चन्द्र दर्शन फ्लैट्स , दिनेश हॉल के निकट, नवरगपुर, अहमदावाद ( गुजरात ) । 


32 


अंबन- वृत्त 


ओबराय , श्री मोहन सिह इण्टरमीडिएट भा . का . द ( उतर प्रदश) , श्री अत्तर मि औगय के आमज जन्म 
15 अगस्त, 1900 , विवार श्रीमती ईशरा देवी में 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदभ्य (1 ) राज्य सभा 3-4- 1002 में 
4-3 - 1968 और 3 - 4- 1972 से 2 -4 - 1978 आर ( 2 ) लोक सभा अप्रल 1968 मे दिसम्बर 10731 


स्थायी पता 


ओबराय ग्रड होटल , क्लक्ना ( पश्चिमी बंगाल ) । 


ओबैदुल्लाह साहिब, श्री वी० एम० : काग्रेस ( तत्कालीन मद्रास वर्तमान तमिलनाडु), श्री मदार बादशा माविक 
आन्मज, जम 2 मई, 1905, विवाह श्रीमती जेबुनिमा वेगम मे, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, मम्म, ( 1) आ कालीन 
समद, 1951-52 आर ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4- 1952 मे 2- 4- 1956 और 3 -4 -1956 में 21 - 2-1955, अनक बों तक 
तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस कमटी के उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष रहे , दिवगत । श्रद्धाजलि - - 24- 2 - 10581 


कपर , श्री एच. एल . • ( नाम-निर्देशित ), सदस्य , राज्य मभा, 3 -1- 1985 मे 14-11- 1985 , भारतीय वायुसेना म 
एअर वाइस मार्शल के पद से मेवानिवृत तथा पो० वी० एम० एम० और ए० वी० एम० एम में सम्मानित । [ अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं है ] 
स्थायी पता डी- 71 , डिफेस कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून ( उनर प्रदेश) । 


कपूर, श्री गिरिराज किशोर " प्रभाकर ", एम. एसी , एम डी ( होम्यो०), स्वर्ण पदक विजता जन सघ ( मध्य 
प्रदेश) , वाचू नवल किशोर कपूर के आत्मज , जन्म 12 सितम्बर, 1913 सदस्य , गज्य मभा, 3- 4 - 1961 में 
29-8 -1965 , अध्यक्ष, जन सब , मध्य प्रदेश, दिवगत । श्रद्धाजलि - 30 -8- 1065 । 


कपूर, श्री जसपत राय एम . ए., एलएल. बी . काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री गुलाब सिंह पर क आत्मज, जना 
1806, विवाह श्रीमती पार्वती देवी से, सदस्य , ( 1 ) मविधान मभा, 1916 -- 50, (2 ) अन्यायी ममद, 1050 - 52 

और ( 3 ) राज्य सभा , 3 - 4 -1952 से 2- 4- 1956 और 3- 4 -1956 से 2 -4 - 1962 , अध्यक्ष , याचिका ममिनि गज्य 
सभा, 1954 -- 57 , बीमा कानून के मध में एक पलक लिखी, दिवगन । श्रद्धाजलि - 24- 4 - 19841 


कपूर, श्री पृथ्वीराज • बी० ए०, ( नाम निर्देशित ) , दीवान वशेशर नाथ कपूर के आत्मन, जन्म 3 नवयर , 1006 , 
विवाह श्रीमती रमा देवी से , 3 पत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य राज्य सभा 3 -4 - 1952 से 2 -4 - 1054 आर 3- 4 -1054 में 
2- 4-1060, कई नाटको के लेखक और निर्माता, दिवगत । श्रद्धाजलि - 30-5 -10721 


कपूर , श्री यशपाल वी० ए० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), भी लाजपत राय कपूर के आमज, जन्म • 5 जुलाई 1920 , 
विवार श्रीमती कलाश रानी से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया सदन्य राज्य ममा, 3 -4 -1972 में 2- 4-19781 
स्थायी पता 970 , कचहरी रोड राय बरेली ( उनर प्रदेश) । 


राज्य सभा 


कबीर, श्री हुमायूँ एम. ए. ( कलकत्ता) , एम० ए० ( ऑक्सफोर्ड ) , डी० एल० एच० ( मानद ) , काग्रेस ( पश्चिमी 
वगाल ), श्री कबीरुद्दीन अहमद के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1906 , विवाह श्रीमती शान्ति कबीर से , 1 पुत्र तथा 
1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) बगाल विधान परिपद, 1937 - 47 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 - 1956 से 2- 3- 1962, भारत 
सरकार के शैक्षिक सलाहकार और सचिव, 1952 -- 56 , केन्द्रीय मत्रिपरिषद् मे मत्री / राज्य मत्री, परिवहन और सचार 
तथा वैज्ञानिक अनुसधान और सास्कृतिक कार्य मत्रालय , 1957 -- 62, बगाली और अग्रेजी की अनेक पुस्तको के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 19 -8 -19691 


कमलनाथन , श्री एम० डी० एम० के० ( तमिलनाडु) , श्री के० एम० राव के आत्मज , जन्म • 10 अप्रैल, 1931, 
विवाह श्रीमती के शकुन्तला से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1962 - 67, मद्रास विधान सभा 
के सभापति पैनल के सदस्य , 1963 -64 , सदस्य. (1 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 2) राज्य सभा, 29 -7- 1971 से 
2-4 -1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978 1 


स्थायी पता . डाकघर अचूर , जिला धर्मपुरी ( तमिलनाडु ) । 


कमलास्वामी , श्री टी० वी० बी० ए० , काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु ), श्री टी० एस० विश्वन्त पिल्लै के आत्मज , 
जन्म 21 जनवरी, 1911 , विवाह श्रीमती टी० के० सरवनै वाडिवू अम्माल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4 -1952 से 2-4 -1954 और 3-4 -1954 से 2- 4-19601 
स्थायी पता : “ ईसाइ आगम " न० 2- सी , भगवन्तम गुप्ता स्ट्रीट , त्यागरायानगर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


करतार सिह, श्री एम०ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( पटियाला और पूर्वी पजाव के राज्य सघ , अव पजाब ), सरदार 
सुन्दर सिह के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1905, विवाह श्रीमती देविन्दर कौर से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4 -1952 से 2- 10 - 1953, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -11 - 1953 1 


करमारकर, श्री डी० पी० • एम०ए० , एलएल० वी०, काग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक ), श्री परशुराम करमारकर के आत्मज, 
जन्म 20 जुलाई, 1902, विवाह श्रीमती शातावाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 
1945 - 47, (2 ) अत कालीन ससद, 1951- 52 और ( 3 ) लोक सभा , 1952 - 57 ओर 1957 - ~ 62, केन्द्रीय 
राज्य मत्री, वाणिज्य, व्यापार तथा स्वास्थ्य विभागो मे मत्री, 1950 - 62, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1962 से 2-4 -1968, 
अध्यक्ष , आवास समिति, राज्य सभा, 1964 - 66, अध्यक्ष , कर्णाटक प्रदेश काग्रेस समिति, 1940, कनड ओर अग्रेजी 
में पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता 


धारवाड ( कर्णाटक ) । 


- 


- 


जीवन - वृत्त 


- 


- 


करयालर , श्री एस . चट्टनाथ एम०ए०, वी०एल०, काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु) , श्री एस. सुब्रह्मण्यम करयालर 
के आत्मज , जन्म 15 अक्तूबर, 1896 , विवाह श्रीमती शानमुगम अम्माल से , 2 पुत्रिया, सदस्य, ट्रावनकोर विधान 
मडल , 1931 - 47, उपाध्यक्ष, द्रावनकोर विधान मडल , 1937 - 47, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1958 
और 3- 4-1958 से 2-4 -1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 - 11 - 1972 1 


करीमुद्दीन , काजी सैयद एम०ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( बम्बई अब महाराष्ट्र) , काजी सैयद नसीरुद्दीन के आत्मज , 
जन्म 19 जुलाई, 1899, विवाह श्रीमती कादिर -उन-निसा बेगम से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) सविधान सभा , 
1947 - 50 , ( 2) मध्य प्रदेश विधान सभा , 1947 - 52 और (3 ) राज्य सभा, 3 -4 -1954 से 2- 4- 1958, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 14- 11- 1977 । 


करुम्बया , श्री कोल्लिमदा सी० काग्रेस ( अजमेर और कुर्ग) , श्री कोल्लिमदा करिआपा के आत्मज, जन्म 
20 अगस्त, 1884 , विवाहित , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) कुर्ग विधान परिषद , 1927 - 30 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3 - 4-1954 से 2- 4 - 1956 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 30 - 3 - 1961 । 


* कलमाडी, श्री सुरेश राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ), डा० के० शामराव के आत्मज , 
जन्म 1 मई, 1944 , विवाह श्रीमती मीरा से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1982 से 2 - 4- 1988 
तथा 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , भारतीय वायु सेना से फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रुप मे सेवानिवृत्त हुए । 


स्थायी पता 


कलमाडी हाउस, 42 / 8, डा. केतकर रोड, एरानदावने, पुणे ( महाराष्ट्र) । 


* कलवला , श्री प्रभाकर राव बी० एससी०, तेलुगु देशम ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री नरहरी राव के आत्मज , जन्म 20 
अगस्त, 1938, विवाह श्रीमती अरुणा देवी से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव -मोठकुर, वाया भोनगिरी, जिला नालगौडा ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


कलानिया , श्री इब्राहिम काग्रेस ( आई) ( गुजरात ) , श्री कासमभाई के आत्मज, जन्म 3 फरवरी, 1928, विवाह 
श्रीमती रहमतबाई से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10 - 4- 1972 से 9 -4 - 1978 और 10- 4 - 1978 से 
9 - 4- 1984, महासचिव / उपाध्यक्ष , गुजरात प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1975 - 81 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 - 7- 19871 


ल्याण चद , श्री काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री मौलाना राम के आत्मज, जन्म 13 अगस्त , 1915, विवाह श्रीमती 
जमुना देवी से, सदस्य, ( 1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1964 -- 70 और ( 2) राज्य सभा, 3-4 -1970 से 
2- 4 - 19761 


स्थायी पता : 33, आई आई बाजार, इलाहावाद छावनी , इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश) 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


कल्याणसुन्दरम , श्री एम० : एस०एस०एल सी० , सी०पी०आई० ( तमिलनाडु) , श्री सी० मीनाक्षीसुन्दरम् के आत्मज, जन्म 
20 अक्तूबर, 1909 , विवाह श्रीमती के लोगम्बल से, सदस्य, ( 1) तमिलनाडु विधान सभा , 1952 - 67, ( 2 ) लोक 
सभा, 1971 - 79 और ( 3) राज्य सभा , 30 - 6 - 1980 से 29 - 6 - 1986 , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 27 - 7 - 1988 | 


कल्याणसुदरम , श्री कांची • द्रमुक ( तमिलनाडु ) , श्री कदिर वेलु के आत्मज, जन्म 26 अगस्त, 1909, विवाह 
श्रीमती वल्लिअम्माल से, सदस्य, राज्य सभा, 23- 9- 1969 से 2- 4-1970 तथा 3-4 -1970 से 2- 4- 1976 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 3-5-19821 


काकती, श्री रॉबिन : मेट्रिक , जनता पार्टी ( असम ), श्री जोगेन्द्र नाथ काकती के आत्मज , जन्म 9 सितम्बर, 1909 , 
अविवाहित, सदस्य, (1 ) असम विधान सभा, 1952 - 57, ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1962 से 2 -4 -1968 और 
10 - 4- 1978 से 9- 4 - 1984 और ( 3 ) लोक सभा, 1971 - 77, महासचिव / अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ 
काग्रेस, असम, 1947 - 52 तथा 1960 - 65 , महासचिव , असम प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1954 - 59 ओर 
1968 - 71 , कुछ सामाजिक उपन्यासो के लेखक । 


स्थायी पत. : अम्बारी, गुवाहाटी ( असम ) । 


काकोडकर , श्री पुरुषोत्तम : शास्त्री , ( नाम-निर्देशित ) काग्रेस ( आई ) , श्री केशव विश्वनाथ काकोडकर के आत्मज, 
जन्म 18 मई, 1913, विवाह श्रीमती कमला से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1971 ---- 77 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3 - 1 - 1985 से 2 -1 - 1991, अध्यक्ष, गोवा , दमण और दीव प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1963 -~- 72 ओर 
1978 - 801 


स्थायी पता • 12, मगनलाल सदन , स्वामी विवेकानद रोड , पजिम ( गोवा) । 


काकिल्या , श्री बी० वी० बी० ए०, माम्यवादी दल ( तत्कालीन मद्राम वर्तमान तमिलनाडु ) , श्री बेविंजे विष्णु काकिल्या 
के आत्मज , जन्म १ अप्रैल , 1919, अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2 -4- 1954 1 
स्थायी पता • साम्यवादी दल कार्यालय , मैदान रोड , मगलौर (कर्णाटक ) । 


काठज, श्री पी० एन० : एम . एससी०, काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री विशेश्वर नाथ काठजू के आत्मज, जन्म 26 अगस्त , 
1901, विवाह श्रीमती स्वरुप से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य मभा , 3-4 - 1962 से 2- 4- 1968, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 21 -2 - 19911 


36 


जीवन- वृत्त 


को डा० पी० वी० • एम० ए० ( अग्रेजी और सस्कृत ) , एलएल० एम०, डी . लिट् , (नाम -निर्देशित ) , श्री वामन 
बापजी काणे क आत्मज, जन्म 7 मई, 1880, विवाह श्रीमती गगा से , 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
16- 11-1953 से 2- 4-1958 और 3-4 -1958 से 11- 9- 1959, भारत रत्न से सम्मानित, 1963, हिस्ट्री ऑफ 
धर्मशास्त्र ( 4 खण्ड ) तथा अन्य पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - - 8 - 5 -19721 


कादरशाह , श्री एम. वी० ए०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( II ) ( तमिलनाडु) , श्री के मोहम्मद के आत्मज , जन्म 6 
अक्तुबर, 1935 , विवाह श्रीमती लैला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4-1974 से 2-4- 1980 और 
25- 7-1983 से 24-7 -19891 
स्थायी पता 53, वी० एम० आर० पट्टी, डिण्डीगुल ( तमिलनाडु ) । 


कामता सिंह, श्री : वी० ए०, स्वतत्र पार्टी (बिहार ) , श्री सइदेव सिह के आत्मज, जन्म 1916 , विवाह श्रीमती इन्दुमति 
देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1958 से 2- 4- 19641 
स्थायी पता : गाव और डाकघर परसाबाद, जिला हजारीबाग (बिहार ) । 


कामेश्वर सिंह , श्री : (बिहार ) , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1974 से 2- 4 - 19801 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है ।] 
स्थायी पता . शकरपुरा , डाकघर शकरपुरा , बेगूसराय , मुगेर (बिहार ) । 


कामेश्वर सिंह, श्री के० सी० आई० ई० , डी० लिट् , एलएल० डी०, निर्दलीय (विहार), महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिह 
के आत्मज, जन्म 28 नवम्बर, 1907 , विवाहित , सदस्य, (1 ) काउसिल आफ स्टेट्स , 1933 - 46 , (2 ) सविधान 
सभा , 1947 - 50, ( 3 ) अस्थायी ससद , 1950 - 51 और ( 4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4 -1958 और 
3-4-1960 से 1- 10 -1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 8- 11- 1962 1 


काम्बले, प्रो० नरेन्द्र मारुतराव : बो० एससी , एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ), श्री काम्बले मारुतराव 
सिद्धेश्वर के आत्मज, जन्म 24 अक्तूबर, 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमति नरेन्द्र काम्बले से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , 
महाराष्ट्र विधान परिपद, 1982 - 84, मन्त्री, महाराष्ट्र सरकार, जुलाई, 1982 से अगस्त, 1983, सदस्य, राज्य सभा , 
5- 4-1974 से 2- 4- 1980, 4- 8 -1980 से 2- 4- 1982 और 3 -4 -1984 से 9 -8 -1988 , अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान 
सवधा समिति , राज्य सभा, 1986 -87, अध्यक्ष / महासचिव , वम्बई प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया , अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1983 - 85, इनफेरियर विलेज सर्वेन्टस् नामक पुस्तक के लेखक । 


स्थायी पता . सी - 4, आजादनगर, वडाला, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


राज्य सभा - - 


कार , श्री गुलाम रसूल . (नाम-निर्देशित ) काग्रेस ( आई) , श्री ख० हबीबुल्ला कार के आत्मज, जन्म 19 जून , 
1921, विवाह श्रीमती हाबला कार से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) जम्मू और कश्मीर विधान सभा , 1951 और 
( 2 ) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1957 , मत्री , जम्मू और कश्मीर सरकार, 1965-~~- 71 और 1972 - 75 , सदस्य , 
राज्य सभा , 9- 5- 1984 से 28 -12 - 1987 , वरिष्ठ उपाध्यक्ष , जम्मू और कश्मीर प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) । 
स्थायी पता . टाऊन हाल , सोपोर , जिला बारामूला ( जम्मू और कश्मीर ) । 


* कार, श्री नारायण : बी० एससी०, सी० पी० आई० ( एम ) (त्रिपुरा) , श्री अटल बिहारी कार के आत्मज, जन्म 1 । 
अप्रैल , 1949, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव और डाकघर देहदारु, दक्षिणी त्रिपुरा (त्रिपुरा ) । 


* कालदाते , डा . बापू डी० ए० एस० एफ० ( बबई ) , जनता दल ( महाराष्ट्र), श्री राम राव के आत्मज, जन्म 1 
दिसम्बर, 1929, विवाह श्रीमती ( डा .) सुधा कालदाते से, 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) महाराष्ट्र विधान सभा, 1967 - 72 

और ( 2 ) लोक सभा, 1977 - 79 , अध्यक्ष, लोक सभा की लोक उपक्रम समिति, 1979 , सदस्य, राज्य सभा, 
3 - 4- 1984 से 2- 4 -1990 तथा 3 -4 - 1990 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1986 - 88 , अध्यक्ष , ( 1 ) राज्य 
सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सवधी समिति , 1988 -~- 90 और ( 2 ) आवास समिति, राज्य सभा, 1990 -91 , 
प्रेजीडेन्ट , ( 1) सयुक्त समाजवादी दल , महाराष्ट्र और (2 ) समाजवादी दल , महाराष्ट्र , 1967 - 71 , महासचिव, जनता 
पार्टी, 1980 - 861 
स्थायी पता 6, सनमित्रा कालोनी, औरगाबाद (महाराष्ट्र ) । 


* कालिता , श्री भुवनेश्वर एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( असम ), श्री कृष्ण कात कालिता के आत्मज , 
जन्म 1 अप्रैल, 1951, विवाह श्रीमती रवित्तिका कालिता से , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1984 से 9-4- 1990 
तथा 10- 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त , सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ( आई ) । 


स्थायी पता 


ग्राम पुबसितारा , डाकघर रागिया, जिला कामरूप ( असम ) । 


कालेलकर , श्री काकासाहेब बी० ए०, (नाम -निर्देशित ) , श्री बालकृष्ण जीवाजी के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 
1885, विवाह श्रीमती लक्ष्मीबाई से , 2 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4- 1958 और 3-4 -1958 से 
2 -4 -1964, भारत सरकार के पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, 1953 - 55, गुजराती, हिन्दी तथा अग्रेजी की अनेक 
पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 8- 1981 । 


कासलीवाल, श्री नेमि चन्द्र : एम० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( राजस्थान), श्री एम० प्यारेलाल कासलीवाल के 
आत्मज , जन्म 23 मार्च, 1909, विवाह श्रीमती तारा देवी से, सदस्य, (1 ) जयपुर विधान परिषद्, 1946 - 49 , ( 2 ) 
लोक सभा, 1952 - 61 और ( 3) राज्य सभा, 7-4- 1962 से 2-4 -1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24-4 -1978 | 


* वर्तमान सदस्य । 


38 


गंवन - वृत्त 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


कामिम , मैयद मीर : म पलल. य . नाग ( म्म अर कामार) , श्री मीर मोहम्मद शाह के आमज, 
जम • 16 जनवरी, 1919, विद्यार श्रीमती मरिचम बंगम में, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया मदन्य ( 1) जम्मू और करनार 
सविधान सभा और ( 2 ) जम्मू और करमार विधान सभा , 1957 -~~- 75, राजन्य मत्री के मुख्य समदीय मधिव , 
1953 - 57, मत्री, 1961 - 63 और मुख्य मनी 1972 - 75 . जम्मू और कश्मीर सरकार सदस्य, राज्य सभा , 
29 - 7 -1975 में 10 - 11- 1978 पेन्द्र में गिना विभाग के तधा नार्गाग्क पति और महकारिता मंत्री, 1970- 771 
स्थायी पना बरजल्ला, श्रीनगर ( arg और कश्मीर) । 


कामिम , श्री मुस्तफा नि एम . ए . भा . मा० दल ( मा .) ( पधिमी वगाल ) , श्री माहम्मद कामिम के आमज , 
जम 6 मई , 1941 ; विवार श्रीमती नृरजा मुम्नफा मे, 1 पुत्र नथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) पधिमी वगाल विधान सभा , 
1977 - 82 और ( 2) राज्य मभा, 3- 4- 1984 से 2-4- 1990, उपसभाध्यक्ष, गन्य सभा, 1987- 88 । 
स्थायी पता ग्राम और डारघर - नालपुर जिला - उत्तरी. 24 परगना ( पधिमी वगाल ) । 


किदवई, श्रीमती अनीस काग्रेस ( उतर प्रदेश), श्री विलायत अली किदवई " वम्वृ " की आत्मजा, जन्म 1906 , 
विवाह श्री शफी अहमद किदवई से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 -1956 में 2-4- 1962 और 
3 - 4- 1962 से 2- 4 -1968, दिवगत । अताजलि - 19 -7 - 19821 


किदवई , डा . मोहम्मद हाशिम ची० ए० ( आनर्म ) , एम० ए० ( राजनीति शाम्य ) , पीएच . डी , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर 
प्रश) , श्री एम. अब्दुल मजीद के आगज , जप 31 मार्च, 1921, विवाह श्रीमती जुहरा खातून से, 2 पुन तथा 
3 पुत्रिया, गदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1984 से 2-4- 1090 , उर्दू और अंग्रेजी में अनेक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता : एच आई० जी० नम्बर 1, ए. डी. ए. फ्लेदम, सर सयद नगर, अलीगढ ( उत्तर प्रदेश ) । 


किदवई, बेगम सद्दिका . काग्रेस (दिल्ली ), श्री अनवर- उर्रहमान किदवई की आत्मजा, जन्म 25 मार्च, 1914 , 
विवार श्री शफीक - उर्रहमान किदवई से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य मभा, 24- 11 -1956 से 2 -4- 1958 और 
3 -:- 1959 से 3 -6 -1958, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18- 8 -19581 


*किरुद्दिनन , श्री पशुमपोन त . एम . ए० ( अर्थशाम्ब ) , द . मु. ० ( तमिलनाडु ) , श्री थडवनम् के आत्मज, 
सम 18 मई, 1037. विवाह श्रीमती पदमा किट्टिनन से, 1 पुर और 1 पुत्री , सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1967 - 76 

और ( 2) गज्य सभा, 15 -3 - 1930 से 2- 4 -1990 और 3- 4- 1990 से अधपर्वत । 
स्थायी पता : फोनबुधग नेडल , मवाग्यिार- पट्टनम डाकरा . वाया राजागविरम , पशुमपान तवर, जिला निम्मगान 
( तमिलनाडु ) । 


•कमान मदन्या 


39 


राज्य सभा 


किशन चन्द , श्री . एम० ए० ( कैटेबरी) , प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री राय रतन चन्द के आत्मज , जन्म 
26 फरवरी, 1899, विवाह श्रीमती राम दुलारी देवी से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 
2 -4 -19581 
स्थायी पता ए / 10 / 161 , हैदरगुडा, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


किशोरी राम , श्री विशारद , काग्रेस (बिहार) , श्री मोदी राम के आत्मज , जन्म 11 जनवरी, 1921 , विवाह श्रीमती 
सूरजमणि देवी से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1956 और 3- 4- 1956 से 2-4 -1962 । 
स्थायी पता • बागेश्वरी रोड , डाकघर और जिला गया (बिहार) । 


कि 


कुजरू , डा . हृदय नाथ . एलएल० डी० ( इलाहाबाद ), डी० लिट् ( अलीगढ ) , डी० एल० ( व० हि० वि० ) 
( सम्मानार्थ), बी० ए०, बी० एससी०, निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ), पण्डित अजुध्या नाथ के आत्मज, जन्म 1 अक्तूबर, 
1887, सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1921 - 23, ( 2) केन्द्रीय विधान सभा, 1927 - 30 और (3 ) राज्य 
सभा, 3 - 4- 1952 से 2 -4 - 1956 और 3- 4- 1956 से 2-4 - 1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 4- 1978 । 


* कुजाचेन , श्री पी० के० : भा० सा० द० (मार्क्सवादी ) ( केरल ) , श्री कुजिरा के आत्मज, जन्म 28 अक्तूबर , 1925 , 
विवाह श्रीमती वी० के० भासुरा देवी से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा, 1954 - 69 और ( 2 ) 
राज्य सभा , 22- 4 -1973 से 21 - 4- 1979 और 22- 8 - 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता पीस डेन , थिट्टामेल , चेंगनूर ( केरल) । 


* कुत्तिरवट्टम , श्री थामस बी० काम०, केरल काग्रेस ( केरल ) , श्री थामस वर्गीज के आत्मज , जन्म 1 जून , 
1945, विवाह श्रीमती लिजी थामस से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22- 4-1985 से अद्यपर्यन्त , 
महासचिव, केरल काग्रेस , 1976, अध्यक्ष, केरल काग्रेस , 1987 । 
स्थायी पता कुत्तिरवस्थू हाउस, कालीसेरी, डाकघर चेगन्नूर ( केरल ) । 


कुन्हम्बू, श्री ए० वी० • साम्यवादी दल ( केरल ), श्री रमन नायर के आत्मज , जन्म अप्रैल, 1907, विवाह श्रीमती के० 
देवायनी से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 29 -4- 1957 से 2-4 -1958, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 11 -6- 19801 


- 


- 


* वर्तमान सदस्य । 
40 


जीवन - वृत्त 


कुमारन , श्री एस० . भा० सा० द० ( केरल ) , श्री किट्टाचन के आत्मज , जन्म 25 फरवरी, 1923, विवाह श्रीमती 
सान्ताम्बिका देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) केरल विधान सभा , 1960 - 64 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4- 1970 से 2- 4- 1976 तथा 3- 4 -1976 से 2- 4 -1982 । 
स्थायी पता . सन्तोषम, फोर्ट , त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


कुमारन , श्री पी० के० • साम्यवादी दल ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री पी० के० गोपालन के आत्मज , जन्म 12 जून , 1921 , 
अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1962 से 2-4- 1968 1 
स्थायी पता • कट्टर हाउस , पुत्रोल, डाकघर तेल्लिचेरी ( केरल ) । 


कुमारप्पा, डा . जगदीसन मोहनदास बी० ए० ( ओहियो) , एम० ए० ( हरवर्ड ), एस० टी० बी० ( बोस्टन ), एम० ए० , 
पीएच० डी० ( कोलम्बिया) , ( नाम -निर्देशित) , श्री एस० डी० कॉर्नेलिअस के आत्मज , जन्म 16 अप्रैल , 1886, विवाह 
श्रीमती रत्नम अप्पासामी से, 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1954, कुछ पुस्तको के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 - 11 - 1957 1 


कुम्भारे, श्री एन० एच० , वी० ए०, एलएल० बी० , रिपब्लिकन पार्टी ( महाराष्ट्र ), श्री हरिभाऊ कुम्भारे के आत्मज, जन्म 
23 मार्च, 1923 , विवाह श्रीमती नालिनी से , 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1972 से 2-4 -1978, महासचिव, 
रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया , दिवगत । श्रद्धाजलि - 15 -10 - 1982 । 


कुरियन , डा . के . मैथ्यू एम० ए०, पीएच. डी०, भा० सा . द० (मार्क्सवादी) ( करल ) , श्री के. जे. कुरियन के 
आत्मज, जन्म 30 मई, 1931 , विवाह श्रीमती मौली मैथ्यू से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1970 
से 2- 4 - 1976, मलयालम में पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 - 11 - 1987 1 


कुरील, श्री प्यारे लाल उर्फ प्यारे लाल तालिय उन्नावी एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , 
सूबेदार मेजर, आनरेरी कैएन मनवा राम ( सी आई एस ओ ) के आत्मज , जन्म 27 दिसम्बर, 1916, विवाह श्रीमती 
कृष्ण कुमारी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1942 - 46, ( 2) लोक सभा , 
1952 - 57, ( 3 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1967 और ( 4 ) राज्य सभा , 3- 4 - 1960 से 2 -4 -1966, 3 - 4- 1974 
से 2- 4- 1980 और 5 - 7 -1980 से 27 -12 - 1984 , उर्दू और अग्रेजी में पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 1 - 19851 


राज्य सभा - - 


कुरूप , श्री जी . सकरा • पण्डित परीक्षा ( कोचीन ), मद्रास विश्वविद्यालय की विद्वान परीक्षा उत्तीर्ण की , ( नाम 
निर्देशित ) , श्री एन० सकरा वारियार के आत्मज , जन्म 3 जून , 1901, विवाह श्रीमती पी० सुभद्रा अम्मा से , 1 पुत्र और 
1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 2 -4- 1968 से 2- 4- 1972, ( 1 ) साहित्य अकादमी पुरस्कार , 1963, (2 ) भारतीय ज्ञानपीठ 
पुरस्कार, 1965, (3 ) सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार , 1967 और ( 4 ) पद्म भूषण, 1968 से सम्मानित, मलयालम मे 
अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -2 -19781 


कुरैशी, श्री मोहम्मद शफी एम० ए० , एलएल० बी० , काग्रेस ( जम्मू और कश्मीर), हाजी मोहम्मद अमीन कुरैशी के 
आत्मज, जन्म 24 नवम्बर, 1929 , विवाह श्रीमती फातिमा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 1-5- 1965 
से 23- 1- 1967 , केन्द्रीय वाणिज्य मत्रालय मे उप मत्री । 


स्थायी पता . वादशाह चौक , श्रीनगर ( जम्मू और कश्मीर) । 


कुर्रे, श्री दयालदास : एम० ए०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री मिट्ठा राम कुर्रे के आत्मज , जन्म 15 सितम्बर, 1923 , 
विवाह श्रीमती प्रीत कुमारी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1958 से 2-4- 1964 और 3- 4- 1964 से 
2- 4- 1970 
स्थायी पता • ग्राम छिरौठी, डाकघर बैगाक्पा, तहसील मुगेली, जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश) । 


* कुलकर्णी, श्री अरविन्द गणेश : बी० एससी० (रसायन शास्त्र ), काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री गणेश के आत्मज , 
जन्म 1 मार्च, 1917, विवाह श्रीमती मालती ए० कुलकर्णी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 19 -4- 1967 से 
2- 4 -1970 , 3 -4 - 1970 से 2- 4- 1976 , 3- 4 -1978 से 2 - 4- 1984 और 5 -7 -1986 से अद्यपर्यन्त , उप - सभाध्यक्ष , 
राज्य सभा , 1978 - 82 1 
स्थायी पता . 41, शिवाजी नगर , सागली (महाराष्ट्र ) । 


कुलकर्णी, श्री गजानन रामराव . वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र), श्री गमराव यशवत कुलकर्णी के 
आत्मज, जन्म 22 जून , 1905, विवाह श्रीमती सुशीला कुलकर्णी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा , 
3- 4 -1956 से 2- 4- 1962, महासचिव, विदर्भ प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1941 - 531 
स्थायी पता " जीवन छाया ", राइफल रेंज , अकोला ( महाराष्ट्र ) । 


कुलकर्णी, श्री बिदेश तुकाराम • बी० ए० , काग्रेस ( महाराष्ट्र), श्री तुकाराम के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1909, 
विवाह श्रीमती शान्तावाई से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बम्बई विधान परिषद्, 1949 - 56 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 5- 7- 1962 से 2-4 -1968 और 3 -4 -1968 से 2- 4- 1974, दिवगत ! श्रद्धाजलि -~- 28 -11- 1988 | 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


जीवन - वृत्त 


कुलकर्णी, श्रीमती सुमित्रा जी० एम० ए० , एलएल० वी० , काग्रेस ( गुजरात ), श्री रामदास मोहनदास गाधी की 
आत्मजा, जन्म 5 अक्तूबर, 1929, विवाह श्री गजानन रघुनाथ कुलकर्णी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 
10 - 4 - 1972 से 9 - 4 - 1978 1 


स्थायी पता 


11 , स्टर्लिंग पार्क , अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


कुशनूर, श्री वीरशेट्टी मोगलप्या विधि स्नातक , काग्रेस ( आई) ( कर्णाटक ), श्री मोगलप्पा के आत्मज, जन्म 
1 अप्रैल , 1927, विवाह श्रीमती रत्नाबाई कुशनूर से , 2 पुत्र ओर 2 पुत्रिया, सदस्य , कर्णाटक विधान मण्डल , मत्री , 
कर्णाटक सरकार, 1978, सहकारिता मत्री, 1979-80, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1982 से 2-4- 1988 । 
स्थायी पता सी० आर० एस० रोड, बीदर (कर्णाटक ) । 


कुशवाहा, श्री राम नरेश बी० ए० ( साहित्य रत्न ) , लोकदल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री बेनीमाधव कुशवाहा के आत्मज , 
जन्म 30 अप्रैल , 1929, विवाह श्रीमती समरजी से , 1 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1977 - 79 
और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1982 से 2- 4- 1988, अध्यक्ष, लोक दल , उत्तर प्रदेश, महासचिव , सयुक्त समाजवादी दल 
और समाजवादी दल, उत्तर प्रदेश , 1967 -~- 72, सचिव, लोक दल , उत्तर प्रदेश, 1980 , हिन्दी पुस्तको के लेखक ! 
स्थायी पता ग्राम और डाकघर लार, जिला देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) । 


कृपलानी, श्री कृष्णा बी० ए०, बार - एट - लॉ , (नाम-निर्देशित ) , श्री रामचन्द बी० कृपलानी के आत्मज, जन्म 
29 सितम्बर, 1907, विवाह श्रीमती नन्दिता से, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1974 से 2- 4- 1980, टैगोर, गाधीजी तथा 
भारतीय साहित्य पर अनेको पुस्तको के लेखक, पद्मभूषण से सम्मानित । 
स्थायी पता "मलन्या ", शान्ति निकेतन ( पश्चिमी वगाल ) । 


कृष्ण कान्त , श्री एम . एससी० ( टेक० ) , निर्दलीय ( हरियाणा ) , लाला अचिन्त राम के आत्मज , जन्म 28 फरवरी , 
1927 , विवाह श्रीमती सुमन से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 29 -11 - 1966 से 2- 4 -1972 और 
10 -4- 1972 से 20 -3 -1977, अध्यक्ष, (1) जल- प्रदूषण निवारण विधेयक सबधी सयुक्त समिति ओर (2 ) रेलवे 
आरक्षण और बुकिंग सवधी समिति । 
स्थायी पता 1245, बाजार खजाचियान , हिसार ( हरियाणा) । 


कृष्ण चन्द्र, श्री वी० एससो , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), लाला श्रीराम के आत्मज , जन्म मार्च, 1895, विवाह श्रीमती 
शान्ति देवी से, 1 पुत्र ओर 3 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 - 52, ( 2 ) लोक सभा , 
1952 - 62 और (3 ) राज्य सभा, 19 -4 - 1962 से 2-4-1964 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 8-5 - 1969 । 


43 


राज्य सभा 


। 


कृष्णन, श्री ई० आर० • ए० आई० ए० डी० एम० के० (तमिलनाडु ), श्री ई० राजगोपाल के आत्मज , जन्म 21 अप्रैल , 
1922, विवाह श्रीमती मरम्वती से , 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , ( 1) तमिलनाडु विधान सभा, 1967 - 71 , ( 2 ) लोक 
मभा, 1971 - ~- 77 और ( 3 ) राज्य सभा , 18 -7 -1977 से 2 -4 -19801 


स्थायी पता : 25 , अन्ना नगर , सेलम ( तमिलनाडु ) । 


कृष्णन, श्री एन० के० : एम० ए० , भारतीय साम्यवादी दल ( केरल ) , श्री एम . डी० नारायण अय्यर के आत्मज, जन्म 
12 अप्रैल , 1913, विवाह श्रीमती पार्वती कृष्णन से , 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 10 -11 -1970 से 2- 4 -19741 
स्थायी पता . हाऊस न० 428-ए, कूरकचेरी, नेडुपुझा, त्रिचुर ( केरल) । 


* कृष्णन , श्री जी० वाई० वी० ए०, बी० एल०, भारत- विद्या और समाज कल्याण म डिप्लोमा, काग्रेस ( आई ) 
(कर्णाटक ), श्री जी० एच० नारायणय्या के आत्मज, जन्म 4 अक्तूबर , 1929 , विवाह श्रीमती लक्ष्मी सरोज कृष्णन मे 
3 पुत्र ओर 6 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1967 - 84 ; अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड , 1988 -89 , सदस्य, राज्य सभा, 
10 - 4 - 1990 मे अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . ( 1 ) कोलार, कर्णाटक ओर ( 2 ) 26, 13वा क्रास, 6ठा कवि रोड , विजय नगर, वगलौर (कर्णाटक ) । 


कृष्णन, श्री य० आर० . वी० ए०, वी० एल०, ए० आई० ए० डी० एम० के० ( तमिलनाडु ), श्री वी० रयप्पा गुडर के 
आत्मज , जन्म 1 अप्रैल, 1944, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा , 25-7- 1977 से 24-7- 1983 1 
स्थायी पता • उरूमडमपलयम , ज्ञानमविकई मिल्स, डाकघर कोयम्बटर ( तमिलनाडु ) । 


कृष्णमाचारी , श्री वी० टी० • वी० ए० , बी० एल०, ( नाम -निर्देशित ), श्री वेंगल थिम्वेकटाचारियर के आत्मज, जन्म 
8 फरवरी, 1881 , विवाह श्रीमती रगम्मल से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 9- 6- 1961 मे 13 -2- 1964 , 
दिवान , बडौदा राज्य , 1927 -~ 44 , प्रधान मत्री, पूर्व जयपुर राज्य, 1946- ~~ 49, अध्यक्ष, (1 ) मत्रियो की ममिति , 
चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस , 1941 -~- 44 , ( 2 ) भारतीय राज्य वित्तीय जाच ममिति , 1948- 49 और ( 3) भारतीय राजकोपी 
आयोग, 1949 , उपाध्यक्ष, सविधान सभा, 1947 - 50 , उपाध्यक्ष , योजना आयोग, 1953 - 60, कुछ पुम्नको के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 14 -2- 19641 


कृष्ण मोहन, श्री वी० बी० कॉम० , वी० एल० , काग्रेम ( आई) ( आध्र प्रदेश ), श्री वी० एन० शाम्बी के आत्मज , 
जन्म 30 अक्तूबर, 1936 , विवाह श्रीमती मरम्वती मे, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , मदम्य, ( 1 ) आध्र प्रदेश विधान परिषद , 
1972 - 74 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4-1980 से 2-4 -1986 1 
स्थायी पता • आमलापुरम ( आध्र प्रदेश) । 


" वर्तमान सदस्य । 
44 


जीवन- वृत्त 


कृष्णा, श्री एम. आर० काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश), श्री वी० एम० रगास्वामी के आत्मज, जन्म 1924 , विवाह 
श्रीमती सरस्वती बाई से , 1 पुत्र ओर 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा , 1952 - 57 , 1957 - 62, 1962 -~- 67 ओर 
1967 -~~-70, रक्षा, औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार विभागों के केन्द्रीय उपमत्री , 1967 - 71, सदस्य, राज्य 
सभा , 19 - 7- 1972 से 2 - 4 -1976 आर 3 - 4- 1976 से 2- 4- 1982 । 


स्थायी पता 


गाधी स्मारक स्कूल के निकट अलवल ( बोलारम ) , सिकन्दराबाद ( आध्र प्रदेश ) । 


कृष्णा कुमारी , श्रीमती काग्रेस ( मध्य प्रदेश), ठाकुर रविकरण सिहा की आत्मजा, जन्म 6 मार्च, 1908, विवाह 
श्री यादवेन्द्र सिंह स , 2 पुत्र ओर 1 पुत्री , सदस्य, गज्य सभा, 3- 4- 1954 से 2 -4 -1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 8- 8- 1962 । 


कृष्णास्वामी, श्री के . ए० एम० ए० ( अर्थशास्त्र ), बी० एल० , अन्ना द्रमुक ( तमिलनाडु ), श्री अरुणाचलम के आत्मज , 
जन्म 24 मार्च, 1932, विवाह श्रीमती एस० एम० पनितावती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1972 
से 2 - 4 -19781 
स्थायी पता तेनागम , 143 , लायड्स गेड, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


* केनिया , कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी वी० ए०. एलएल० बी०, एलएल० एम०, डी० बी० एम०, शिव सेना ( महाराष्ट्र) , 
श्री प्रेमजी मृलजी कनिया की आत्मजा, जन्म 13 जनवरी, 1951 , अविवाहित , सदस्य , महाराष्ट्र विधान सभा, अध्यक्ष , 
अधीनस्थ विधान सवधी समिति , महाराष्ट्र विधान सभा, 1985- 86 , महाराष्ट्र सरकार मे राज्य मत्री रही , 1986 -~- 88 , 
सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • बी -14 , आसियन गाल्ड सोसाइटी , ट्विन टावर्स लेन, प्रभादेवी, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


कम्पाराज, श्री बी० टी० बी० ए०. वी० एल० काग्रम ( मेसृर अब कर्णाटक ), श्री थमेय्या के आत्मज , जन्म 
3 मार्च 1921 विवाह श्रामती रगम्मा से 5 पुत्र आर 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) मेसर विधान सभा, 1952- --57 और 
( 2 ) राज्य सभा 3- 4- 1968 स 2- 4- 1974 दिवगत । श्रद्धाजलि -- 22 - 2- 1983 ! 


केशवानन्द , स्वामी काग्रेस ( राजस्थान) , स्वामी खमालदास क आत्मज, जन्म 1883, अविवाहित, सदस्य, राज्य 
सभा 3 -4- 1452 से 2-4 -1958 ओर 3 -4 -1958 स 2- 4- 1964 राजस्थान पर हिन्दी मे एक पुस्तक के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 - 11- 1972 1 


* वतमान सदस्य । 


राज्य सभा 


* केसरी , श्री सीताराम काग्रेस ( आई ) (विहार ), श्री बलकान शाह के आत्मज, जन्म नवम्बर , 1919, विवाह 
श्रीमती केशर देवी से, 1 पुत्र ओर 2 पुत्रिया , सदस्य. ( 1 ) लोक सभा 1967 - 71 ओर ( 2 ) राज्य सभा, 2 -7 -1971 
से 2- 4-1974 3-4 -1974 स 2-4 -1980, 7-7 -1980 से 6 -7 -1986 आर 3-4 - 1988 से अद्यपर्वन्त , ससदीय कार्य 
ओर नोवहन तथा परिवहन मत्रालय में केन्द्रीय राज्य मत्री, 1980 - 83 ओर 1985 -86, विहार प्रदेश काग्रेस समिति के 
आयोजक सचिव / अध्यक्ष, 1964 - 67 और 1973 - 771 
स्थायी पता दीनापुर कण्ट , पटना (बिहार ) । 


कमल , श्री अरविन्दक्षण ( केरल ) , मदस्य , राज्य सभा, 17-4 -1967 से 2-4 -1968 1 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं 


स्थायी पता कचहरी डाकघर, त्रिचूर जिला ( केरल ) । 


* केलाशपति , श्रीमती • इटरमीडिएट , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री छन्त्री दास चौधरी की आत्मजा, जन्म 19 
दिसबर, 1943 , विवाह श्री राम दुलारे से, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1974 - 77, ( 2) लोक सभा , 
1980 - 84 आर ( 3 ) राज्य सभा , 28 - 1- 1985 से 2- 4- 1988 तथा 3 -4 -1988 से अद्यपर्यन्त , महासचिव, उत्तर 
प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1985 - 88 , सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी । 
स्थायी पता • रानीगज, केलाश भवन, सुभाष मार्ग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* कोटैया , श्री प्रागदा एस० एस० एल० मी०, काग्रेस ( आई ) ( आध्र प्रदेश) , श्री वीरभद्रेदु प्रागदा के आत्मज , जन्म 
26 जुलाई, 1915, विवाह श्रीमती इन्दिरा देवी से, 1 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) मद्रास राज्य विधान सभा, 1952 , 
( 2 ) आध्र राज्य विधान सभा 1955, (3 ) आध्र प्रदेश विधान परिपद् 1974 - 80 और ( 4 ) राज्य सभा , 
10 -4 - 1990 स अद्यपर्यन्त , हथकरघा उद्योग की समस्याओ पर पुस्तको क लेखक । 


स्थायी पता . निडुब्रोल (डाकघर) , गुटर जिला ( आध्र प्रदेश ) । 


कोठारी, प्रो० शान्ति लाल एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ) ( कलिफोर्निया) , एम० एससी० ( अर्थशास्त्र ) ( लन्दन ) , 
काग्रेस ( राजस्थान) , श्री टेकचन्द कोठारी क आत्मज, जन्म 3 अक्तूबर, 1924, विवाह श्रीमती विमला टी० सिधी से , 
1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1964 से 2-4 -1970 , विदेश - नीति सवधी अनेक अनुसधान पत्रो ओर 
पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता 


शान्ति कुज , 56, आनन्द रोड, मलाड, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


कोया , श्री पलत कुन्ही काग्रेस ( केरल ), श्री मोहम्मद कोया के आत्मज , जन्म 12 अगस्त, 1911, विवाह श्रीमती 
जनाबाई से, 2 पुत्र ओर 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1962 से 2- 4-1968 । दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 23 -7 -1973 1 


* वर्तमान मदस्य । 
46 


जीवन -वृत 


* काया , श्री वी . वी . अब्दुल्ला मुस्लिम लीग ( करन ) हाजी एम . वो अयकर के आन्मज, जन्म 20 दिसम्बर 
1414, विवाह श्रीमती के कुन्ताचुम्मा में 4 पुत्र आर 1 पुत्री, मदम्य गज्य सभा 15 - 4- 1967 म 14- 4 - 1973 . 
3 -4 -1974 मे 2- 4- 1980, 3- 4 -1980 मे 2- 4- 1986 आर 3- 4 -1986 में अधपयन्त । 
स्थायी पता 11/ 129, करियादान विला, कनवट रोड , कालीक्ट (कल) । 


* कोरे, श्री प्रभाकर बी० बी० कॉमः, काग्रस ( आई ) ( कर्णाटक ) , श्री वसव प्रभु क आमज, जन्म 1 अगम्न , 
1947, विवाह श्रीमती आशा मे, 1 पुत्र आर 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य मभा, 10-4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता शारदा निवास , 142 , मगलवारपेट तिलकवाडी, बलगाव ( कर्णाटक ) । 


कोल्लर, श्री एम . एल . . काग्रेस ( आई ) ( क्र्णाटक ) , श्री लिगप्पा काल्लुर क आत्मज , विवाह श्रीमती शकरम्मा स 
2 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) हेदरावाद असेम्बली, 1952 ( 2) मगर अपम्बली, 1957 और (3 ) राज्य सभा , 
3 -4 - 1968 से 2 - 4- 1974 , 3 - 4 -1974 मे 2- 4 - 1980 आर 10 - 4 - 1984 स 9- 4 -1990, अध्यक्ष, हदराबाद प्रदरा 
काग्रेस कमटी, 1954. उपाध्यक्ष, मसूर प्रदश कांग्रेस कमेटी । 


स्थायी पता 


यादगिरि जिला गुलवर्गा ( कर्णाटक ) । 


कोल, श्री एम० एन० एम० ए० ( केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ), यार - एट- लां, रॉयल इकोनोमिम्स सोसाइटी क फला, 
( नाम-निर्देशित) , श्री मनमोहन नाथ काल के आत्मज, जन्म 16 सितम्बर, 1901, विवार श्रीमती सुखराज काल से , 
मचिव , ( 1) विधान सभा, 1947 -- 50, ( 2 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52 ओर ( 3 ) लाक सभा , 
1952 - 64 , सदस्य, राज्य सभा, 30 - 3 - 1966 से 2- 4 - 1970 आर 3 - 4 - 1970 में 2- 4- 1972, समद की प्रक्रिया तथा 
कार्य मचालन विषयक नियम पुस्तिका आर अन्य पुस्तको क लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17- 1 -19851 


कोल , श्रीमती कृष्णा एम . ए . ( दर्शन शास्त्र ), एम . ए. ( हिन्दी ), एल . टी ., काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , 
न्यायमूर्ति किशन लाल काल की आत्मजा, जन्म 20 नवम्बर, 1921, विवाह श्री पी . एन . कौल से 1 पुत्र और 
1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 - 1982 मे 2 -4 - 19881 
स्थायी पता तपोवन , ए-11. सर्वोदय नगर, कानपुर ( उत्तर प्रदश ) । 


काल , श्री बाल कृष्ण ची• ए तक अध्ययन किया काग्रम ( ओ ) ( गजन्थान ), श्री इक्बाल कृष्ण काल के 
आताज जना 18 जन 1903, विवाह श्रीमती विष्णुमाया काल म 2 पर आर : पुनिया मदन्य , अजमर विधान सभा 
1952 - ~- 57 पूर्व अजमेर राज्य में मत्री. 1952 - 56, मदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1962 - 67 मा गजन्यन 
सरकार, 1962 - 67. सदस्य राज्य मभा, 4 - 10 - 1068 में 2 - 1 - 1073 टिवात । दाजलि - 24 - 2 - 1970 


वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- 


। 


कोशल, श्री जगन्नाथ वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( पजाब ) , लाला ताराचन्द के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल , 
1915 , विवाह श्रीमती काता काशल उर्फ शारदा काशल से, 2 पुत्र ओर 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 
2- 4- 1958 आर 3 -4 -1958 से 2- 4- 1964 1 


स्थायी पता मकान न० 4, सेक्टर न० १ ( सी ) , चण्डीगढ । 


कौशिक , श्री एम० पी० एम० एससी० (रसायन विज्ञान) , काग्रस ( आई) ( हरियाणा ), प० सुतह प्रकाश काशिक के 
आत्मज, जन्म 1 जनवरी 1924, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा कोशिक से, 1 पुत्र ओर 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
10 -4 -1984 से 21- 5- 1987, दिवगत । श्रद्धाजलि - 27- 7- 1987 1 


खडेलवाल , श्री प्यारेलाल इन्टरमीडिएट, भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ), श्री राधाकृष्ण जी खडेलवाल के 
आत्मज, जन्म 6 अप्रल , 1929, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 30 -6 -1980 से 29-6 -1986, महासचिव, मध्य 
प्रदेश , ( 1 ) जनता पार्टी, 1977 - 79 आर ( 2 ) भारतीय जनता पार्टी । 


स्थायी पता द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, मुखर्जी चाक भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


खन्ना , श्री मेहर चन्द काग्रेस ( पश्चिमी वगाल ) , श्री करम चन्द खन्ना के आत्मज , जन्म 1 जून , 1897, विवाह 
श्रीमती राम प्यारी खन्ना से , 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, पूर्वोत्तर सीमान्त प्रान्त ( अव पाकिस्तान मे ) मे मत्री, 1947 , सदस्य , 
राज्य सभा , 13 -5 - 1955 से 14 -12 -1956 तथा 15 -12 -1956 से 26 - 2- 1962 , केन्द्रीय मत्री, पुनर्वास आर 
अल्पसख्यक कार्य मत्रालय मे, 1954 - 62 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 27- 7 -19701 


खाडेकर , श्री रमेश चन्द्र शकर राव एम० ए०, एलएल. वा० , प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( मध्य प्रदेश ), श्री शकर राव 
धादापन्त खाडकर के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती सुशीला मे, सदस्य, राज्य सभा 3- 4- 1962 से 
2- 4 - 19681 


स्थायी पता : गणेश मालोनी, नया बाजार, लस्कर, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) । 


* खातून , कुमारी सईदा एम० ए० ( भूगोल ) स्वर्णपदक विजेता एलएल० वी , वी० एड०, काग्रेस ( आई ) ( मध्य 
प्रदेश ), श्री मुकीम अहमद खान की आत्मजा, जन्म 15 जनवरी 1944, अविवाहित, सदस्य राज्य सभा, 30 -6-1986 
से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता • वार्ड न० 7, वालघाट ( मध्य प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
48 


जीवन- वृत्त 


खान, श्री अकबर अली • वी . एक, एलएल . या - ( आनर्म ) ( लदन ) वार -एट - ला , कांग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री 
मय अलं खान आत्मज, जन्म 17 नवम्बर 139, विवाह श्रामती करमतउनिसा वेगम से , 2 पत्र और 2 पत्रिया , 
सदस्य राज्य सभा 3- 4- 1954 से 2- 4 - 1900 . 3 - 4 - 1960 स 2- 4- 1706 आर 3- 4 - 1966 से 2- 4 - 1972 , 1905 म 
पदम - भषण समिनित । 


स्थायी पता न्टान हाऊस संपावाट हैदरावाद ( आध्र प्रदेश ) । 


खान , श्री अब्दुर रज्जाक वी० एल साम्यवादी दल ( पश्चिमी- बगाल ), श्री अहमद खान के आत्मज, जन्म 14 

0 1900 विवर श्रीमती वशीरा खानुम से, 3 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 21 - 3 - 1984 1 


खान , श्री अहमद सईद . कांग्रेस ( उत्तर प्रदेश), श्री अब्दुल अली खान के आत्मज , जन्म 11 जनवरी, 1889 , 
विवाह श्रीमती फातिमा स , 4 पुल और 4 पुलिया, मती, उत्तर प्रदेश सरकार , 1923 -- 25 , राज्यपाल , उत्तर प्रदेश , 
जन - अगस्त , 1928 आर अप्रैल- नवम्बर, 1933, मुख्य मली, अन्तरिम सरकार , सयुक्त प्रान्त, अप्रेल- जुलाई, 1937 , 
प्रधान मतो, हैदराबाद , जुन - अक्तूबर , 1947, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2-4 -1954 और 3- 4- 1954 से 
2-4 -1960, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18- 2- 19821 


खान , श्रीमती उपी बैरिस्टर- एट - लॉ , काग्रेस ( य ) ( राजस्थान ), श्री कुन्दन लाल दत्त की आत्मजा, जन्य 
24 दिसम्बर , 1935, विवाह श्री बरकतुल्लाह खान से, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1976 से 2-4 -1982 1 
स्थायी पता 385, सिविल लाइन्स , जयपुर ( राजस्थान ) । 


खान , श्री एफ . एम. सीनियर कैम्ब्रिज , निर्दलीय ( कर्णाटक ), श्री यूसुफ अली खान के आत्मज, जन्म 11 जुलाई , 
1938 , विवाह श्रीमती नसरीन सुलताना से, 3 पुलिया , सदस्य, ( 1 ) दो वर्षों के लिये कर्णाटक विधान सभा और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3- 4- 1976 से 2 -4 -1982 और 3- 4 -1982 से 2-4 -1988 1 
स्थायी पता न. 2, क्लाइव - लण्ड रोड , फ्रेजर टाऊन , बगलौर (कर्णाटक ) । 


खान , श्री खुर्शीद आलम , एम० ए०, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री जान आलम खान के आत्मज, जन्म 
5 फरवरी, 1919, विवाह श्रीमती सईदा खुशीद से, 1 पुल ओर 3 पुलिया, सदस्य, राज्य सभा, 16 - 4- 1974 से 
15 -4 - 1980 और 5- 7 - 1980 से 6 -12 - 1984 , वाणिज्य, पर्यटन ओर नागर विमानन मलालय में केन्द्रीय राज्य मली , 
1980 - - 841 


स्थायी पता 


गाव पितारा, डाकघर - कायमगज , जिला - फर्रुखाबाद ( उत्तर प्रदेश ) ! 


49 


गज्य सभा - -- 


खान , श्री गयर अली • हाई स्कृल, जनता दल ( उत्तर प्रदेश ), श्री माहम्मद लियाकत अली खान के आत्मज, जन्म 
7 अक्तूबर , 1909, विवाह श्रीमती नोशाभा बंगम से , सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा 1957 - 62, ( 2 ) लोक 
सभा , 1962 -~~ 70 और (3 ) राज्य सभा, 3-4 -1976 से 8- 1 -1980, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 -4- 19891 


खान, श्री पीर मोहम्मद नशनल कान्फ्रेस ( जम्म आर कश्मीर ), श्री सिरदर गोस मोहम्मद खान के आत्मज , जन्म 
1892, विवाह श्रीमती विसमिल्लाह बेगम से, 3 पुल आर 2 पुतिया, मली, जम्मू और कश्मीर सरकार , 1948 - 51, 
सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 - 1952 से 2 - 4 - 1958 आर 3- 4- 1958 स 2- 4 - 1964 । 
स्थायी पता . जम्मू तवी , मोहल्ला उस्ताद साहिब ( जम्मू और कश्मीर ) । 


खान , श्री बरकतुल्लाह . वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री रहमतुल्लाह खान के आत्मज, जन्म 
25 अगस्त, 1920, अविवाहित, विशेप मती आर कार्यवाहक प्रधान मत्री, जोधपुर राज्य , दिसम्बर 1948, सदस्य, ( 1 ) 
राजस्थान विधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4- 1954 आर 3 - 4- 1954 से 21 -3 -1957, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 12 - 11 - 19731 


खान , श्री मकसूद अली वी० ए०, काग्रेस ( आई) ( कर्णाटक ), श्री मजहर अली खान के आत्मज , जन्म 18 
जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती वशीरुनिसा बेगम से, 7 पुत्र ओर 1 पुर्ती, सदस्य, मसूर विधान सभा, 1957 - 67, 
उप - मली, ममृर सरकार , 1962 -~- 67, सदस्य, राज्य मभा , 10 - 4- 1972 से 9 -4 -1978 आर 10 -4 -1978 से 
9 - 4- 19841 


स्थायी पता : 49 , अस्पताल रोड, बगलार (कर्णाटक ) । 


खान , प्रो० रशीदुद्दीन एम० ए०, पीएच. डी०, ( नाम -निदेशित ) , श्री गुलाम अकबर खान ( अकवर यार जग) के 
आत्मज , जन्म 11 सितम्बर, 1924, विवाह श्रीमती लीला नारायण राव से, 1 पुत्र और 1 पुली, सदम्य , राज्य सभा , 
3 - 4- 1970 से 2- 4 -1976 आर 3- 4- 1976 स 2- 4- 1982 , सामाजिक - आर्थिक समस्याओ आर सम्कृति पर अनेक 
लखा तथा अध्ययन- पत्रो के लखक । 
स्थायी पता जे० - 10 , ग्रीन पार्क नई दिल्ली । 


खान , श्रीमती श्याम कुमारी : एम० ए० , एलएल० वी , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री शामलाल नेहरू की आत्मजा, 
जन्म 20 अक्तूबर, 1904, विवाह श्री अब्दुल जमील खान मे, 1 पुल और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 11 -12-1963 
से 2-4- 1968, दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 -6- 19801 


जीवन - वृत 


खान, श्री समीउल्लाहः वी० ए , एलएल० वी , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री मोहम्मद अमीर खान के आत्मन, जन्म 
19 सितम्बर, 1889, विवाह श्रीमती इरासुन्निसा वेगम से , 5 पुल और 1 पुनी, मदन्य , ( 1) केन्द्रीय विधान सभा , 
1924 -- 26 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 - 1052 से 2- 4 - 1954, दिवगत , 13 - 10 -19671 


खापर्डे , कुमारी सरोज बी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , श्री पुरुषोत्तम एस . खापर्डे की आत्मजा, जन्म 
15 अगस्त , 1941 , अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 - 1972 से 2- 4- 1974, 3- 4 -1976 से 2 -4 -1982 , 
3- 4- 1982 से 2- 4- 1988 और 3- 4 -1988 से अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय राज्य मती, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और वस्त्र 
मतालय , 1986- ~~ 89, अध्यक्ष, राज्य सभा की आवास समिति, 1982 - 841 
स्थायी पता: गांधीकुटी, डा . अम्बेडकर रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) । 


खुशवन्त सिंह , श्री . वी० ए०, एलएल . बी . ( लदन ) , वैरिस्टर- एट - लॉ , ( नाम -निर्देशित ) , श्री सोभा सिह के आत्मज , 
जन्म 2 फरवरी , 1915, विवाह श्रीमती कवल खुशवन्त सिह से , 1 पुत और 1 पुती, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4-1980 
से 2-4 -1986, लघु कहानियो तथा उपन्यासो आदि और सिख पथ पर अनेक पुस्तको के लेखक , पद्म भूषण से 
सम्मानित , 19741 
स्थायी पता . 49-ई० , सुजान सिंह पार्क , नई दिल्ली । 


खेर , श्री बाल गगाधर . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (बम्बई , अव महाराष्ट्र ) , श्री गगाधर शकर खेर के आत्मज , 
जन्म 24 अगस्त, 1888 , विवाह श्रीमती द्वारका निगुडकर से, 5 पुल, सदस्य, बम्बई विधान सभा, 1937 - 52 , 
प्रधान / मुख्य मली, वम्बई राज्य, 1937 - 39 और 1946 -- 52 , सदस्य, ( 1) सविधान सभा ओर ( 2) राज्य सभा , 
3- 4-1952 से 14- 7-1952 , उपाध्यक्ष, बम्बई प्रान्तीय काग्रेस समिति, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18-3 -19571 


खेतान , श्री रघुनाथ प्रसाद• काग्रेस (बिहार ) , श्री किशनवन्द खैतान के आत्मज, जन्म 18 अक्तूबर, 1910, विवाह 
श्रीमती मणि देवी खैतान से , 3 पुल, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 -1966 से 2- 4- 1972, दिवगत । 
प्रद्धाजलि --- 13 - 4 - 1987 1 


खोबरागड़े, श्री भाऊराव देवजी . बी० ए०, बैरिस्टर- एट - लॉ , रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( खोवरागडे) ( महाराष्ट्र) , 
भी देवाजी खोबरागडे के आत्मज , जन्म 25 सितम्बर , 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमती मे , सदस्य, राज्य सभा, 
3 -4- 1958 से 2-4- 1964, 3- 4- 1966 से 2 -4- 1972 और 3-4 -1978 से 2- 4-1984, उपसभापति , राज्य सभा, 17 
दिसम्बर, 1969 से 1 अप्रैल , 1972, अध्यक्ष, राज्य सभा में विशेषाधिकार समिति , 1970 - 72, महासचिव , 

पात्लकन पार्टी ऑफ इंडिया, अक्तूबर , 1957 से अक्तूपर, 1970, मस्थापक अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 
( खोयरागडे ) , अक्तूबर, 1970 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23- 4 - 1984 ) 


वर्तमान सदस्या 


राज्य सभा 


- 


खोसला, डा . अजुध्या नाथ . वी . एक ( आनर्म ) बी . ई., इजीनियरिंग में डिप्लोमा ( मानद ) , ( नम्मेलीवर 
पालिटेकनिक इम्टीट्यूट , सयुक्त राज्य अमरीका) , नाम-निटीशत, श्री रल्ला राम खोसला के आत्मज , जन्म 11 दिसम्बर, 
1892, विवाह श्रीमती सुशीला वती खामला से, 1 पुत आर 6 पुलिया, मदम्य, राज्य मभा , 3- 4- 1958 में 4- 10 - 1959 , 
तकनीकी सम्बन्धी अनेक पुस्तको के लेखक , पद्म भूषण से सम्मानित, 1954 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -7- 1984 1 


* गज सिह , श्री एम० ए० ( इटन आर आक्सफार्ड ) , निर्दलीय ( राजस्थान ) , श्री हनवन्त सिंह के आत्मज, जन्म 
13 जनवरी, 1948, विवाह श्रीमती राजकुमारी हेमलता राज से, 1 पुत्र तथा 1 पुली, तिनीदाद आर टोवंगों में भारत के 
उच्चायुक्त , सदस्य, राज्य सभा 26 -3 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः (1) उमंद भवन पलंस, जोधपुर ( राजस्थान ) और ( 2) 138 , सुन्दर नगर , नई दिल्ली । 


* गणेशन , श्री मिसा आर० . एम० ए० , वी० एल०, ट्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री एन . एम. रमैय्या के आत्मज , 
जन्म 5 सितम्बर, 1940, विवाह श्रीमती जी० कारपगम्बीगाल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान 
परिषद्, 1984 - 86 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4-1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• 19, वेल्लाला स्ट्रीट , परासवालट्रम, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


गणेशन , श्री एल . : बी० ए०, वी० एल०, द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री लोगानाथन के आत्मज , जन्म 4 अप्रल, 
1934, विवाह श्रीमती कमला से, 2 पुत ओर 1 पुली, सदम्य, ( 1 ) तग्लिनाडु विधान सभा , 1967 - 75 ओर ( 2 ) 
राज्य सभा , 30 - 6- 1980 में 10 -4 -1986 , क्रुसेड अगेम्ट हिन्दी इम्पीरियलिज्म के लेखक । 


स्थायी पता• कनाथगुडी कोलायुर , ओर्थानाड तालुक , जिला तन्जावर ( तमिलनाइ ) । 


गणेशन , श्री वी० सी० . काग्रेम ( आई) ( नाम -निदेशित ), श्री चिनय्या पिल्ले के आत्मज , जन्म 1 अक्तूबर, 1928 , 
विवाह श्रीमती कमला मे, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 18 - 2- 1982 मे 2- 4- 1936, (1 ) पद्मश्री और 
( 2 ) पद्म भूषण में सम्मानित, 1984 । 


स्थायी पता : 16 योग रोड , टी -नगर , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


गणेश्वर कुसुम , श्री . मट्रिक , ई टी , काटम ( आई ) ( उीमा ), श्री मायाधर कुसुम के अपन, जन्म 21 मार्च, 
1939 , विद्यार श्रीमती उमदा कुसुम म 2 पुर और 2 पत्रिया , मदम्य, गन्य मभा, 3-4-1984 में 2-4-1991 


म्यायी पता • गाव जामवालिया, डाम्पर भाम्मा , जिना मन्दरगद ( उदीमा ) । 


me 


- 


- 


वर्तमान माम्म 
52 


ܙܝܟ ܀ 


ܫܶܗ 


, 


. 


ܫܐ 


ܚܟ - 


- ܗܗܕܐܵܘ 


> ܝܗܗܗ 


ܫܘܝܗ . 


ܚ 
ܚܕ 


ܝ 
ܫܘܫܚܚܩ 


ܚܗܚܚܫܟܡܚ 


राज्य समा 


गालिब , शेख : एम० एम. एल . मी , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री चिगी शा के आत्मज , जन्म 15 जुलाई, 1904 , 
विवात श्रीमती इमाम वीवी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) अन्त कालीन समद, 1950 - 52 और ( 2) राज्य 
मभा , 3- 4 -1954 मे 12 -7 -19581 
म्थायी पता . सागडीगुटा, गुटर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


गिल , श्री रघवीर सिह • बी० ए०, काग्रेस ( पजाव ) , श्री निरजन सिह गिल के आत्मज , जन्म 31 मई, 1928 , विवाह 
श्रीमती हरटयाल कोर से , 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1976 से 9 -5 - 19801 


स्थायी पता गाव एव डाकघर लण्डरा, तहसील खरड, जिला रोपड ( पजाब ) । 


गिलवर्ट , श्री एलवर्ट क्रोजियरः काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री टी० मी० गिलवर्ट के आत्मज , जन्म 16 अक्तूबर , 1908, 
विवाह श्रीमती मेवेत गिलवर्ट से, 1 पुत्री, सदन्य, राज्य सभा, 10-11 - 1960 से 2-4 -1964 तथा 3 -4- 1964 में 
2-4 - 1970, दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 -12 -19901 


गिल्डर , डा . मनचेरशा धुनजीभाई दोरावजी बी० ए०, एल० एम० एण्ड एम०, एम. डी० ( लन्दन ) , एफ . आर० मी . 
एम. ( इग्लैंड ), काग्रेस ( बम्बई अव महाराष्ट्र) , श्री डी० डी० गिल्डर के आत्मज , जन्म 5 नवम्बर, 1882, विवाह श्रीमती 
हीराबाई मे , 1 पुत्री, मदस्य, बम्बई विधान सभा , 1927 ----- 52, मत्री, बम्बई सरकार , 1937 -- - 39 और 1945 - 52 , 
सदम्य , राज्य सभा , 3- 4-1952 में 2-4- 1956 तथा 3-4-1956 से 2-4-1960 , चिकित्सा सबधी पुस्तको के लेखक 
दिवगत । श्रद्धाजनि - 22- 5 -1979 1 


गुजराल , श्री इन्द्र कुमार• एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , बी . कॉम., काग्रेस ( पजाब ), श्री अवतार नारायण गुजराल के 

आत्मज, जम 4 दिमयर, 1919, विवाह श्रीमती शीला गुजरात मे , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य मभा, 3- 4- 1964 में 
2- 4-1970 तथा 3 -4 -1970 मे 2- 4-1976, ममदीय कार्य , सवार , मृचना और प्रसारण , निर्माग और आवाम तथा 
शहरी विकास और योजना मत्रालयो के केन्द्रीय राज्य मंत्री ! 


ग्यायी पता . जी - 13, मारानी बाग, नई दिल्ली । 


Anemas 


गुप्त , श्री आर. मी : बी , गलन यो , कांग्रंम ( इनर प्रदेश) , लाला श्रीराम के आमज, जन्म . मार्च, 1893, 
विधान, पुर और 1 पुत्री , मदम्य, (1 ) उनर प्रदेश विधान परिषद, 1937 - 52, 
( 2) जगन गमा, 1986 - 50, ( ३ ) अन्त कनीन ममद, 1952 - 52 और ( 4 ) गन्य सभा, 3- 4 -1952 मे 
2. 4- 1954 तपः 3. 5- 19542 - 4 - 1960, सम्पनि और अभिपनि जिपियो दमयध में टोकाओंकेलंगा, दिनान ! 
मजार - 32 - 12 -1978 


जीवन - वृत्त 


गुप्त, श्री गुरुदेव . काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश) , लाला मन्नूलाल के आत्मज, जन्म 1920, विवाह श्रीमती सोमवती 
देवी गुप्त से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 -4- 1960 से 2- 4- 1966 और 3- 4- 1976 से 2- 4- 1982 , 
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश काग्रेस कमेटी । 
स्थायी पता . वेकट रोड, रीवा ( मध्य प्रदेश ) । 


गुप्त , श्री बालकृष्ण बी० ए० ( ऑनर्स ) , वी० एससी० ( ऑनर्स ) ( अर्थशास्त्र ) ( लन्दन ), सोशलिस्ट पार्टी 
लोहियावादी (बिहार ) , श्री शम्भुदयाल गुप्त के आत्मज , जन्म 5 मार्च, 1910, विवाह श्रीमती नारायणी देवी से, 1 पुत्र 
तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1968 से 10 - 9 - 1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - ~ 13 - 11 - 1972 1 


गुप्त , श्री भूपेश बी० ए०, एलएल० बी० ( लदन ) , बार- एट - लॉ , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( पश्चिमी वगाल) , 
श्री महेश चन्द्र गुप्त के आत्मज, जन्म अक्तूबर, 1914, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1958 , 
3 - 4-1958 से 2- 4 -1964, 3- 4- 1964 से 2- 4- 1970, 3- 4 -1970 से 2 - 4- 1976 तथा 3- 4- 1976 से 6- 8 -1981 , 
सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, अग्रेजी और बगला भाषाओ में अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत ! 
श्रद्धाजलि - 17- 8 - 19811 


गुप्त, श्री मैथिली शरण डी० लिट् ( मानद ), साहित्य वाचस्पति, ( नाम -निर्देशित ) , सेठ रामचरण के आत्मज, जन्य 
3 अगस्त, 1886 , विवाह श्रीमती सरयू देवी से , 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 3952 से 2 - 4- 1958 तथा 3- 4 - 1958 
से 2- 4-1964, पद्म विभूषण से सम्मानित , 1954, अनेक कविताओ और उपन्यासो के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि --- 14 -12 -19641 


गुप्त , श्री राम गोपाल स्वतत्र पार्टी ( उत्तर प्रदेश) , लाला रामचरण गुप्त के आत्मज , जन्म 
विवाह श्रीमती केसर देवी से , 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1960 से 2- 4 -19661 


21 जुलाई, 1920 , 


स्थायी पता 


84 / 22 , फजल गज , कानपुर ( उत्तर प्रदेश) । 


गुप्त, श्री राम लखन प्रसाद . एम० ए०, वी० एल०, भारतीय जनता पार्टी (बिहार) , श्री तनुक लाल शाह के आत्मज , 
जन्म 1926, विवाह श्रीमती सरला गुप्त से , 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान परिषद, 1970 - 76 
तथा 1977 -78 और ( 2) राज्य सभा, 10 - 4- 1978 से 9 -4 -1984, अध्यक्ष, बिहार राज्य जनसघ , 1973 ~ ~- 75, 
उपाध्यक्ष , (1 ) बिहार जनता पार्टी, 1977 - 80 और ( 2 ) बिहार भारतीय जनता पार्टी , 1980- 81 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - ~- 30 - 1- 1985 1 


गुप्त, श्री श्याम लाल• इटर कामर्स , काग्रेस ( सगठन ) (विहार ), श्री निरजन लाल के आत्मज , जन्म 8 नवम्बर , 
1912, विवाह श्रीमती राजरानी से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 10- 4- 1972 से 9 -4 - 1978, पद्मश्री से 
सम्मानित, 1969, दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 20 -12- 19891 


राज्य सभा - - 


गुप्ता, श्री विश्व वन्धु वी० एससी , काग्रेस ( आई) (दिल्ली) , लाला देश बन्धु गुप्ता के आत्मज, जन्म 
10 अक्तूबर , 1927, विवाह डा० ( श्रीमती ) विल्ला गुप्ता से , सदस्य, (1 ) अन्तरिम महानगर परिषद , दिल्ली, 1966 
आर ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4-1984 से 2- 4- 1990, उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 19841 


स्थायी पता• 5, टालम्टाय मार्ग, नई दिल्ली -1100011 


गुप्ते , श्री भालचन्द्र महेश्वरः एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( मेसृर, अब कर्णाटक ) , श्री महेश्वर रामचन्द्र गुप्ते के 
आत्मज, जन्म 17 फरवरी , 1895, विवाह श्रीमती सरस्वती गुप्ते मे, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मसदीय सचिव , बबई 
सरकार, 1937 - 39, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा, 1946 - 50 आर ( 2 ) राज्य मभा, 3 - 4 -1952 मे 2 -4 - 1958 , 
मराठी भाषा मे भारतीय सविधान के सबंध में एक पुस्तक के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - ~ 13-3- 1972 । 


* गुफरान आजम , श्री . एम० ए० , पीएच. डी०, काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदश ) , श्री एस० एम० आजम के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1943, विवाह श्रीमती विनीता आजम से, 1 पुत्र तथा । पुत्री , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1980 - 85 

और ( 2 ) राज्य सभा, 16- 6- 1989 से अद्यपर्यन्त , मध्य प्रदेश काग्रेस कमेटी के महासचिव/ उपाध्यक्ष । 
स्थायी पता . 43 , निशात कालोनी , टी० टी० नगर, भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


गुरुग , श्री टी० एस० • मेट्रिक, सी० पी० आई० (एम०) ( पश्चिमी वगाल ), स्वर्गीय आनरेरी केऐन बी० बी० गुरुग 
( ओ० वी० आई०) के आत्मज, जन्म 29 अक्तूबर, 1923 , विवाह श्रीमती इसाबेला एडवर्ड गुरुग से, सदस्य , 
सभा, 14-3- 1986 से 13 -1- 1989 , दिवगत । श्रद्धाजलि ---- 21 -2- 19891 


* गुरुपदस्वामी, श्री एम० एस० . एलएल० वी०, जनता दल ( उत्तर प्रदेश ), श्री शिवलिग देवास के आत्मज , जन्म 

, 1922, विवाह श्रीमती राजश्री से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3-4- 1960 से 2- 4- 1966, 3-4 -1966 मे 2-4- 1972, 10-4- 1984 में 9- 4-1990 और 10 - 4-1990 से 
अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय राज्य मत्रो, (1 ) परमाणु ऊर्जा विभाग, मार्च, 1967 मे जून, 1967 ओर ( 2 ) खाद्य , कृषि 
सामुदायिक विकास और महकारिता मत्रालय , जून, 1967 में अक्तूबर, 1969 , राज्य सभा में विपक्ष के नेता, 1971 , 
पेट्रोलियम ओर रसायन मत्री तथा मभा के नेता, दिसम्बर, 1989 मे नवम्बर, 1990, अध्यक्ष, मैसूर राज्य प्रज 
समाजवादी पार्टी, 1957 - 61, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता• 285 / 22 , रामानुज रोड , मैसूर (कर्णाटक ) । 


गुरुमूर्ति, श्री वी०वी० इटर, काग्रेम ( हदराबाद अब आन्ध्र प्रदेश ) , श्री वी. वीरनैया के आमज, जन्म 31 जुलाई , 
1916, विवाह श्रीमती ईश्वरम्मा मे , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मदम्य , राज्य सभा, 15 - 2- 1954 मे 2- 4 -19561 
स्थायी पता : 240, खडोजी बाजार, मिस्न्दराबाद ( आन्ध्र प्रदंग) । 


वर्तमान सदस्य । 
56 


जीवन- वृत्त 


गुमम्वामी , श्री एस : बी . ए., ( मद्राम अव तमिलनाडु ), श्री जी . सुब्बुस्वामो अय्यर के आत्मज, जन्म 28 सितम्बर, 
1904. विवाहित, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) केन्द्रीय विधान सभा, 1946-47 और (2 ) राज्य सभा, 3-4 -1952 
मे 2- 4 -1954, दिवगत । प्रद्धाजलि - 3 - 9- 19631 


गुलशेर अहमद , श्री . वी . ए , एलएल० वी , वार - एट - लॉ , काग्रेस (विध्य प्रदेश , अव मध्य प्रदेश ), शेख वजोर 
अहमद के आत्मज , जन्म 3 अगस्त , 1921, विवाह श्रीमती बोतूल फातिमा से , 3 पुरिया , सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4- 1952 से 2- 4- 19561 
स्थायी पताः रेवा ( मध्य प्रदेश ) । 


गुहा, डा . ( श्रीमती ) फुलरेणुः एम० ए०, डी . लिट् ( पेरिस ) , काप्रेम ( पश्चिमी बगाल ) , श्री सुरेन्द्र नाथ दत्त की 
आत्मजा, जम 13 अगस्त, 1911, विवाह डा . वीरेश चन्द्र गुहा से, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1964 मे 2- 4- 1970 , 
समाज कल्याण विभाग की केन्द्रीय राज्य मत्री, 1967 1 
स्थायी पता 55 / 5, पूर्ण दास रोड, क्लकना ( पश्चिमी वगाल ) । 


गोगोई , श्री तिलोक• बी० ए०, काग्रेस ( आई) ( असम ), श्री खगेश्वर गोगोई के आत्मज , जन्म 10 अप्रैल , 1923 , 
विवाह श्रीमती दिव्यलता गोगोई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) असम विधान सभा, 1962 - 72 और 
( 2 ) राज्य मभा, 20 -7 - 1977 से 2- 4 -1980, उपाध्यक्ष, असम प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1972, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 23 - 7 - 19851 


गोपाल , श्री वलाडि गणपति . काग्रेस (बिहार ) , श्री वी० एस० गणपति अय्यर के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1917 , 
विवाह श्रीमती लक्ष्मी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4 - 1952 से 2 - 4 - 19561 


स्थायी पता . नारायण कृपा, प्लाट सख्या - 1, आई. सी . रोड , जमशेदपुर (बिहार) । 


गोपालकृष्ण, श्री आर० काग्रेस ( मद्राम अव तमिलनाडु ) , श्री रामस्वामी के आत्मज, जन्म . 15 अगस्त, 1922 , 
विवाह श्रीमती सरस्वनी गोपालकृष्णन से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 12 -3 - 1960 से 2 - 4 - 19641 


स्थायी पता देवनगुडी, डाकघर - वाकुर ( वगस्ता ) लालपट, तालुक चिदम्बरम , जिला दक्षिण अरकाट ( तमिलनाडु ) । 


* गोपालन , श्री आर. टी . बी . पी . ई०, ए . आई. एक डी . एम . ३० ( II ) ( तमिलनाडु ) , श्री आर० थिमिया गौडर 
के आत्मज, जम 16 अगस्त , 1943, विवाह श्रीमती जी पगाजम से, 1 पुन तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , ( 1) तमिलनाडु 
विधान सभा, 1980 - 84 और ( 2 ) राज्य सभा, 30 -6 - 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 28, अमरावती इल्लम अल्मारतु स्ट्रीट, क्मवम , जिला मदुरे ( तमिलनाडु ) । 


वर्तमान सदस्या 


राज्य सभा 


गोपालन , श्री के० वी० ए०, जनता पार्टी ( जी ) ( केरल ), श्री चेक्कुट्टी के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1919, विवाह 
श्रीमती शारदा से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान परिषद और (2 ) राज्य सभा, 2-7 -1982 से 
1 - 7- 1988, अध्यक्ष, जनता पार्टी ( जी ), महासचिव, ( 1 ) केरल प्रदेश काग्रेस कमेटी के ( तीन वार ) और ( 2 ) 
काग्रेस ( ओ०) राज्य समिति , 19691 
स्थायी पता चकोराथूकुलम, कालीकट ( केरल ) । 


* गोपालसामी, श्री वी० एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , वी० एल० , द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ) , श्री टी० ए० जी० वैयापुरी 
नायकर के आत्मज , जन्म 22 मई, 1944, विवाह श्रीमती जी० रेणुगादेवी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4- 1978 से 2-4 -1984, 3 -4- 1984 से 2-4 -1990 आर 3- 4-1990 से अद्यपर्यन्त । 


गादेवी से,1पुत्र तथा :पुनिया,सदस्या,राज्य 


स्थायी पता . कल्लिगपट्टी ( डाकघर) , तिरुवेनादम ( बरास्ता ) सकरन्कोइल ( तालुक ) , जिला तिरुनलवेली 
( तमिलनाडु ) । 


गोपाल सिह, डा० एम० ए०, पीएच० डी०, जे० डी० ( लन्दन ) , ( नाम -निदेशित ), सरदार आत्मा सिह के आत्मज , जन्म 
29 नवम्बर , 1917, विवाह श्रीमती इन्द्रजीत कोर से , 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1962 से 2 -4- 1968 , 
लेखक - सिख धर्म ग्रथ का चार खण्डो मे मुक्त छद मे सवम पहला किया गया अग्रेजी अनुवाद , " लाइफ ऑफ गुरु 
नानक " " लाइफ ऑफ गुरु गोविन्द सिह ", " इग्लिश -पजावी डिक्शनरी ", दिवगत । श्रद्धाजलि - 8- 8-1990 । 


गोयल, श्री जे० पी० एम० ए०, एलएल० वी० , लोक दल ( उत्तर प्रदेश ), श्री हरद्वारी लाल के आत्मज, जन्म 21 
दिसबर, 1926, विवाह श्रीमती मिथलेश कुमारी गोयल से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1982 से 
2- 4- 1988, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984 - 85 , कोपाध्यक्ष, लोक दल । 
स्थायी पता . बी - 116, नीति वाग , नई दिल्ली । 


गोरे , श्री नारायण गणेश बी० ए० , एलएल० वी०, सोशलिस्ट पार्टी (महाराष्ट्र ) , श्री गणेश गोविन्द गोरे के आत्मज, 
जन्म 15 जून , 1907, विवाह श्रीमती सुमति से, 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1957 - 62 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4- 1970 से 2- 4 -1976, सयुक्त सचिव, सोशलिस्ट पार्टी, 1948, महासचिव , प्रजा सोशलिस्ट पाटी, 1953 - 541 
स्थायी पता सदाशिव पेठ , पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


गोलन्दाज मोहम्मदहसन , श्री इन्टरमीडिएट , काग्रेस ( आई) ( गुजरात ) , श्री अब्दुल समद के आत्मज, जन्म 23 
सितम्बर, 1913 , विवाह श्रीमती सकीना बेगम से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बम्बई विधान सभा, 1952 - 57 , 
( 2) बम्बई और गुजरात विधान सभा, 1957 - 62 , ( 3) गुजरात विधान सभा, 1967 - 71 और ( 4 ) राज्य सभा , 
3- 4 - 1976 से 2 - 4 - 19821 


स्थायी पता 1/ 98, ए -6, गोलन्दाज स्ट्रीट, नानपुरा , सूरत ( गुजरात ) । 
* वर्तमान सदस्य । 


58 


जीवन - वृत्त 


* गोस्वामी , श्री दिनेश एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , एलएल० वी०, असम गण परिषद् ( असम) , श्री रजनी कात गोस्वामी 
के आत्मज , जन्म 27 मई 1935 , विवाह श्रीमती विभा गोस्वामी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1971 
से 1977 और 1985 से 1989, सदस्य, लोक सभा के सभापतियो को तालिका, 1974 - 75, सदस्य, राज्य सभा , 
10 - 4- 1978 से 9 - 4 -1984 और 10- 4 -1990 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष राज्य सभा, 1979 - 82, केन्द्रीय इस्पात 

ओर खान मत्री तथा विधि ओर न्याय मत्री , दिसम्बर , 1989 से नवम्बर , 19901 
स्थायी पता भारालुमुख , गुवाहाटी ( असम ) । 


* गोस्वामी, श्री रामनारायण मेट्रिक , कम्युनिस्ट पार्टी आफ इडिया (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी बगाल ), श्री पुलिन बिहारी 
गोस्वामी के आत्मज, जन्म 5 अप्रल , 1935, विवाह श्रीमती लतिका गोस्वामी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, पश्चिमी 
वगाल विधान सभा, 1977 - 86, पश्चिमी बगाल सरकार के मत्री , 1982 - 86 , सदस्य , राज्य सभा, 22- 10 - 1986 से , 
9 -7- 1987 ओर 10- 7-1987 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता ग्राम और डाकघर भेटा, जिला बर्दवान ( पश्चिमी वगाल) । 


गोस्वामी, श्री विश्व बी० ए०, जनता ( असम) , श्री जामिनी कात गोस्वामी के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1921 , 
अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा 3 - 4- 1980 से 2 - 4- 1986 , महासचिव , ( 1 ) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, असम , 
1955 - 71, ( 2 ) सोशलिस्ट पार्टी , असम, 1973 - 76 आर ( 3 ) जनता पार्टी, असम , 1977 - 79, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 3 - 3 - 19871 


गोस्वामी , श्री श्रीमन् प्रफुल्ल निर्दलीय ( असम ) , पडित प्रताप चन्द्र गोस्वामी के आत्मज , जन्म 2 फरवरी, 1911 , 
विवाह श्रीमती ऊपा गोस्वामी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) असम विधान सभा, 1952 - 57 और 
1957 - 62 ओर ( 2 ) राज्य सभा, 4 -5 - 1967 से 2- 4 -1972 और 3 -4 - 1974 से 2 -4 -1980, महासचिव, असम 
काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1938 - 44, कई वर्षों तक असम प्रदेश काग्रेस कमेटी के संगठन 
सचिव / सचिव / महासचिव / अध्यक्ष रहे , असमी भाषा में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता नलवाडी सतरा, डाकघर नलवाडी, कामरूप, जिला ( असम ) । 


गौड , डा . राज बहादुर एम० वी० बी० एस०, कम्युनिस्ट पार्टी ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री महबूब राय गोड के आत्मज, जन्म 
21 जुलाई, 1920, विवाह श्रीमती ब्रजरानी गोड से , 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 2 - 4- 1956 और 
3 -4 - 1956 से 2- 4- 1962, सचिव, ए० आई० टो• यू० सी० , 19571 
स्थायी पता 1- 8 -1 / 60 , सूर्यनगर, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- 


गौडा, श्री के . एस . मल्लेः बी० एससी०, निर्दलीय (कर्णाटक) , श्री के० सिद्दे गौडा के आत्मज , जन्म 25 नवम्बर, 
1916, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4-1970 से 2-4 -1976 तथा 
3 -4 -1976 से 2- 4- 1982, कर्णाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, 1974 , भारतीय प्रशासनिक सेवा से 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति , ग्रामीण भारत सबधी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . 6, के० आर० रोड , वासवनगुडी, वगलौर (कर्णाटक ) । 


गौडा, श्री के . जी . थिम्मेः बी० एससी०, बी० एल०, जनता दल ( कर्णाटक ) , श्री जी . वेकटरामन गौडा के आत्मज, 
जन्म 1915 , विवाह श्रीमती गगाम्मा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) कर्णाटक विधान सभा, (2 ) कर्णाटक विधान 
परिषद् और ( 3 ) राज्य सभा, 10 - 4- 1984 से 9 - 4- 1990 1 
स्थायी पताः कनकपुरा, जिला बगलौर (कर्णाटक ) । 


गौडा , श्री डी० बी० चन्द्रेः बी० एससी० , एलएल० बी०, जनता दल ( कर्णाटक ), श्री डी० ए० बाइरे गौडा के आत्मज , 
जन्म 26 अगस्त, 1936, विवाह श्रीमती बी० एस० पूर्णा से , 4 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1971 - 77 और 
1977 - 79 और ( 2 ) कर्णाटक विधान परिषद, 1978 - 82 , मत्री, कर्णाटक सरकार, 1979- 80, कर्णाटक विधान 
परिषद में विपक्ष के नेता, 1980- 81, सदस्य , कर्णाटक विधान सभा , 1983 - 85 , अध्यक्ष, कर्णाटक विधान सभा, 
1983 - - 85 , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1986 से 14 -12- 1989 , अध्यक्ष, कर्णाटक प्रदेश काग्रेस कमेटी ( यू ) , 19791 
स्थायी पता : डाराडा हल्ली मुडिगेरे , जिला - चिकमगलूर (कर्णाटक ) । 


- 


गौडा, श्री यू० के० लक्ष्मणः बी० एससी०, निर्दलीय ( कर्णाटक ), श्री यू० कलासे गौडा के आत्मज, जन्म 15 दिसबर, 
1919 , विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 3-4 -1968 से 2-4 -1974 तथा 3-4 -1974 से 
2 - 4 - 19801 


- 


स्थायी पता• उरविनाएवान एस्टेट , जवलि डाकखाना ( कर्णाटक ) । 


- 


* गौतम , श्री आनन्द प्रकाशः एम० ए० (हिन्दी) , एलएल० बी०, निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ), श्री नये लाल के आत्मज , 
जन्म 12 नवम्बर, 1941, विवाह श्रीमती माया से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 28 -1 - 1985 से 
4- 7-1986 और 3- 4-1988 से अद्यपर्यत । 
स्थायी पता• 532, सी / 189 , मेहदी टोला, अलीगज , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
60 


जीवन- वृत्त 


गौतम , श्री मोहन लाल बी० ए० ( आनर्स ) , काग्रेस ( ओ०) ( उत्तर प्रदेश ) , पडित चित्तमल के आत्मज , जन्म 
5 अगस्त, 1902, विवाह श्रीमती द्रौपदी देवी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937, 1952, 
1957 और 1967, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1952 -~- 54 और 1956 - 60, सदस्य , ( 1) सविधान सभा , 1947 और 
( 2) राज्य सभा, 14- 8-1969 से 2- 4- 1972 , सचिव / अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश , प्रदेश काग्रेस समिति , 1936, 1963 - 64 
और 1969 , महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1950-51, दिवगत । श्रद्धाजलि - 4-8-19771 


* गौतम , श्री सघ प्रिय . बी० एससी , एलएल० बी०, सिद्धान्त भास्कर, भारतीय जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), चौधरी छेदा 
लाल के आत्मज, जन्म 31 जनवरी, 1931, विवाहित, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4-1990 से अद्यपर्यन्त , 
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश । 


स्थायी पता तुलसी मार्किट , काला आम, बुलन्दशहर ( उत्तर प्रदेश ) । 


घोष , श्री अरविंद आई० एससी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री गिरेन्द्र एन० घोष के आत्मज , 
जन्म जनवरी, 1925 , विवाह श्रीमती अमीना घोप से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 10 -7- 1981 से 
8- 11 -1984 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 - 1 -19851 


* घोष, श्री दीपेन . बी० काम, सी० पी० आई० ( एम० ) ( पश्चिमी वगाल ), श्री शचीन्द्र भूषण घोष के आत्मज , जन्म 
1 फरवरी, 1932, विवाह श्रीमती रीना घोष से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 10- 4-1981 से 9-7 -1987 तथा 
10 - 7- 1987 से अद्यपर्यन्त , कामगारो तथा आर्थिक मामलो से सबधित समस्याओ के सबध में अनेक लेखो के लेखक । 
स्थायी पता ब्लॉक - बी , फ्लैट न० 3, सी० आई० टी० स्कीम - II , 15, बेछूलाल रोड , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल) । 


। 


घोष, प्रिंसिपल देव प्रसाद एम० ए०, वी० एल०, जनसघ (पश्चिमी वगाल ), श्री क्षेत्रनाथ घोष के आत्मज, जन्म 15 
मार्च, 1894, विवाह श्रीमती शोभारानी घोष से , 6 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1952 से 2 -4 - 1954 , 
कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23- 7- 1985 1 


घोष , श्री नीरेन . वो० ए० , सी० पी० आई० ( एम०) (पश्चिमी वगाल ) , डा० मन्मथ नाथ घोष के आत्मज , जन्म अप्रैल, 
1915, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1962 से 2-4 -1968 तथा 10 -7 -1969 से 9 -7- 1975 । 
स्थायी पता : 53, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बगाल ) । 


घोष , श्री बिमल कुमार बी० ए० ( आनर्स अर्थशास्त्र ) , बी० एससी० ( अर्थशास्त्र ) ( लदन ) , जर्मन में लेंग्वेज 
सर्टिफिकेट ( बर्लिन विश्वविद्यालय ) , किसान मजदूर प्रजा पार्टी ( पश्चिमी बगाल ) , श्री एस० सी० घोष के आत्मज , जन्म 
नवम्बर, 1906 , सदस्य , ( 1 ) वगाल / पश्चिमी बगाल विधान सभा , 1946 - ~-52 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 
21-3 -1957, दिवगत । श्रद्धाजलि - 14 - 8-1961 । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


घोष , श्री शंकरः एम० ए० ( अर्थशास्त्र) , पीएच० डी० ( लदन ), बैरिस्टर- एट- लॉ , काग्रेस ( अर्स ) (पश्चिमी बगाल ), श्री 
एकज घोष के आत्मज , जन्म अक्तूबर, 1925 , विवाह श्रीमती सविता घोष से, 2 पुत्रिया, सदस्य , पश्चिमी बगाल विधान 
सभा, 1971, मत्री, पश्चिमी बगाल सरकार, 1972 - 76, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1976 से 2- 4- 1982 , केन्द्रीय योजना 
राज्य मत्री, अप्रैल , 1976 से मार्च, 1977 , अनेक पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता• 2- एफ , केमक स्ट्रीट, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


। 


घोष, श्री शान्तिमय : इन्टरमीडिएट (विज्ञान ), सी० पी० आई० ( एम० ) ( पश्चिमी बगाल ), श्री जामिनी कात घोष के 

आत्मज , जन्म 14 मार्च, 1914, विवाह श्रीमती मोनी घोष से , सदस्य, राज्य सभा, 18- 9 -1984 से 31 - 10 -1986 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 4- 11- 19861 


29735 


घोष , श्री सुधीर : एम० ए० ( कैम्ब्रिज ), काग्रेस (पश्चिमी बगाल) , श्री अविनाश चद्र घोष के आत्मज , जन्म 27 
फरवरी, 1916, विवाह श्रीमती शान्ति घोष से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4- 1966, जन सम्पर्क 
अधिकारी, भारतीय उच्चायोग, लन्दन , 1947, सामुदायिक विकास के सवध में सयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ, ब्राजील , 1953-543; 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 18- 3 - 19671 


घोष , श्री सुरेन्द्र मोहन : काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री कामिनी मोहन घोष के आत्मज , जन्म 22 अप्रैल , 1893 , 
अविवाहित , सदस्य , (1 ) सविधान सभा, 1946 - 50 और (2 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52 , अध्यक्ष, ससदीय 
आवास समिति, 1950 - 52 , सदस्य , ( 1) लोक सभा , 1952 - 56 और ( 2 ) राज्य सभा, 13 -12 - 1956 से 
2- 4- 1962 और 3- 4 - 1962 से 2- 4 - 1968 , अध्यक्ष, बगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी , 1939 - 50, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - - 3 - 11 - 19761 


चक्रधर , श्री ए. : ( आन्ध्र प्रदेश), सदस्य , राज्य सभा , 3-4-1958 से 2-4- 1964 1 [ अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं है ] 
स्थायी पता . नेलापाडू , डाकघर बरीपालेम , तालुका तेनाली, जिला गुटूर ( आध्र प्रदेश) । 


चक्रवर्ती, श्री अमर प्रसाद : एम० ए०, एलएल० बी०, फारवर्ड ब्लाक ( पश्चिमी वगाल ), श्री उपेन्द्र लाल के आत्मज , 
जन्म दिसम्बर , 1921 , विवाह श्रीमती बकुलरानी चक्रवर्ती से, 3 पुत्र , सदस्य, पश्चिमी वगाल विधान परिषद्, 
1962 - 68 , मत्री , पश्चिमी बगाल सरकार, 1967, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1978 से 2-4-1984 और 3-4 -1984 से 
27 - 10 - 1985, सचिव, फारवर्ड ब्लाक, राज्य और केन्द्रीय सगठन, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 - 11 - 19851 


जीवन - वृत्त 


चक्रवर्ती, डा . रजत कुमार बी० एससी , वी० एम० ई. ( आनर्स ) , एम० एस०, पीएच० डी० , एम० आई० ई०, काग्रेस 
( पश्चिमी वगाल ), श्री एच० के० चक्रवर्ती के आत्मज, जन्म 1 जुलाई , 1925 , विवाह श्रीमती रत्ला चक्रवर्ती मे , 1 पुत्र 
तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1972 से 2- 4-1978 । 
स्थायी पता 112 /1, सन्तोषपुर एवेन्यू, पहली मजिल, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


* चक्रवर्ती, श्रीमती विजया : एम० ए० ( अग्रेजी) , असम गण परिषद् ( असम ), श्री वेद कात ठाकुर की आत्मजा , 
जन्म 7 अक्तूबर, 1940 , विवाह श्री जितेन चक्रवर्ती से , 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1986 से अद्यपर्यन्त , 
असमिया मे कुछ पुस्तको की लेखिका । 


स्थायी पता 


शातिपुर, वार्ड न. 3, डाकघर मगलदई , दराग ( असम ) । 


चटर्जी, श्री अरुण प्रकाश एम० ए०, एलएल० बी० , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी वगाल) , 
श्री दुर्गादास चटर्जी के आत्मज , जन्म 10 अप्रैल , 1921, विवाह श्रीमती रमा चटर्जी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , 
राज्य सभा, 3-4 -1966 से 2-4 -19721 
स्थायी पता जी० एफ . 345 , सेक्टर -1, विधान नगर, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


- 


चटर्जी, प्रो ( श्रीमती ) असीमा डी० एससी , एम० एससी०, पी० आर० एस०, (नाम-निदेशित) , डा० आई० एन० 
मुखों की आत्मजा, जन्म 23 सितम्बर , 1917, विवाह प्रो० बी० चटर्जी से , 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 18- 2- 1982 
से 13- 4 -1984 तथा 9- 5- 1984 से 8 -5 - 1990, (1 ) श्री शाति स्वरूप भटनागर पुरस्कार , 1961 और ( 2 ) पद्म 
भूपण , 1975 में पुरस्कृत , अनेक वेज्ञानिक शोध पत्रो की रचयिता । 
स्थायी पता 108, मानिकतला मेन रोड, ब्लाक 1, फ्लेट न० 3, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


चटर्जी, श्री जोगेश चन्द्र काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री विपिन चन्द्र चटर्जी के आत्मज, जन्म 1895, सदस्य , राज्य 
सभा, 3- 4-1956 से 2-4- 1960, 3-4 -1960 से 2- 4-1966 और 3 -4 -1966 से 28 -4- 1969 , सचिव, आल इंडिया 
आर० एस० पी०, 1940 - 53 , उपाध्यक्ष, ( 1 ) आल इडिया युनाइटेड ट्रेड्स यूनियन काग्रेस , 1949 - 53 और (2 ) 
यूनाइटेड सोशलिस्ट आर्गनाइजेशन, 1949 , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 28- 4- 19691 


चटर्जी, श्री निर्मल एम० ए०, भारतीय साम्यवादी दल (मावर्मवादी ) (पश्चिमी बगाल ), श्री खगेन्द्र नाथ चटर्जी के 
आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1925, विवाह श्रीमती मीरासेन गुप्ता मे, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1982 से 2-4 -19881 
स्थायी पता . 51 , रवीन्द्र पल्ली, जयनगर , कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल) । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


- 


चटर्जी, श्री प्रणब . एम० ए०, एलएल० बी० , जनता पार्टी ( विहार ), श्री सनत कुमार चटर्जी के आत्मज, जन्म 15 
जुलाई, 1929, विवाह श्रीमती महाश्वेता चटर्जी से, सदस्य , (1 ) चौथी विहार विधान सभा, ( 2) बिहार विधान परिषद, 
1977 - 78 और ( 3 ) राज्य सभा, 10- 4- 1978 से 2- 6- 1979, अध्यक्ष, बिहार सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1967- 68 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 9- 7- 19791 


चट्टोपाध्याय , प्रो० डी० पी० : एम० ए०, एलएल० वी०, डी० फिल०, पीएच० डी० ( लन्दन ) , काग्रेस ( आई ) ( पश्चिमी 
वगाल ), श्री पार्श्वनाथ चट्टोपाध्याय के आत्मज , जन्म 5 नवम्बर, 1933, विवाह श्रीमती शेफाली वासु से , 1 पुत्र, सदस्य , 
राज्य सभा, 10- 7-1969 से 9- 7-1975 और 10 -7-1975 से 9-7- 1981 , केन्द्रीय स्वास्थ्य और योजना मत्रालय में 
राज्य मत्री, 1971 - 73, वाणिज्य मत्री, फरवरी, 1973 से मार्च, 1977 , कई पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पताः 25 , पार्क मैन्शन, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


चतुन्नी मास्टर , श्री के . • प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( केरल) , 
. श्री रामिकुट्टी के आत्मज, जन्म 1921, विवाह, ( 1 ) श्रीमती कल्याणी और ( 2 ) श्रीमती पी० के० शारदा से , 4 पुत्र तथा 
2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा , ( 3 वार) और (2 ) राज्य सभा, 22-4 -1979 से 21- 4-1985, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 10- 8 - 19901 


चतुर्वेदी , श्री बनारसी दासः काग्रेस (मध्य प्रदेश ) , पडित गणेशीलाल चतुर्वेदी के आत्मज, जन्म 24 दिसम्बर , 
1892, विवाह श्रीमती हरी देवी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4- 1958 और 3- 4- 1958 
से 2- 4- 1964, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवंगत । श्रद्धाजलि - 3 - 5- 1985 1 


* चतुर्वेदी , श्री भुवनेश• एम० ए० ( अर्थशास्त्र) , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ), श्री राजा रामजी चतुर्वेदी 
के आत्मज, जन्म • 2 मई, 1928, अविवाहित, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा , 1972 - 77 और (2 ) राज्य 
सभा, 3- 4- 1982 से 2-4 -1988 और 3 -4 - 1988 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, मानसिक स्वास्थ्य विधेयक , 1981 सवधी 
सयुक्त ससदीय समिति , सचिव , राजस्थान प्रदेश काग्रेस ( आई) कमेटो, 1979 - 811 


स्थायी पता• भारत स्मृति भीमगज मडी, कोटा ( राजस्थान ) । 


चतुर्वेदी , श्रीमती विद्यावती : साहित्य रत्न , विद्या विशारद , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री नाथूराम रावत की आत्मजा , 
जन्म 6 दिसम्बर, 1924, विवाह श्री बाबूराम चतुर्वेदी से, 2 पुन तथा 1 पुत्री, सदस्या, ( 1) मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1957 - 62 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 - 4 - 1966 से 2- 4- 1972 और 10 - 4 - 1972 से 9- 4- 1978, उपाध्यक्षा, मध्य 
प्रदेश काग्रेस कमेटी । 


स्थायी पता : टोडिया भवन, छतरपुर (मध्य प्रदेश ) । 


" वर्तमान सदस्य । 


6A 


जीवन - वृत्त 


- 


* चनपुरिया , श्री शिवप्रसाद . भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , पण्डित छोटे लाल चनपुरिया के आत्मज , जन्म 
1 मार्च, 1917, विवाह श्रीमती तारावाई से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मध्य प्रदेश सरकार में मत्री, 1980, सदस्य, राज्य 
सभा, 10-4- 1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, 1985, अनेक नाटको के लेखक । 
स्थायी पता : गाव और डाकघर बाघराजी, जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


चन्द्रशेखर, श्रीः एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ) , निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ) , श्री सदानन्द सिह के आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 
1927, विवाहित, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1962 से 2 - 4 - 1968, 3 - 4 - 1968 से 2- 4- 1974 और 3- 4 - 1974 
से 22 -3- 1977 , सचिव, रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश , भारत के प्रधान मत्री, 10 नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . बलिया ( उत्तर प्रदेश ) । 


चन्द्रशेखर, डा० एस० एम० ए०, एम० लिट् , एम . एससी०, पीएच० डी० ( न्यूयार्क ) , एफ० एस० एस० ( लन्दन ), डी० 
लिट् ( मानद ), काग्रेस ( मद्रास, अब तमिलनाडु ) , श्री श्रीपति सारगपाणि के आत्मज, जन्म 22 नवम्बर, 1918, विवाह 
श्रीमती एन डाउनिज से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1964 से 2- 4- 1970, केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और 
शहरी विकास राज्य मत्री, 1967, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . 74, II मेन रोड, गान्धी नगर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


चन्द्रशेखर, श्रीमती मरगतम् . बी० एससी०, एल० टी० , एच० एण्ड एस० एस० ( लदन ) , ( 1 ) स्वतन्त्र पत्रकारिता 
( लदन ) , ( 2) गृह विज्ञान ( लदन ) और (3 ) डाइटैटिक्स कोर्स ( लदन ) मे डिप्लोमा प्राप्त किया , लदन में डिग्री 
पाठ्यक्रम में सास्थानिक प्रवन्ध एव प्रशासन में विशेषज्ञता प्राप्त की , काग्रेस ( आई) , ( नाम -निर्देशित ) , श्री विद्वान 
कलायुर मुनिस्वामी पिल्लै की आत्मजा, जन्म 11 नवम्बर , 1917, विवाह श्री आर० चन्द्रशेखर से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , 
सदस्य , लोक सभा, 1952 - 57 और 1962 - 67, केन्द्रीय उपमत्री, ( 1 ) स्वास्थ्य, 1952 - - 57, ( 2 ) गृह , 
1962 - 64 और ( 3 ) समाज कल्याण, 1964 - 67, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4 -1970 से 2- 4- 1976, 3- 4 - 1976 से 
2- 4 -1982 और 27- 9 - 1982 से 29 - 12 -1984, महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 19721 
स्थायी पता• 79, सैन्थम हाई रोड, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


चन्द्रशेखरन, श्री के० • वी० ए०, वी० एल०, सोशलिस्ट पार्टी ( केरल ) , श्री के राम वर्मा के आत्मज, जन्म 22 
सितम्बर , 1921 , अविवाहित, सदस्य , केरल विधान सभा, 1957 - 59 तथा 1960 - 64, मत्री, केरल सरकार, 
1960 - 63, सदस्य , राज्य सभा , 17 -4 - 1967 से 2-4 -1970 और 3- 4 -1970 से 2- 4-1976, अध्यक्ष , केरल सयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी , 1963 - 66 और 1967 , अध्यक्ष, इडियन सोशलिस्ट पार्टी । 


स्थायी पता : एर्णाकुलम , कोचीन ( केरल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


- 


चेगलवरायन , श्री टी० : बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( ओ०) (तमिलनाडु ) , जन्म 13 अगस्त, 1908, विवाहित , 
सदस्य, राज्य सभा , 9- 8- 1963 से 2 - 4- 1966 तथा 3- 4 - 1966 से 2 - 4- 1972, सचिव, तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस 
कमेटी । 


स्थायी पता : 4 -ए, हाल रोड, किलपॉक , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


चेटिया , श्री पूर्णानन्द वी० ए० , काग्रेस ( असम ), श्री रमाकात चेटिया के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1907, विवाह 
श्रीमती अन्नदाबाला से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , असम विधान सभा , 1946, 1952 तथा 1957 , मुख्य मत्री असम , 
के ससदीय सचिव, 1946 , मत्री, असम सरकार , 1951 और 1952 - 57, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1964 से 
2 - 4 - 19701 


स्थायी पता : त्रिपुरा कैसल रोड , डाकघर शिलग (मेघालय) । 


चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम . बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु ), श्री के० सुब्रमण्य 
चेट्टियार के आत्मज, जन्म 5 मई , 1903, सदस्य , ( 1) केन्द्रीय विधान सभा , 1935 - 45 और ( 2) मद्रास विधान 
सभा, 1946, मत्री, मद्रास सरकार , 1946 -~~-49, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4- 1958 से 2 -4 - 1964 1 
स्थायी पता • श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर ( तमिलनाडु ) । 


चोरडिया , श्री विमल कुमार मन्नालालजी . बी० काम०, एलएल० बी०, जनसघ ( मध्य प्रदेश ) , श्री मन्नालाल जी 
चोरडिया के आत्मज, जन्म 15 अक्तूबर, 1924, विवाह श्रीमती लीला बाई से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) 
मध्य भारत विधान सभा, 1952 - 57, (2 ) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 - 62 और (3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1 
से 2-4 -1968, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश जनसघ । 
स्थायी पता : डाकघर भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) । 


चौटाला, श्री ओम प्रकाश . दसवी कक्षा तक अध्ययन किया , जनता दल ( हरियाणा), चौधरी देवी लाल के आत्मज , 
जन्म 1 जनवरी, 1935, विवाह श्रीमती स्नेह लता से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) हरियाणा विधान सभा , 1970 
से 1973 और (2 ) राज्य सभा , 14 -8- 1987 से 9- 4- 1990, हरियाणा के मुख्य मत्री, दिसबर, 1989 से मई, 1990, 
जनता पार्टी के महासचिव, 1977 - 801 
स्थायी पता • तेजाखेडा फार्म हाउस , तेजाखेडा, डाकघर चौटाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा ( हरियाणा) । 


जीवन - वृत्त 


औधरी . श्री ए० एस० : एम० ए० , काग्रेस ( आई. ) ( आध्र प्रदेश ) , श्री ए० बापीनीडु के आत्मज , जन्म 21 जुलाई, 
1030. विवाह श्रीमती ए० रत्नावली चौधरी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 10 - 4- 1972 से 9- 4- 1978 
तथा 3 -4 -1980 से 2 - 4- 19861 


स्थायी पता : मकान न . 8 - 2 - 325 / 1 , रोड न० 7, बजारा हिल्स , हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


चौधरी, श्री एन . पी० वी० कॉम०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री जुराखन प्रसाद चौधरी के आत्मज, जन्म 
16 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती रामप्यारी बाई से, 5 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1962 - 67 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1968 से 2- 4 -1974 तथा 3- 4 - 1974 से 2 - 4- 19801 


स्थायी पता • भारतीपुर रोड , जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


चौधरी, श्री गनेशी लाल • एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( सगठन ) ( उत्तर प्रदेश) , श्री मूल चन्द्र चौधरी के 
आत्मज , जन्म 5 अगस्त , 1921 , विवाह श्रीमती शान्तादेवी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) लोक सभा, 
1952 - 57, और ( 2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957 ~ ~-62 और 1962 - 67, ससदीय सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार , 
1960 - 63, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1968 से 2- 4 - 1974, दिवगत । श्रद्धाजलि - 2 -12- 19811 


चौधरी , डा . चन्द्रमणिलाल • काग्रेस (बिहार) , श्री बाबू नान्हूलाल चौधरी के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1915 , 
विवाह श्रीमती कमला कुमारी देवी से , 4 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान सभा , 1952 - 57 , ( 2 ) 
लोक सभा, 1957 - 62 और 1962 - 67 और ( 3 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1974 से 8 - 2- 1979, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 19 - 2 -19791 


चौधरी , श्री त्रिदिव : एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) . क्रांतिकारी समाजवादी दल ( पश्चिमी बगाल ), श्री गणेश गोविन्द के 
आत्मज, जन्म 13 दिसम्बर, 1911, अविवाहित , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1952 - - 84 और ( 2 ) राज्य सभा, 
10 -7-1987 से अद्यपर्यन्त , अनेक पुस्तको के लेखक । 


थाया पता • 37 , रिपन स्ट्रीट ( मुजफ्फर अहमद सरणी) , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) 


विवाह श्रीमती लोपामुद्रा से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्रा, 


श्री नृपति रजन . बी० ए०, काग्रेस ( असम ) , श्री नरेन्द्र चन्द्र चौधरी के आत्मज , जन्म 18 मई, 1937, 

" तापामुद्रा स , 1 पुत्र तथा १ पत्री, सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 - 1972 से 9 - 4 - 19781 


स्थायी पता : रामकृष्ण मिशन रोड , डाकघर- करीमगज ( असम) । 


वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा - - 


सा , असा 


चौधरी , श्री महेन्द्र मोहन बी० ए० , एलएल० वी० , काग्रेस ( असम ) , श्री डाडीराम चौधरी के आत्मज , जन्म 12 
अप्रैल , 1908, विवाह श्रीमती सुखलता चौधरी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , असम विधान सभा, 1946 - 56 और 
1958 --- 72, ससदीय सचिव, असम सरकार, 1947 - 50 , मत्री, असम सरकार, 1950 - 55 और 1967 - 70, 
अध्यक्ष, असम विधान सभा, 1959---- 67, मुख्य मत्री, असम , 1970 - 72, सदस्य , राज्य सभा, 1 -12 - 1956 से 
9- 4 -1958 और 19-6 -1972 से 2-4 -1974, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1956 - 58 , अध्यक्ष , 
असम प्रदेश काग्रेस कमेटी, असमिया पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि --18- 2-1983 । 


" 


. . 


.. 


* चौधरी, श्रीमती रेणुका . एम० ए० ( औद्योगिक मनोविज्ञान ), विपणन प्रबन्ध , जन सम्पर्क और विज्ञापन में डिप्लोमा, 
तेलुगु देशम ( आन्ध्र प्रदेश ) , एयर कोमोडोर के० एस० राव की आत्मजा, जन्म 13 अगस्त, 1954, विवाह श्री श्रीधर 
चौधरी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : मोन रेपोज, 8-2- 269 / 3, रोड स. 2, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद । ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


चौरसिया , श्री शिव दयालसिह : बी० एससी०, एलएल० बी० , जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री प्राग राम चौरसिया के 
आत्मज , जन्म 13 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती रामप्यारी से , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1974 से 2- 4 - 19801 
स्थायी पता 13, ए० पी० सेन रोड , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


चौहान , श्री नवाब सिह . काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), ठाकुर बलवत सिह के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1909, विवाह 
श्रीमती हरीप्यारी देवी से , 3 पुत्र, सदस्य , (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 - 1952 से 
2- 4 - 1958 तथा 3- 4 - 1958 से 21- 6 - 1963, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 - 4 - 1981 । 


छागला, श्री एम० सी० . बी० ए० ( ऑक्सफोर्ड ) , बॉर- एट- लॉ , एलएल० डी० ( मानद ), निर्दलीय ( महाराष्ट्र ), श्री करीम 
के आत्मज , जन्म 30 सितम्बर , 1900, विवाह श्रीमती मेहरूनिसा धारसी जीवराज से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य 
सभा, 2-3 -1964 से 2 -4- 1966 और 3 -4- 1966 से 2- 4- 1972,,केंद्रीय मत्री, (1 ) शिक्षा, नवम्बर, 1963 से 
नवम्बर, 1966 और ( 2 ) विदेश, नवम्बर, 1966 से सितम्बर, 1967, सभा के नेता, राज्य सभा, 1964 - 66 और 
1966- 67 , अवर न्यायाधीश, बबई उच्च न्यायालय , 1941 - 47, मुख्य न्यायाधीश, बबई उच्च न्यायालय , 1947 -- 58 , 
कुलपति , बबई विश्वविद्यालय, 1947, राज्यपाल , बबई, अक्तूबर से दिसबर, 1956, तदर्थ न्यायाधीश , हेग स्थित 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1957 - 60 , भारत के राजदूत, ( 1 ) अमरीका, मेक्सिको तथा क्यूबा, 1958 - 61 और ( 2 ) 
आयरलैड, 1962-63, इग्लैण्ड मे भारत के उच्चायुक्त, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 16- 2- 1981 । 


छेत्री, श्री कृष्ण बहादुर • बी० ए० तथा हिन्दी में कोविद, काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ) , श्री डी० बी० छेत्री के आत्मज , 
जन्म 15 अक्तूबर, 1935, विवाह श्रीमती भीम कुमारी छेत्री से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1972 से 
22 - 3 - 1977 । 


स्थायी पता : दिलाराम, डाकघर तुग, जिला दार्जिलिग ( पश्चिमी बगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


70 


जीवन - वृत्त 


छेत्री, श्रीमती माया देवी काग्रेस (पश्चिमी वगाल ) , श्री कुल वहादुर छेत्री की आत्मजा, जन्म • मार्च, 1921 , विवाह 
श्री डी० बी० छेत्री से, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 2- 4 -1958 और 3- 4 - 1958 से 2- 4- 1964, उपसभाध्यक्ष, 
राज्य सभा , 1959, नेपाली भाषा में पुस्तको की लेखिका । 
स्थायी पता छेत्री भवन, डाकघर कुर्सियाग , जिला दार्जिलिग ( पश्चिमी वगाल ) । 


जकारिया , डा० रफीक एम० ए० , पीएच. डी . ( लदन) , बैरिस्टर - एट - लॉ, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री बालूमिया 
जकारिया के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1920, विवाह श्रीमती फातिमा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) महाराष्ट्र 
विधान परिषद्, 1960 - 62 और ( 2) महाराष्ट्र विधान सभा, 1962 -- 78, उपमत्री / मत्री, महाराष्ट्र सरकार , 
1962 - 77 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1978 से 2-4 -1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1980 - 81 , 1981 -82 तथा 
1982- 83, कुछ पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता • 3, सीलैण्ड , 41 , कुफे पैरेड , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


जगत नारायण, श्री बी० ए०, भारतीय क्राति दल ( हरियाणा), श्री लक्ष्मीदास चोपडा के आत्मज, जन्म 31 मई, 
1899 , विवाह श्रीमती शांति देवी से , 2 पुत्र तथा 8 पुत्रिया, सदस्य , पजाब विधान सभा, 1952 -~- 62, पजाव सरकार में 
मत्री, 1952 - 56 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1964 से 2- 4- 1970, महासचिव , पजाब प्रदेश काँग्रेस कमेटी , 
1951 - 54, दिवगत । श्रद्धाजलि - - 10 - 9 - 19811 


जगबीर सिह, श्री बी० ए०, एलएल० बी० , जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश) , कुवर होशियार सिह के आत्मज , जन्म 
अक्तूबर , 1922, विवाह श्रीमती सरोज वाला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1957 - 67 और 1969 - - 74 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1974 से 2- 4- 1980 , केन्द्रीय राज्य मत्री, सूचना और 
प्रसारण मत्रालय, 1977 - 78 । 


स्थायी पता . ग्राम तथा डाकघर भटोना, जिला वुलन्दशहर ( उत्तर प्रदेश) । 


* जगमोहन , श्री . एम० ए० , (नाम -निर्देशित ) , श्री अमीर चन्द के आत्मज , जन्म 25 सितम्बर, 1927 , विवाह श्रीमती 
उमा जगमोहन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल , 1980 - 81 और 1982 -84 , जम्मू और कश्मीर के 
राज्यपाल , 1984- 90 , सदस्य , राज्य सभा, 28- 5- 1990 से अद्यपर्यन्त , ( 1 ) पद्मश्री, 1971, ( 2 ) पद्म भूषण, 1977 

और ( 3 ) आस्ट्रेलियन कल्चरल एवार्ड, 1975 से सम्मानित , अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता: 61, लोदी एस्टेट , नई दिल्ली । 


- 


" वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


- 


जगरलामूडी , श्री चन्द्रमौलिः बी० ए०, बी० एल०, स्वतत्र पार्टी ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री जे. कुप्पूस्वामी चौधरी के आत्मज , 
जन्म 4 जुलाई, 1914 , विवाह श्रीमती गगा भवानी से , 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 
1955 - 62 और ( 2) राज्य सभा, 3 -4- 1968 से 2-4 -19741 


स्थायी पता . 14वीं लाइन , अरुण्डेलपेट , गुटूर ( आध्र प्रदेश ) । 


जनार्दनम् , श्री ए० पी० एम० ए० , अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक ( तमिलनाडु ), श्री ए० पुरुषोत्तम के आत्मज, जन्म 
25 दिसम्बर, 1919 , विवाह श्रीमती ए० पी० जे० मनोरजितम् से, 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान परिषद, 
1968 - 74 और (2 ) राज्य सभा, 25 -7 -1977 से 24-7 -1983, कई पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - - 13- 4 - 1987 । 


जमीर, श्री एस. सी०: वी० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) (नागालैंड), श्री सेनयागवा जमीर के आत्मज, जन्म 
17 अक्तूबर , 1931, विवाह श्रीमती अलेम्ला से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , लोक सभा , 1961 -- 70 , विदेश 
मत्रालय में ससदीय सचिव, रेल , श्रम , नियोजन, पुनर्वास, खाद्य और कृषि मत्रालयो में केन्द्रीय उप - मत्री, 1968 - - 70 , 
सदस्य, नागालैण्ड विधान सभा, मत्री, नागालैण्ड सरकार, 1974, उप- मुख्य मत्री, नागालैण्ड , 1977, मुख्य मत्री, 
नागालैण्ड , 1979 और 1982 - 86 , सदस्य , राज्य सभा , 2- 7- 1987 से 2- 2- 19891 
स्थायी पता : नागार्जन , डाकघर दीमापुर ( नागालैण्ड ) । 


जमुना देवी, श्रीमतीः मैट्रिक तक अध्ययन किया, जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश) , श्री सुखाजी सिघर की आत्मजा, जन्म 
19 नवम्बर, 1929, विवाह श्री गुलाबचन्द से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) मध्य भारत विधान सभा, 1952 - 57, ( 2) लोक 
सभा, 1962 - 67 और (3 ) राज्य सभा, 10 - 4- 1978 से 2-4 - 1980 , महासचिव, जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश) , 
1977 - 78 । 
स्थायी पताः 54 , नेहरू मार्ग, झाबुआ ( मध्य प्रदेश) । 


जयललिता जयराम, कुमारी . मैट्रिक , अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक ( तमिलनाडु ) , श्री आर० जयराम की आत्मजा, 
जन्म 24 फरवरी, 1948, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1984 से 28 -1 -1989, महासचिव, अखिल भारतीय 
अन्नाद्रमुक पार्टी, तमिल पुस्तको और उपन्यासो की लेखिका । 


स्थायी पताः वेद निलयम , 36, पोइज गार्डन , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


जलाली, आगा सैयद मोहम्मद . नेशनल कान्फ्रेंस ( जम्मू और कश्मीर) आगा सैयद हसैन शाह जलाली के आत्मज , 
जन्म अप्रैल, 1905, विवाह श्रीमती बादशाह वेगम से , 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) जम्मू और कश्मीर सविधान 
सभा, 1951 -52 और ( 2) राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4- 1956 और 3-4- 1956 से 22 - 2-1961 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 23 - 2 - 19611 


उ पतिया,सदस्य, जम्मू और कश्मीर सावधान 


- 


72 


जीवन - वृत्त 


* जवलि , श्री जे० पि० : इन्टरमीडिएट आर्टस तक अध्ययन किया, जनता दल ( कर्णाटक ) , श्री पद्मनाभैया के 
आत्मज , जन्म 4 मई, 1931 , विवाह श्रीमती शकुन्तला जे० जवलि से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 
3 -4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 8 / 1, क्लब रोड, हुबली ( कर्णाटक ) । 


जवार हुसैन , श्री बी० ए० ( आनर्स ) , बी० एल०, काग्रेस (बिहार) , श्री एम . मोहम्मद जवार के आत्मज , जन्म 
2 फरवरी, 1916, विवाह श्रीमती अख्तर वानो बेगम से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , बिहार विधान सभा , 
1957 -- 62 , 1967- 68 और 1969 - 72, मत्री, बिहार सरकार , 1961 और 1969 --- 75 , सदस्य, राज्य सभा , 
20 - 12- 1975 से 9- 4 - 19781 
स्थायी पता• 10, वाटर टावर रोड , पटना ( बिहार ) । 


जसवन्त सिह , श्री बी० ए०, निर्दलीय ( राजस्थान ), कर्नल ठाकुर पृथीराज सिह जी के आत्मज, जन्म 23 अक्तूबर , 
1903 , विवाह श्रीमती गुलाब कुमारी से , सदस्य, ( 1 ) बीकानेर विधान सभा , 1940 - 48, ( 2 ) सविधान सभा , 
1948 - 50, ( 3 ) अन्त कालीन ससद, 1950 -51 और ( 4 ) राजस्थान विधान सभा, 1952 - 56 , विपक्ष के नेता , 
राजस्थान विधान सभा, 1952 - 56, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1956 से 2- 4- 1962 , बीकानेर राज्य में मत्री , 
1941 - 48, प्रधान मंत्री, बीकानेर राज्य, 1948, मत्री, राजस्थान राज्य, 19511 
स्थायी पता : डौडसर हाउस , बीकानेर ( राजस्थान) । 


जसवन्त सिह, श्री बी० ए० , वी० एससी०, भारतीय जनता पार्टी ( राजस्थान ), ठाकुर सरदार सिंह के आत्मज, जन्म 
3 जनवरी, 1938, विवाह श्रीमती शीतल कुमारी से , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 5 - 7- 1980 से 4-7 - 1986 
तथा 5- 7- 1986 से 27- 11- 19891 
स्थायी पता जसोल हाउस , पावटा क्षेत्र, जोधपुर ( राजस्थान ) । 


ज़ाकिर हुसेन , डा० एम० ए०, पीएच० डी० ( वर्लिन ) , डी० लिट° ( मानद ) , (नाम-निर्देशित ) , श्री फिदा हुसैन के 
आत्मज, जन्म 8 फरवरी, 1897, विवाह श्रीमती शाहजहा बेगम से , 2 पुत्रिया, उपकुलपति, ( 1) जामिया मिलिया 
इस्लामिया, दिल्ली, 1926 - 48 और ( 2) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय , अलीगढ , 1948 - 56, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4 - 1952 से 2- 4- 1956 तथा 3 - 4- 1956 से 6- 7 -1957, उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति , 
13 - 5- 1962 से 12- 5- 1967 तथा भारत के राष्ट्रपति 13- 5 - 1967 से 3 -5 - 1969, ( 1 ) पद्म विभूषण, 1954 और 
( 2 ) भारत रत्न , 1963 से सम्मानित , कई पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 5- 5 - 19691 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- 


जाधव, श्री डी . के . ( मध्य प्रदेश ) , सदस्य , राज्य सभा, 25 -3 - 1969 से 2- 4- 19701 [ अन्य व्यौरे उपलब्ध नही 


स्थायी पता • जय बिहार, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश) । 


जाधव , श्री पाडुरंग धर्माजी . मैट्रिक , चमडा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, (नाम -निर्देशित ), श्री धर्माजी अम्बोजी जाधव के 
आत्मज, जन्म 9 सितम्बर, 1922 , विवाह श्रीमती उषाताई मुकाणे से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , (1) बम्बई विधान 
सभा , 1952 - 57 और ( 2 ) राज्य सभा , 14 -4 -1978 से 13 - 4- 1984 , 1971 मे पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 -7- 1987 1 


* जाधव , श्री विठ्ठलराव माधवरावः एम० एससी० ( कृषि ), काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री माधवराव पाटिल 
( जाधव ) के आत्मज , जन्म 30 अक्तूबर , 1937, विवाह श्रीमती शोभा विट्ठलराव जाधव से, 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य 
सभा, 3- 4 -1982 से 2 -4- 1988 और 3 -4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता• 1, एच० आई० जी० कालोनी, आई० टी० आई० के पास , नादेड ( महाराष्ट्र ) । 


* जानी, श्री जगदीशः मैट्रिक , काग्रेस ( आई ) ( उडीसा), श्री उतारा जानी के आत्मज, जन्म 3 जनवरी, 1921 , 
विवाह श्रीमती सौरी जानी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) उडीसा विधान सभा, 1971 - 73 और 1974 - 77 

और ( 2 ) राज्य सभा, 2- 7-1980 से 1-7 -1986 तथा 2- 7- 1986 से अद्यपर्यन्त । । 
स्थायी पताः ग्राम तथा डाकखाना - दालपाडा , थाना - खजूरीपाडा, जिला -फुलवनी ( उडीसा) । 


जामुदा, श्री दुर्गा प्रसाद• बी० ए०, बी० एल० , काग्रेस ( आई ) (बिहार), श्री जोगेन हो के आत्मज, जन्म 13 फरवरी , 
1943 , विवाह श्रीमती मगदाली जामुदा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , बिहार विधान सभा, 1972 मे चुने गए, बिहार 
सरकार में उपमत्री, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 10- 4- 1984 से 9- 4- 19901 
स्थायी पता• देलियामार्चा रोड, चाईवासा, पोस्ट आफिस चाईवासा, जिला सिहभूम (बिहार ) । 


* जायसवाल, श्री अनन्त राम . बी० ए०, एलएल० बी०, जनता दल ( एस ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री अयोध्या प्रसाद के 

आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1928, विवाह श्रीमती सावित्री से, 1 पुत्री, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967 और 
1969 - 74, उप मत्री / मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1967 और 1970, सदस्य , (1 ) लोक सभा , 1977 -~~-79 और 
( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश , 1983 - 85, महासचिव, अखिल 
भारतीय जनता पार्टी, 1985 - 871 


स्थायी पता : 554, रसूलपुर, वारावकी ( उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


74 


जीवन- वृत्त 


जार्ज , श्री के० सी० एम० ए०, एलएल० वी०, साम्यवादी दल ( ट्रावनकोर- कोचीन अब केरल ) , श्री के० जी० चेरियन के 
आत्मज, जन्म 1903 , अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 5 -3 - 1954 1 
स्थायी पता फेयर लाइट यूनिवर्सिटी रोड, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


जुगल किशोर, श्री बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( पजाब ) , श्री चिरजी लाल के आत्मज , जन्म 1888, विवाह 
श्रीमती इन्द्रावती से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 20 - 4 -1957 से 2- 4- 1962, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 1 - 8- 19671 


* जेकब , श्री एम० एम० एम० ए०, एलएल . बी , आय कर विधि में डिप्लोमा और समाज विज्ञान में प्रमाणपत्र, काग्रेस 
( आई) ( केरल ), श्री मेथ्यू के आत्मज, जन्म 9 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती अचमा से, 4 पुत्रिया , सदस्य, राज्य 
सभा , 2- 7- 1982 से 1 -7 - 1988 और 2- 7- 1988 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष , अधीनस्थ विधान सबन्धी समिति , राज्य सभा , 
1984-~~~ 86 , उप- सभापति, राज्य सभा, 22 - 2-1986 से 21 -10- 1986 , अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 
1986, जल ससाधन मत्रालय के केन्द्रीय राज्य मत्री और ससदीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री, अक्तूबर , 1986 से 
नवम्बर , 1989, महासचिव, केरल प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1978 - 841 
स्थायी पता आई- .- 1, जवाहर नगर, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


* जेठमलानी, श्री राम एलएल० एम०, जनता दल ( कर्णाटक ) , श्री बूलचन्द गुरमुख दास के आत्मज, जन्म 
14 सितम्बर, 1923, विवाह श्रीमती रत्ना जेठमलानी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) लोक सभा, 1977 -79 
तथा 1980 - 84 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• 12, ब्रटन रोड, रिचमौन्ड टाउन , बगलौर ( कर्णाटक ) । 


जैदी, कर्नल बशीर हुसैन बी० ए० ( पजाब ), बी० ए० ( आनर्स ) ( कैम्ब्रिज ), बार - एट - लॉ, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , 
श्री शौकत हुसैन जैदी के आत्मज, जन्म 26 जुलाई, 1898, विवाह श्रीमती कुदसिया से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मत्री, 
रामपुर स्टेट, 1930 - 36, मुख्यमत्री , तत्कालीन रामपुर स्टेट, 1937 -~- 49, उपकुलपति , अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय , 
1956- ~- 62 , सदस्य, ( 1 ) सविधान सभा, 1947 - 49, (2 ) अन्त कालीन ससद , 1949-~- 51, ( 3 ) लोक सभा , 
1952 - 57 तथा ( 4 ) राज्यसभा, 11 - 12 - 1963 से 2- 4 - 1964 तथा 3- 4 - 1964 से 2- 4 - 19701 
स्थायी पता . जामिया नगर, नई दिल्ली । 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


जैन, श्री अजीत प्रसादः एम० ए० ( ऑनर्स ), एलएल० बी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश ), श्री मुकुन्दलाल के आत्मज, जन्म 
1902, विवाह श्रीमती लक्ष्मीदेवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 -~- 46 और 
1946 - 47, ( 2 ) सविधान सभा, 1947 - 50, ( 3 ) अन्त कालीन ससद, 1950 - 52 और ( 4) लोक सभा , 
1952 - 57, 1957 - 62 और 1962 - 65, केन्द्रीय मत्री, ( 1) राहत और पुनर्वास, 1950 - 54 और ( 2 ) खादय 

और कृषि, 1954 - 59, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1968 से 2- 4 - 1974 , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी , 
1961 - 64, केरल के राज्यपाल , 1965-66, अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 28 -2-19771 


* जैन , डा . जिनेन्द्र कुमारः एम० बी० बी० एस० , एम० एस० , एफ० आई० सी० एस० , भारतीय जनता पार्टी ( मध्य 
प्रदेश ), श्री इलम चन्द जैन के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1945, विवाह डा० ( श्रीमती ) रागिनी जैन से, 1 पुत्र तथा 
1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 23- 3 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• जैन मेडिकल सेन्टर , ए- 39 , एन० डी० एस० ई० -II, नई दिल्ली । 


जैन , श्री जे० के०. साहित्य रत्न , काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री राजे लाल जैन के आत्मज , जन्म 15 अगस्त , 
1939, विवाह श्रीमती निर्मल जैन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 30- 6- 1980 से 29- 6- 1986 1 
स्थायी पताः 16, पार्क एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली । 


जैन , श्री धर्मचन्द . काग्रेस ( आई) (बिहार), श्री मिश्री लाल जैन के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1935, विवाह 
श्रीमती शोभा जैन से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1970 से 2 -4- 1976 और 3- 4-1976 से 
2 - 4 - 19821 
स्थायी पता . डाकघर चाईवासा, जिला सिहभूम (बिहार ) । 


जैन , श्री रत्न लालः बी० ए०, एलएल० बी , जनसघ ( पजाब ) , श्री पजीशाह जैन के आत्मज , जन्म 20 अप्रैल, 1919, 
विवाह श्रीमती केलाशवती से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1968 से 2 -4- 1974 | 


स्थायी पता ए0- 3 / 267, पश्चिम विहार, दिल्ली । 


जैन, श्री राजेन्द्र प्रसादः (बिहार), सदस्य , राज्य सभा , 3- 4-1964 ( चुनाव अवैध घोषित किया गया ) । 
स्थायी पताः II/ सी -95-98 , लाजपत नगर , नई दिल्ली । 


जैन , श्री श्रीयंस प्रसाद . काग्रेस ( वम्बई अब महाराष्ट्र) , राय साहिब गणेशी लाल के आत्मज , जन्म 3 नवम्बर , 
1908 , विवाह श्रीमती कमलावती जैन से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2- 4- 1954 और 
3 -4 - 1954 से 2- 4 -1958 1 


स्थायी पता• 29 -ए, कार्माइकल रोड , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 
* वर्तमान सदस्य । 
76 


जीवन -वृत्त 


जैपुरिया , श्री सीताराम वी० काम०, निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश) , सेठ मगतूराम जैपुरिया के आत्मज, जन्म 27 मई, 
1926, विवाह श्रीमती गायत्री देवी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1962 से 2-4 - 1968 और 
3 - 4- 1968 से 2-4 - 1974, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि ---23 -7 -1985 1 


जैरामदास दौलतराम , श्री एलएल० डी० (मानद ), ( नाम-निर्देशित ), श्री दौलतराम जेठमल के आत्मज, जन्म . 1891 , 
विवाह श्रीमती देवीबाई से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) बम्बई विधान परिषद्, 1927 -- 29 और ( 2) सविधान 
सभा, 1946 - 47 और 1948 - 50, केन्द्रीय खाद्य और कृषि मत्री, 1948 - 50, सदस्य, राज्य सभा, 19- 10- 1959 
से 2-4-1964, 3- 4-1964 से 2-4-1970 और 3- 4- 1970 से 2-4 -1976 , महासचिव , भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, 
1931 - 34, कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस , 1933, बिहार के राज्यपाल , 1947 -48, असम के राज्यपाल , 
1950 - 56 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 1 -3 -19791 


जैल सिह, ज्ञानीः डी . लिट . (मानद ) , काग्रेस ( आई) (पजाव ), सरदार किशन सिह के आत्मज, जन्म 5 मई , 
1916, विवाह श्रीमती प्रधान कौर से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , मत्री, पटियाला सरकार तथा पूर्वी पजाब राज्य सघ , 
1948 - 49 तथा 1951 - 52 , महासचिव, राज्य काग्रेस कमेटी, 1938, अध्यक्ष , पेप्सू प्रदेश काग्रेस कमेटी, 
1955 - 56 , उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, पजाब प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1956 -~ 58 तथा 1966 - 72, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4- 1956 से 10 -3 -1962 , भारत के राष्ट्रपति, 1982 - 87, पजाबी में दुखी प्रजा- दी -पुकार के लेखक । 
स्थायी पताः 4, सरकुलर रोड , नई दिल्ली । 


* जोगी, श्री अजीत बी० ई० ( मेकेनिकल), काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ) , श्री के० पी० जोगी के आत्मज , जन्म 29 
अप्रैल, 1946, विवाह डा० ( श्रीमती) रेणु जोगी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30 - 6- 1986 से अद्यपर्यंत , 
1970 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश और 1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र, “ एडमिनिस्ट्रेशन आफ 
पेरीफेरेल अर्बन एरियाज " के लेखक । 
स्थायी पता सी -6, रेजीडेन्सी एरिया, इन्दौर ( मध्य प्रदेश) । 


जोगेन्द्र सिह , श्री . ( उत्तर प्रदेश ), जन्म 1903 , सदस्य, ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1937 - 46, ( 2 ) सविधान 
सभा, 1946 -~~ 49, ( 3 ) अन्त कालिक ससद , 1950 --52 ( 4 ) लोक सभा, 1952 - 62 और ( 5) राज्य सभा , 
11 -12 -1963 से 2- 4- 1966 तथा 3 -4 - 1966 से 20 -9 -1971, दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 2- 1979 । 


जोशी, श्री उमाशकर जेठालाल एम० ए०, डी . लिट . (मानद), ( नाम-निर्देशित) , श्री जेठालाल कमलजी के 
आत्मज , जन्म 21 जुलाई, 1911 , विवाह श्रीमती ज्योत्सना से, 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1970 से 
2- 4- 1976, कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय , 1966 - 72, ( 1) भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1967 और ( 2) साहित्य 
अकादमी पुरस्कार , 1973 से सम्मानित, काव्य साहित्यालोचना, लघु कथाओ इत्यादि को अनेक पुस्तको के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 - 12- 19881 


+ 


- 


- 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- 


- 


जोशी, कुमारी कुमुदबेन एम० बी० ए०, काग्रेस ( आई) ( गुजरात ) , श्री मणिशकर जोशी की आत्मजा, जन्म 
31 जनवरी, 1934 , अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा , 15 - 10 - 1973 से 2 - 4 - 1976 , 3- 4 - 1976 से 2- 4 - 1982 और 
3- 4-1982 से 25 -11- 1985, केन्द्रीय उपमत्री, (1 ) सूचना और प्रसारण , अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1982 और 
( 2 ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1984, महासचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी । 


स्थायी पताः चगा ( धानोरी) वाया गणदेवी, बिलिमोरु स्टेशन ( पश्चिम रेलवे ), जिला बलसाड ( गुजरात ) । 


जोशी, श्री कृष्णानन्दः बी० ए० , एलएल० बी० , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , प० दुर्गा दत्त जोशी के आत्मज , जन्म 
13 सितम्बर , 1926 , अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1976 से 2-4- 1982 और 3-4 -1982 से 2 -4- 1988 , 
महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी , 1980 - 821 


स्थायी पताः ग्राम तथा डाकघर शान्तिपुर , ब्लाक - 2, तहसील किच्छा, जिला नैनीताल ( उत्तर प्रदेश ) । 


जोशी, श्री जगदीशः बी० ए० , एलएल० बी० , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), प० भवानी दत्त जोशी के आत्मज, जन्म 
25 सितम्बर , 1930, विवाह श्रीमती प्रेम जोशी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , विन्ध्य प्रदेश विधान सभा, 1952, 
विपक्ष के नेता , विन्ध्य प्रदेश विधान सभा, 1952, सदस्य, (1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 और ( 2) राज्य सभा , 
3- 4-1974 से 2- 4-1980, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, 1978 - 79 , महासचिव, विन्ध्य प्रदेश समाजवादी दल , 
1948, चेयरमैन, (1 ) राज्य समाजवादी दल, 1950 और 1962 और ( 2) एस० एस० पी०, 1968 और 1969, हिन्दी 
में एक काव्य पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पताः कासान्ता हाउस, रीवा ( मध्य प्रदेश ) । 


जोशी, श्री जगन्नाथ रावः बी० ए०, भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली), श्री अनन्तराव जोशी के आत्मज, जन्म 23 जून, । 
1920 , अविवाहित, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1967 - 70 तथा 1971 - 77 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1978 से 
2- 4- 1984, सचिव , उपाध्यक्ष , भारतीय जनसघ , 1954 - 68 और 1968 - 74, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, 
19811 
स्थायी पताः नारगुड, जिला धारवाड (कर्णाटक ) । 


जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्णः काग्रेस ( गुजरात ), श्री हरिकृष्ण प्रागजी जोशी के आत्मज , जन्म 23 मई, 1902 , 
विवाह श्रीमती निर्मला जोशी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 2) राज्य सभा , 
22 - 4-1957 से 2-4 - 1960 और 3- 4-1960 से 2-4- 1966, उपसभापति , सौराष्ट्र सविधान सभा, 1949-50 , उपाध्यक्ष, 
सौराष्ट्र विधान सभा, 1950 - 52, सचिव, सौराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1944 -45 और 1948-49, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 9 -6 - 19801 


- 78 


जीवन- वृत्त 


जोशी, श्री मगनलाल भगवानजी हाई कोर्ट वकील परीक्षा दी , काग्रेस ( मुम्बई अब महाराष्ट्र ) , श्री भगवानजी जोशी 
के आत्मज , जन्म 20 अप्रैल , 1899 , विवाह श्रीमती मगलाबेन जोशी से, 5 पुत्र, सदस्य, सौराष्ट्र विधान सभा, 1948 

और 1952, अध्यक्ष, सौराष्ट्र विधान सभा , 1952 --- 56, सदस्य , राज्य सभा, 22- 4- 1957 से 2- 4- 1958 , उपसभाध्यक्ष , 
राज्य सभा, 1957- 58 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 4- 11 -19861 


जोशी , श्रीमती सुधा विजय बी० ए० ( आनर्स ) , काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री विश्वनाथ रंगराव चिटनिस की 
आत्मजा, जन्म 10 जून, 1940, विवाह श्री विजय चिन्तामन जोशी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 
3 - 4 - 1984 से 2- 4- 1990 । 
स्थायी पता . 1 /5, शिवानन्द प्ले ग्राउंड , क्रासरोड , विले पार्ले ( पूर्व) मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


जोसेफ , श्री ओ० जे० दसवी कक्षा तक अध्ययन किया, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( केरल ), श्री जोसेफ 
के आत्मज , जन्म 15 सितम्बर, 1914, विवाह श्रीमती पी० ओ० कथरी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 
3 -4 -1980 से 2-4 -1986 1 
स्थायी पता . लाल विला, सुभाष नगर न० 2, वल्लक्कडेवा, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


जोसेफ , श्री नुथालपति बी० ए०, काग्रेस ( आध्र प्रदेश ) , श्री येल्लावन्दैया के आत्मज , विवाह श्रीमती ली झीमा से , 
2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 30 - 3 - 1972 से 2- 4 -1974 | 
स्थायी पता चिराला, जिला प्राकेसेम ( आध्र प्रदेश ) । 


जॉन , श्री वालमपुरी एम० ए० ( पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) , बी० एल०, एम० एल०, पीएच० डी० (बिजनेस 
एडमिनिस्ट्रेशन) , डी० लिट् ( कमरेटिव लिटरेचर ), गाँधीवादी विचारधारा और पत्रकारिता में डिप्लोमा, अखिल भारतीय 
अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम ( I) ( तमिलनाडु ) , श्री ए० डी० सी० फर्नेडो के आत्मज , जन्म 14 अक्तूबर, 1946, विवाह 
श्रीमती मेरो बानू वालमपुरी जॉन से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रियाँ, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान परिषद, 1983 -84 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3 -4- 1974 से 14- 10 - 1974 और 3 -4- 1984 से 2- 4- 1990 , तमिल और अग्रेजी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 122, पेरियार पाशई, चूलाईमेड़ , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


जॉन , श्री माइकल काग्रेस (बिहार) , श्री डी. जॉन के आत्मज , जन्म 29 नवम्बर , 1903, अविवाहित, सदस्य , 
( 1 ) बिहार विधान सभा , 1946 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1956 से 2- 4- 1962 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 4- 8- 19771 


राज्य सभा 


झा , श्री कमल नाथः इन्टरमीडिएट, निर्दलीय (बिहार ), पडित विश्व नाथ झा के आत्मज , जन्म 15 अगस्त, 19233; 
विवाह श्रीमती ऊषा देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) बिहार विधान सभा , 1962 - 67 और ( 2) राज्य 
सभा, 20-3- 1973 से 2- 4-1974 तथा 3 -4- 1974 से 9-1 -1980 । 
स्थायी पताः सिपाही टोला, पूर्णिया, डाकघर और जिला पूर्णिया (बिहार) । 


झा , श्री रूद्र नारायणः एस० एस० पी० (विहार ) , पडित कीर्ति नाथ झा के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1925, विवाह 
श्रीमती कुन्ती देवी से, 3 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1968 से 10-5- 1971, सचिव, बिहार एस० एस० पी०, 1966 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 5 -1971 । 


झा , श्री लक्ष्मी कान्त . बी० ए० ( केम्ब्रिज विश्वविद्यालय) , डी० लिट् ( मानद ) , आई० सी० एस०, काग्रेस ( आई ) 
(बिहार) , श्री श्रीकात झा के आत्मज, जन्म 22 नवम्बर, 1913, विवाह श्रीमती मेखला झा से, 1 पत्र तथा 2 पत्रिया. 
सदस्य, राज्य सभा, 7- 7- 1986 से 16 -1 -1988 , गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक , 1967 से 1970 , अमरीका में भारत के 
राजदूत, 1970 से 1973, राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर, 1973 - 81, आर्थिक विषयो पर पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 22- 2 - 1988 । 


झा , श्री शिव चन्द्रः एम० ए० ( अर्थशास्त्र ), एम० जे० (पत्रकारिता) , जनता पार्टी (बिहार ), श्री जयकात झा के 
आत्मज , जन्म 1 मार्च, 1929, विवाह श्रीमती नयनतारा झा से , 1 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा , 
1967 - 70 और ( 2 ) राज्य सभा, 10- 4- 1978 से 9 -4 -1984 , अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 20 -12 -19891 


टडन , श्री पुरुषोत्तम दासः एम० ए०, एलएल० बी०, डी० लिट०, एलएल० डी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री सालिग राम 
टडन के आत्मज, जन्म अगस्त, 1882, विवाह श्रीमती चन्द्रमुखी देवी से, 7 पुत्र और 2 पुत्रिया , मत्री, पूर्वकाल में नाभा 
स्टेट, 1914 - 18, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 - 39 और 1946 -- 50 , 
सदस्य , (1 ) सविधान सभा, 1946 - 50, ( 2 ) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 3 ) राज्य सभा , 20 -4- 1957 से 
1- 1- 1960, अध्यक्ष, ( 1 ) उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति, 1923 और 1948 और ( 2 ) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस , 
1950 - 51 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 - 8- 1962 । 


टमटा, श्री राम प्रसादः वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), श्री जी० पी० टमटा के आत्मज , जन्म 
5 अक्तूबर, 1909, विवाह श्रीमती कैलाश टमटा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1936 - 46 , ( 2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् , 1947 - 52 और ( 3) राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4- 1956 और 
3 - 4- 1956 से 1- 5- 1958, उपसभाध्यक्ष , राज्य सभा , 1956 - 57, दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 2- 19791 


जीवन - वृत्त 


टामा , श्री रतन सातक पूर्व, काग्रेस ( आई ) ( अरुणाचल प्रदेश) , श्री रोतम ताचो के आत्मज , जन्म 23 सितम्बर , 
1946, विवाह श्रीमती रोतम याक से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 27 -5- 1978 से 26 -5 -1984, मत्री , 
अरुणाचल प्रदेश जनता पार्टी, 1977 - 78 ! 
स्थायी पता डाकघर रागा, जिला सुबनसिरी ( अरुणाचल प्रदेश ) । 


टेरिएग , श्री जी ई० वाणिज्यिक स्रातक , काग्रेस ( आई ) ( मेघालय) , श्री आर० ई० राजी के आत्मज, जन्म 27 जून , 
1922, विवाह श्रीमती विसीलिएन्ट वार टेरिएग से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 13- 4 - 1984 से 
12- 4 - 1990, अध्यक्ष, मेघालय प्रदेश काग्रेस समिति, 1970 - 71 , 1974 - 76 और 1983 - 87, अग्रेजी की पुस्तक 
के० टिन्ट सिह के लेखक । 


स्थायी पता . लुम्मावबाह , शिलाग (मेघालय ) । 


* टॉपडेन , श्री कर्म बी० ए०, सिक्किम सग्राम परिपद ( सिक्किम ) , श्री मर्तम टॉपडेन के आत्मज , जन्म 4 मई, 1941, 
विवाह श्रीमती चैरी क्लेयर टॉपडेन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ( सेवा निवृत्त ) , 
सदस्य, राज्य सभा , 30 - 3 - 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• मर्तम हाऊस, गगटोक (सिक्किम ) । 


ठाकर , श्री प्रेमजी भावनजी . काग्रेस ( कच्छ अब गुजरात ) , श्री भावनजी के आत्मज, जन्म 11 जून, 1911, 
विवाह श्रीमती लक्ष्मीबेन से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 26 - 7- 19521 
स्थायी पता वोकला हालिया , भुज ( कच्छ ) ( गुजरात ) । 


ठाकुर, श्री गुणानन्द एम० ए० ( अर्थशास्त्र) , काग्रेस (बिहार ), श्री महाबीर ठाकुर के आत्मज, जन्म 19 फरवरी, 
1938, विवाह श्रीमती शाति ठाकुर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1967 -- 70 और ( 2 ) राज्य 
सभा, 10- 4- 1972 से 9 - 4- 1978 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 4 - 10 - 1982 । 


* ठाकुर, प्रो . चन्द्रेश पी० एम० ए०, पीएच० डी० ( अर्थशास्त्र ) , काग्रेस ( आई ) (विहार ) , श्री रामचरित्र ठाकुर के 
आत्मज, जन्म 23 फरवरी, 1935, विवाह डा० ( श्रीमती) सुशीला ठाकुर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 7-7 - 1986 से 
अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1989 - 91, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता सी - 64 , शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली । 


* वर्तमान सदस्य । 


81 


राज्य सभा 


ठाकुर जगतपाल सिह . मैट्रिक , काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश ), श्री कृष्ण चन्द्र सिह के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 
1923, विवाह श्रीमती विद्यावती से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4- 1984 से 9-4- 1990, महामत्री, मध्य प्रदेश 
काग्रेस ( आई ) समिति । 


स्थायी पता : 19, महादपाडी , रायगढ ( मध्य प्रदेश ) । 


* ठाकुर , श्री रामेश्वर एम० ए० , एलएल० वी० , एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउटेट , काग्रेस ( आई ) (विहार ) , पडित 
गोधन ठाकुर उर्फ परमेश्वर ठाकुर के आत्मज , जन्म 28 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती नर्मदा ठाकुर से, 2 पुत्र और 
2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 10-4 -1984 से 9- 4-1990 तथा 10-4 -1990 से अद्यपर्यन्त , " वैकिंग कॉस्ट्स इन 
इडिया " पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता • आवदिन हाऊस, फ्रेजर रोड , पटना (बिहार) । 


* ठाकुर , श्री सुरेन्द्र सिह : बी० ई० ( मैकेनिकल ), काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ) , श्री कर्ण सिह के आत्मज , जन्म 
1 जनवरी, 1954 , विवाह श्रीमती अर्चना ठाकुर से , 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 30 - 6 - 1986 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . ग्राम - खजूरिया रामदास, डाकघर वेरासिया , जिला भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


ठाकुर दास , श्री • बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री राम कृष्ण दास के आत्मज , जन्म 10 जुलाई, 
1887 , विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 4 -1 - 1958, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 12-8 - 19601 


ठेगडी, श्री दत्तोपत बापूराव बी० ए० , एलएल० वी० , जनसघ (उत्तर प्रदेश ), श्री बापूराव दाजी ठेगडी के आत्मज , 
जन्म 10 नवम्बर, 1920 , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1964 से 2-4- 1970 और 3- 4-1970 मे 2-4 -1976, सगठन 
सचिव , (1 ) इन्टक , मध्य प्रदेश, 1950 -51 और ( 2 ) जनसघ, मध्य प्रदेश , 1952 - 54, सस्थापक , भारतीय मजदूर 
सघ, 1955 , अग्रेजी और हिन्दी मे पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 105 / 731, गाधी चौक , कानपुर (उत्तर प्रदेश) । 


डाग , श्रीमती सत्यवती . मैट्रिक , भूषण और रत्न , काग्रेस (हिमाचल प्रदेश ) , श्री सत्यानन्द स्टोक्स की आत्मजा, जन्म 
10 अप्रैल , 1920, विवाह श्री ओकार नाथ डाग से, 2 पुत्रिया , सदस्या, ( 1 ) हिमाचल प्रदेश टैरिटोरियल काउसिल और 
( 2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, हिमाचल प्रदेश काग्रेस कमेटी की महासचिव / अध्यक्ष, 1962 - 691 


स्थायी पता : " आवर आर्चर्ड ", डाकघर थानाधार , जिला महासू (हिमाचल प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 


82 


जीवन - वृत्त 


डांगरे , श्री आर० वी० . काग्रेस ( मुम्बई अव महाराष्ट्र ) , श्री विठ्ठल राव डागरे के आत्मज, जन्म 15 अगस्त , 1891 , 
विवाह श्रीमती सत्यभामा वाई से, 2 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1954 से 2- 4 - 1960, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश 
काग्रेस कमेटी, 1948 - 51, दिवगत, 25- 6-1979 । 


डागा, श्री नारायणदास के . काग्रेस ( मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री केदारनाथ डागा के आत्मज, जन्म 24 अक्तूबर , 
1923 , विवाह श्रीमती चाद देवी एन . डागा से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 23 - 4-1954 से 2-4- 1958 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि -- 18- 11 -1968 । 


डागा, श्री सीताराम : इटर, काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री दुली चन्द डागा के आत्मज , जन्म 4 अप्रैल , 1923 , 
विवाह श्रीमती सावित्री देवी डागा से, 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3 -5 -1957 से 2 -4 -1958 । 
स्थायी पता . 25/1 बालीगज , सर्कुलर रोड, कलकता (पश्चिमी बगाल) । 


डिसूजा, डा . जोसेफ लिओन : एम० बी० बी० एस०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , डा० जोसेफ अल्बन डिसूजा के 

आत्मज, जन्म 23 दिसम्बर , 1919, विवाह डा० ( श्रीमती ) मर्सिआ डिसूजा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र 
विधान परिषद्, 1970 - 78, मत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1975, सदस्य, राज्य सभा, 5 - 7- 1980 से 4 - 7- 1986 , उपाध्यक्ष, 
मुम्बई प्रदेश काग्रेस कमेटी । 


स्थायी पता • बोडे हाऊस, ओर्मिस्टन रोड , कोलाबा, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


ड्रगर , श्री राजपत सिह • बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( सगठन ) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री जगतपाल सिह ड्रगर के 
आत्मज , जन्म 14 जुलाई, 1909 , विवाह श्रीमती कमला डूगर से, 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 
2-4 -1954, 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960, 3 - 4- 1960 से 2- 4- 1966 और 3- 4- 1966 से 2- 4- 1972, अध्यक्ष, आवास 
समिति, राज्य सभा, 1968 - 70, दिवगत । श्रद्धाजलि - 15-5 - 1990 । 


वास 


डे, श्री एस० के० एम० एससी० (इजीनियरी ) (मिशिगन ) , काग्रेस (दिल्ली) , श्री पद्म लोचन डे के आत्मज , जन्म 
13 सितबर, 1906, विवाह श्रीमती अरूणा डे से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 31 -1 -1957 से 
1 - 3 - 1962 , केन्द्रीय मत्री, सामुदायिक विकास, सहयोग तथा पचायती राज , 1956 - 62, पद्म भूषण से सम्मानित , 
1955 , कई पुस्तको, विशेष रूप से सामुदायिक विकास से सबधित पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि 
18- 7 - 19891 


राज्य सभा 


डेवरी , श्रीमती ओमेम मोयोग . बी०ए० तक अध्ययन किया , काग्रेस ( आई ) ( अरुणाचल प्रदेश ) , श्री कुटिक मोयोग 
की आत्मजा , जन्म 2 जुलाई, 1943, विवाह श्री टी० एस० डेवरी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
27 - 5- 1984 से 19 -3 - 1990 , अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई ), 1984 में पद्मश्री से सम्मानित । 


। 


स्थायी पता : पी० सैक्टर 4, ईटानगर ( अरुणाचल प्रदेश ) । 


ढागे , श्री वेंकट कृष्ण : बी० ए०, एलएल० बी०, जी० डी० ए०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेट , निर्दलीय ( मुम्बई अब 
महाराष्ट्र) , श्री कृष्णजी ढागे के आत्मज, जन्म 15 मई, 1908, विवाह श्रीमती तहमीनाबाई से, सदस्य, राज्य सभा, 
3 -4 -1952 से 2- 4 - 1956 तथा 3- 4- 1956 से 2- 4- 1960, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 -5 -19671 


ढिल्लों, श्री गुरज सिह : बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए०, अकाली दल ( पजाब ), सरदार रणजीत सिह ढिल्लो के 
आत्मज, जन्म 6 जून , 1919, विवाह श्रीमती हरनस कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 
2- 4 - 19581 


स्थायी पता : मोटर स्टैंड , मडी डबवाली, जिला हिसार ( हरियाणा ) । 


तजामुल हसैन , श्री . बार- एट- लॉ , काग्रेस (बिहार ) , नवाब सरफराज हुसैन के आत्मज , जन्म 19 दिसम्बर , 1893 , 
विवाह श्रीमती साबेरा बेगम से , 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान सभा, 1937 -~-50, ( 2 ) सविधान 
सभा , 1946 - 50, ( 3 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52 और ( 4 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1956 और 
3 - 4- 1956 से 2 -4 - 1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 11 -11 - 19741 


तनखा, पडित शाम सुन्दर नारायण : एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), पडित बृज नारायण तनखा के 
आत्मज, जन्म 14 अगस्त , 1898, विवाह श्रीमती विशन टोपा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4- 1952 से 2 -4 - 1958, 3 - 4- 1958 से 2 -4 -1964 और 3- 4 -1964 से 2- 4- 1970, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1959-60, अध्यक्ष, ( 1 ) आवास समिति , राज्य सभा, 1962- 63 और (2 ) याचिका समिति, राज्य सभा, 1966 - 68 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 8 - 5 - 19851 


तनवीर, श्री हबीब • बी० ए० (नाम -निर्देशित ) , श्री हाफिज मोहम्मद हयात खान के आत्मज, जन्म 1 सितम्बर, 
1923, विवाह श्रीमती मोनिका मिश्र तनवीर से, 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, नाटको के 
लेखक । 
स्थायी पता (1) एल० -15, वेर सराय, नई दिल्ली और (2) कुमारी केसरहयात, वैजनाथपाडा, रायपुर ( मध्य 
प्रदेश ) । 


- , 84 


जोपन -वृत 


कायाल . श्री के . वी० एम० ए०, काग्रेस ( आई ) ( तमिलनाडु ) , श्री वी तन्गवेल के आमज , जन्म 15 मार्च, 
1950, विवाह श्रीमती टी जयन्ती मे, सदस्य , राज्य ममा, 3-4 -1984 में 2-4 -19901 
स्थायी पता 12, छटी मेन रोड, कम्तृग्वा नगर , अडयर , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


तन्गलूरा, श्री ए० वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( असम) , श्री छावनतन्गा के आत्मज , जम 3 दिमयर 1926 , 
विवार श्रीमती एक डेगळगी में, 3 पुलिया , सदस्य, असम विधान सभा, 1957 - 62, ससदीय सचिव / मुख्य संसदीय 
सचिव , असम सरकार , 1957 - 60, सदस्य, राज्य सभा , 20 - 6- 1962 से 2- 4-1964 तथा 3- 4- 1964 में 
2 - 2 -19671 
स्थायी पता ठकथिग बाजार , डाकघर आयजोल , मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट (मिजोरम ) । 


तन्हलिरा, श्री रेमण्ड : वी० ए०, काग्रेस ( अमम ) , श्री टावगा के आत्मज , जन्म 1917 , विवाह श्रीमती एम. एम . 
मिंगलियानी से, सदम्य, ( 1 ) असम विधान सभा, 1952 ओर ( 2 ) राज्य मभा, 3 -4 - 1952 से 2 -4 -19581 
स्थायी पता आयजोल (मिजोरम ) । 


तपासे, श्री गणपतराव देवजी बी० ए०, एलएल० वी० , काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री देवजी अप्पाजी तपासे के आन्मज , 
जन्म 30 अक्तूबर , 1908, विवाह श्रीमती रुक्मिणीवाई से, 4 पुत और 2 पुलिया, सदस्य, बबई विधान सभा , 
1046 - 57, मली, पूर्वकाल में ववई राज्य, 1946 - 57, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1962 से 2 -4 - 1968 1 


स्थायी पता 71 / 2, जहागीर बिल्डिग, हग्स रोड , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


तथ्यबुल्ला , मौलाना एम० • एम. एससी० . एलएल० वी० , काग्रेस ( असम ) , श्री मशियातल्ला के आत्मज, जन्म 
1894, विवाह वेगम मेहर अफरोज तय्यबल्ला से, 3 पत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1947 - 52, 
मत्रा, असम सरकार, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4 - 1958 और 3- 4 - 1958 मे 2- 4- 1964 , 
महामत्री अध्यक्ष, असम प्रदेश काग्रेस समिति , 1926 - 31 , 1940 - 46 और 1946 - 48, अग्रेजी और असमिया में 
पुम्नको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 7 -11 - 1966 । 


" तलरी मनोहर, श्री • एम० ए० ( जनसख्या अध्ययन ) और एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ), वी० एल० आई० एम . सी . 
( एम. फिल.), तेलुगू देशम् ( आध्र प्रदेश ) , श्री टी० पर्वतम् के आत्मज, जन्म 1 जून, 1954, विवाह श्रीमती जया 
मगहर स, १ पुत्र, सदस्य , ( 1) आध्र प्रदेश विधान सभा, 1983 - 84 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1986 से असपर्यन्त । 


स्थायी पता • सनिधि स्ट्रीट , श्री कालहस्ती , जिला चित्तूर ( आध्र प्रदेश) ! 


वन नदस्य । 


राज्य सभा - -- 


तलवडी , सरदार जगदेव सिह • मैट्रिक तक अध्ययन किया, अकाली दल ( पजाब) , श्री छगा सिह के आत्मज , 
जन्म 24 जून , 1929 , विवाह श्रीमती मोहिन्दर कौर से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, पजाब विधान सभा, 
1967 - - 77 , मत्री , पजाब सरकार , 1969 - 71, सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1977 - 79 और ( 2 ) राज्य सभा , 
5- 7- 1980 से 4-7- 1986, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल । 


स्थायी पता : तलवडी राय, वरास्ता रायकोट, जिला लुधियाना ( पजाब ) । 


तलवार , डा . ( श्रीमती ) मगलादेवी • एम . आर० सी० एस० ( इग्लैंड ), एल० आर० सी० पी० ( लदन ) , एल० एम० 
( डबलिन ), एम० पी० एच० ( यू० एस० ए० ), काग्रेस ( राजस्थान ), डा . गुरुदयाल वात्सल्य की आत्मजा, जन्म 
8 अक्तूबर, 1910, विवाह डा० जी० एल० तलवार से , 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1966 मे 2- 4-1972 । 


स्थायी पता एस० एम० एस० अस्पताल , जयपुर ( राजस्थान ) । 


तारा चद , डा० : एम० ए०, पीएच० डी०, ( नाम -निर्देशित ) , श्री के . कृपा नारायण के आत्मज , जन्म 17 जून , 1888 , 
विवाह श्रीमती महादेवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1947- 48, ईरान में भारत के राजदूत , 
1951 - 56 , सदस्य , राज्य सभा, 22- 8-1957 से 2-4-1962 और 3 -4- 1962 से 2-4- 1968 , भारतीय संस्कृति और 
इतिहास पर पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 12-11- 1973 1 


* तारादेवी , श्रीमती डी० के० : बी० ए० , काग्रेस ( आई ) (कर्णाटक ) , श्री डी० एस० कृष्णप्पा गौडा की आत्मजा, जन्म 
26 दिसम्बर, 1953 , विवाह श्री सिद्धार्थ रेड्डी से, सदस्य, कर्णाटक विधान परिषद, 1981 - 85, अध्यक्ष, आश्वासन 
समिति, कर्णाटक विधान परिषद्, सदस्य , (1 ) लोक सभा , 1984 - 89 और ( 2 ) राज्य सभा , 26 - 3- 1990 से 
अद्यपर्यन्त , महासचिव , कर्णाटक प्रदेश काग्रेस समिति ; सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय काग्रेस समिति । 


स्थायी पता : डाकघर मुदि - गेरे, जिला चिकमगलूर (कर्णाटक ) । 


तारिक , श्री ए० एम० • काग्रेस ( जम्मू और कश्मीर), श्री अल- हज शेख गुलाम कादिर के आत्मज, जन्म 22 जून, 
1923, विवाह बेगम तारिक से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) लोक सभा , 1957 - 62 और ( 2 ) राज्य सभा , 
16- 4-1962 से 4- 3-1965 और 4-5- 1967 से 15 - 4-1968, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 23- 1- 19801 


तालिब , श्री निरंजन सिंह : काग्रेस ( पजाव) , श्री एस . रतन सिह के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1902, विवाह 
श्रीमती मनमोहन कौर से , 1 पुत्री , सदस्य , पजाब विधान सभा, 1957 - 67, पजाब सरकार मे लगभग 5 वर्ष तक मत्री , 
सदस्य, राज्य सभा , 16 - 7- 1974 से 28 -5 - 1976, अध्यक्ष , पजाव प्रदेश काग्रेस समिति, 1972, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 10 - 8- 19761 


* वर्तमान सदस्य । 


- 86 


जीवन - वृत्त 


* तिरिया , कुमारी सुशीला . बी० ए० , बी० एड०, काग्रेस ( आई) ( उडीसा) , श्री रूपनारायण तिरिया की आत्मजा, 
जन्म 6 फरवरी, 1954, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा , 2- 7- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • कलुआखामम, डाकघर रुगुडी, वारास्ता टाटो , पुलिस स्टेशन , जशीपुर, जिला मयूर भज ( उडीसा) । 


तिलक , श्री जे० एस० . बी० एससी० ( आनर्स ), काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री श्रीधर बलवत तिलक के आत्मज , जन्म 
12 अक्तूबर, 1921, विवाह श्रीमती इन्दु तिलक से, 1 पुत्र, सदस्य, ( 1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1956 - 61 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3 -4- 1968 से 2 -4- 1974 और 3 -4- 1974 से 2-4 -1980, मराठी भाषा में अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 568, नारायण , पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


तिवारी , श्री नारायण दत्त एम० ए० ( कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय मामले ) , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री पूर्णानन्द 
तिवारी के आत्मज , जन्म 18 अक्तूबर , 1925, विवाह श्रीमती सुशीला तिवारी से , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 
1952 - 62 और 1969 - 80, अध्यक्ष , लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1960 - 62 , मत्री, उत्तर प्रदेश 
सरकार , 1969, 1970 और 1973, मुख्यमत्री, उत्तर प्रदेश , जनवरी, 1976 से अप्रैल , 1977 और अगस्त, 1984 से 
सितम्बर, 1985, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता, जून , 1977 से मार्च, 1978 और अक्तूबर, 1978 से 
अक्तूबर , 1979 , सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1980 - 84 और (2 ) राज्य सभा, 2-12- 1985 से 4 -7- 1986 और 
5- 7- 1986 से 23 - 10 -1988, योजना, श्रम, उद्योग, इस्पात और खान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विदेश 
मत्रालयो के केन्द्रीय मत्री, 1985 - 88 , उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्य सभा में सदन के नेता, 12- 4-1987 से 
25- 6 -19881 


स्थायी पता : 338 - सी , सैक्टर बी -I, मोहन नगर, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


तिवारी, पंडित भवानी प्रसाद • एम० ए०, डी० लिट् , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , पडित विनायक राव के आत्मज , जन्म 
13 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती प्रेम कान्ति तिवारी से , 1 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1964 से 
2- 4 -1970 और 3- 4 -1970 से 2- 4- 1976 , पद्मश्री से सम्मानित, 1972 , अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - - 15 - 12- 19771 


तिवारी, श्री शंकरलाल वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री राजाराम तिवारी के आत्मज , जन्म 
26 अप्रैल , 1908, विवाह श्रीमती सुमित्रा तिवारी से , 1 पुत्री, सदस्य , मध्य प्रदेश विधान सभा , 1946 - 62 और 
1967 - 72 , ससदीय सचिव / मत्री, मध्य प्रदेश सरकार , 1948- ~- 52, 1952 - 62, सदस्य, राज्य सभा, 10 - 4- 1972 
से 9- 4 -1978, सचिव / अध्यक्ष, मध्य प्रदेश काग्रेस समिति , 1965 - 67, 1969 और 1971 - 72 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 18 - 11 - 19851 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


- 


तिवारी , श्री वी० एन० : एम० ए० , पीएच० डी०, ( नाम- निर्देशित ) , पडित बैजनाथ तिवारी के आत्मज, जन्म 17 मार्च , 
1936 , विवाह डा० ( श्रीमती) अमृत कौर से , 1 पुन और 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 27- 9- 1982 से 3- 4- 1984 , 
पजाबी, अग्रेजी और हिन्दी भाषा मे पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 4-19841 


तुम्पल्लीवर , श्री मारोतीराव दामोदर काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री दामोदर गुरु मूर्ति तुम्पल्लीवर के आत्मज, जन्म 
10 जुलाई, 1910, विवाह श्रीमती श्यामाबाई उर्फ माया तुम्पल्लीवर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
3 - 4- 1956 से 12 -3 -1962, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 15 - 11- 1971 1 


तैमूर, श्रीमती सईदा अनवरा : एम० ए०, ( नाम -निर्देशित ) काग्रेस ( आई) , श्री सईद यूसुफ अली की आत्मजा, 
जन्म 24 नवम्बर, 1936, विवाह मोहम्मद मुहीबुद्दीन तैमूर से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , असम विधान सभा , राज्य 
मत्री, असम सरकार , 1974 - 77, असम की मुख्य मत्री, दिसम्बर, 1980 से जून, 1981, सदस्य, राज्य सभा , 
25 - 11 -1988 से 8 -5 - 19901 


स्थायी पता . हातीगौन, दिसपुर , गुवाहाटी ( असम ) । 


तोतू, श्री ज्ञान चन्द . एफ० एससी०, काग्रेस ( आई ) (हिमाचल प्रदेश ) , श्री ज्योति प्रसाद के आत्मज , जन्म 
15 सितम्बर, 1919, विवाह श्रीमती शकुन्तला देवी से, 1 पुत्र, सदस्य , पेप्सू विधान सभा, 1953-~~- 56, अध्यक्ष, ( 1 ) 
लोक लेखा समिति , 1953 - 56, ( 2 ) बजट लीकेज समिति, 1956 और (3 ) वेतन सशोधन समिति , 1956, सदस्य, 
पजाब विधान सभा, 1962 - 67, अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति, विधान सभा, 1964 , उपमत्री, पजाब सरकार , 
1965 -66 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1974 से 2- 4-19801 
स्थायी पता . डाकघर तोतू, शिमला (हिमाचल प्रदेश ) । 


तोम्बी , श्री सलम : स्नातक पूर्व, मणिपुर पीपुल्स पार्टी ( मणिपुर) , श्री निंगथोउनोउ के आत्मज, जन्म 10 अक्तूबर, 
1910 , विवाह श्रीमतो इवेमपिचक से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) लोक सभा , 1962 - 67 और (2 ) मणिपुर 
विधान सभा, अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा, 1967- 68 , सदस्य, राज्य सभा, 10- 4- 1972 से 4- 4- 1974, अध्यक्ष, 
(1 ) मणिपुर राज्य काग्रेस , 1959 - 62 और (2 ) मणिपुर पीपुल्स पार्टी, 1968 - 71 । 


स्थायी पता : केसम पाट, थोकचोम लाइकाई , डाकघर इम्फाल ( मणिपुर) । 


तोहडा, सरदार गुरचरण सिह : पजाबी में स्नातक, अकाली दल (पजाव ), सरदार दिलीप सिह के आत्मज , जन्म 
सितम्बर, 1924, विवाह श्रीमती जोगेन्द्र कौर से, सदस्य , ( 1) राज्य सभा , 28- 3-1969 से 2-4- 1970 , 3- 4-1970 से 
2- 4-1976, 9-5- 1980 से 2-4- 1982 और 3-4- 1982 से 2-4-1988 और ( 2 ) लोक सभा, 1977 - 79 , 
उपाध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल , 1958 - 60 और 1962 - 65 । 


स्थायी पता : गाव तथा डाकघर तोहडा, जिला पटियाला ( पजाव ) । 


88 


जीवन - वृत्त 


त्यागी, श्री ओम प्रकाश जनसघ ( उत्तर प्रदेश ) , पडित राम स्वरूप के आत्मज , जन्म 12 दिसम्बर, 1912, विवाह 
श्रीमती चमेली देवी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1967- -~ 70 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1972 
से 21- 3-1977, धार्मिक और सामाजिक तथा राजनीतिक विषयो पर अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 12 - 5 - 19861 


त्यागी , श्री महावीर • काग्रेस ( ओ ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री शिव नाथजी के आन्मज, जन्म 31 दिसम्बर , 1899, विवाह 
श्रीमती शरमदा त्यागी से, 3 पुरिया, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, १ वर्षों के लिए, ( 2 ) सविधान सभा , ( 3 ) 

अन्त कालीन समद और ( 4 ) लोक सभा, 1952 - 57, 1957 - ~-62 और 1962 - 67 , वित्त , रक्षा तथा पुनर्वास 
विभागो में केन्द्रीय मत्री, 1953 - 66, अध्यक्ष, ( 1 ) लोक लेखा समिति और ( 2 ) पाचवा वित्त आयोग , 1968 , 
सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4 -1970 से 2- 4 - 1976 , दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 9- 6 - 19801 


* त्यागी, श्री शान्ति स्नातक , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , श्री हरद्वारी लाल के आत्मज, जन्म 1920, विवाह 
श्रीमती स्वदेश त्यागी से , 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1982 से 2- 4- 1988 और 3 - 4 - 1988 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : ग्राम और डाकघर कैधवारी, जिला मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) 


त्रिपाठी, श्री कमलापति • शास्त्री, डी० लिट् , काग्रेस ( आई) (उत्तर प्रदेश ), श्री नारायणपति त्रिपाठी के आत्मज , 
जन्म 3 सितम्बर, 1905, विवाह श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1936 ~~~- 73, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1952 -~- 60, 1962-~~-64 , उपमुख्य मत्री / मुख्य मत्री, उत्तर प्रदेश , 1969 - 70 

और 1977 ---- 73, सदस्य, (1 ) सविधान सभा, 1947 -~- 50, ( 2 ) लोक सभा, 1980 - 84 और ( 3 ) राज्य सभा , 
11 -12- 1973 से 2- 4 -1978, 3 -4 - 1978 से 8 - 1- 1980 और 19- 1 -1985 से 4 - 7- 1986, नौवहन और परिवहन 
तथा रेल मनालयों में केन्द्रीय मत्री, 1973 - ~- 77 और 1980, विपक्ष के नेता, राज्य सभा , मार्च, 1977 -~ - जनवरी , 
1980, अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 27- 12- 19901 


त्रिपाठी , श्री चन्द्रिका प्रसाद मैट्रिक , काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश) , श्री फुन्दी लाल त्रिपाठी के आत्मज , जन्म 
21 फरवरी, 1922, विवाह श्रीमती चिरोजा त्रिपाठी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1957 - 67 और ( 2 ) राज्य सभा , 10 - 4 - 1984 से 9 - 4 -19901 
स्थायी पता . डाकघर वघराजी तहसील और जिला जवलपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ बी० एससी , एलएल० वी०, काग्रेस ( ओ ) ( उत्तर प्रदेश ) , पडित पद्म दत त्रिपाठी के 
आत्मज , जन्म अगस्त , 1902 , विवाह श्रीमती प्रेमवती तिपाठी से , सदस्य , ( 1 ) अन्त कालीन ससद , 1950-----52 , 
( 2 ) लोक सभा 1952 - 57 और ( 3 ) राज्य सभा , 20- 4 -1957 से 2 - 4- 1960, 3- 4 - 1960 से 2- 4 -1966 और 
3 -4 -1966 से 2- 4- 1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - 6- 5- 1982 } 


Prma 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


त्रिलोकी सिंह, श्री : इटरमीडिएट , काग्रेस (उत्तर प्रदेश ) , श्री गोकरण दयाल सिह के आत्मज, जन्म 10 मार्च, 
1908, अविवाहित , सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946 - 52 और 1957 - 62 , विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, 1950 - 52 और 1957 - 62 , सदस्य , राज्य सभा, 27 -4- 1967 से 2- 4- 1968, 3- 4- 1970 से 
2-4- 1976 और 3- 4- 1976 से 29- 1- 1980, अध्यक्ष, खाद्य अपमिश्रण निवारण ( सशोधन विधेयक, 1974 ) सम्बन्धी 
ससद की सयुक्त समिति, उपाध्यक्ष, ( 1) जन काग्रेस , 1950 -51, (2 ) के एम० पी० पी० , 1951 -52, 
( 3 ) क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी, 1952 - 68 और ( 4 ) उत्तर प्रदेश , प्रदेश काग्रेस समिति , 1974 - 77, अध्यक्ष, 
उत्तर प्रदेश प्रजा समाजवादी दल, 1954 -55, इसके महासचिव, 1955 - ~-58, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 30 -1 -1980 । 


त्रिवेदी, श्री एच० एम० : बी० एससी , बार - एट - लॉ , काग्रेस ( गुजरात) , श्री मूलशकर जेठाभाई त्रिवेदी के आत्मज , 
जन्म 8 मार्च, 1914, विवाह डा० ( श्रीमती ) ज्योति एच० त्रिवेदी से, सदस्य, राज्य सभा, 10- 4-1972 से 9 -4-1978 , 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मत्री, 1974 , कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 18 -2 -1982 1 


* त्रिवेदी, श्री दिनेशभाई : बी० कॉम०, एम० बी० ए० ( यू० एस० ए० ), जनता दल ( गुजरात ), श्री हीरालाल त्रिवेदी के 
आत्मज , जन्म 4 जून, 1950, विवाह श्रीमती मिनल त्रिवेदी से, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : 145 , पटेलवास इसानपुर सिटी , अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


थान्हवा, श्री केशवन : बी० ए०, बी० एल०, भारतीय साम्यवादी दल ( मा०) ( केरल ) , श्री कृष्णन के आत्मज , जन्म 
26 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती पी० थानकम्मा से, 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) ट्रावनकोर श्री मूलम सभा, 1937-38 और 
( 2 ) राज्य सभा, 15- 4 -1967 से 28 -11- 1969, दिवगत । श्रद्धाजलि - 28 -11 -19691 


. 


थानुलिंगम , श्री पी० : बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री एम० परमार्थलिग नादार के आत्मज , 
जन्म 17 फरवरी, 1915 , विवाह श्रीमती नक्षेत्रम अम्माल से (दिवगत ) पुन श्रीमती रामनायगम अम्माल से, 2 पुत्र 

और 3 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) पूर्वकाल में ट्रावनकोर - कोचीन विधान सभा, 1948 - 50 और 1953 - 56 , ( 2) लोक 
सभा , 1957 - 62 और ( 3 ) राज्य सभा, 9- 7- 1964 से 2- 4- 1968 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 2- 11 -1988 । 


थावरे, श्री गगाराम मथाजी : काग्रेस ( मध्य प्रदेश) , श्री मथाजी थावरे के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल , 1902 , 
विवाह श्रीमती द्रौपदी बाई थावरे से, 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 16 -8- 1952, मराठी भाषा मे चक्रधर 
एण्ड महानुभाव नामक एक पुस्तक के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 -11 - 1952 । 


थामस , डा . पारेकुन्नेल जोसेफ : एम० ए० , वी० लिट् , डी० फिल. ( आक्सऑन) के० एस० जी० रोमा, निर्दलीय 
( केरल ), श्री पारेकुत्रेल जोसेफ के आत्मज , जन्म 25 फरवरी, 1895, विवाह श्रीमती अनमा थॉमस से, 1 पुत्र और 
2 पुत्रियाँ, सदस्य , ( 1 ) मद्रास विधान परिपद, 1937 -~ 42 और ( 2) राज्य सभा, 22- 4 -1957 से 2- 4 -1962 , 

अग्रेजी, मलयालम और तमिल भाषा में अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16- 8- 1965 1 
* वर्तमान सदस्य । 
90 


जीवन - वृत्त 


थिम्मावोवी, श्री एल . एच . वी० ए० , काग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक) , श्री एच० सिद्ध बोवी के आत्मज , जन्म 
2 फरवरी, 1920, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 24- 8-1952 1 
स्थायी पता डाकघर लाकवल्ली, तारेकेडी ताल्लुक (कर्णाटक ) । 


. 


थिम्मारेड्डी , श्रीमती अन्नपूर्णा देवी • विद्वान ( सस्कृत , हिन्दी और तेलुगू ) , काग्रेस ( मैसूर अब कर्णाटक ), श्री बी० 
वेंकटप्पा रेड्डी की आत्मजा, जन्म 1914, विवाह श्री एन. सी . थिम्मारेड्डी से, 1 पुत्र और 6 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4- 1958 से 2- 4 - 1964 और 3- 4 -1964 से 2 -4 - 19701 
स्थायी पता डाकघर नागसाद्र, दोडकुरुगोड, जिला कोल्लार (कर्णाटक ) । 


दत्त , श्री कृष्ण बी० एससी , एलएल० बी०, नेशनल काफ्रेंस ( जम्मू और कश्मीर) , श्री देवी चद रैना के आत्मज , 
जन्म 13 अक्तूबर , 1913, विवाह श्रीमती चम्पा देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 11 -11- 1960 से 
10 - 11 -19661 


स्थायी पता 154 , पक्की धक्की, जम्मू तवी ( जम्मू और कश्मीर) । 


दत्त , श्री त्रिलोचन • एम० ए०, नेशनल कान्फ्रेंस ( जम्मू और कश्मीर) , पडित विश्वनाथ के आत्मज , जन्म 30 मार्च, 
1914, विवाह श्रीमती शान्ति देवी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 11 -11 -1954 से 10- 11 -1960 । 
स्थायी पता रेजीडेसी रोड , जम्मू तवी ( जम्मू और कश्मीर ) । 


दत्त , श्रीमती नर्गिस • सीनियर केम्ब्रिज , ( नाम-निर्देशित ), श्री अब्दुल रशीद की आत्मजा, जन्म 1 जून , 1929 , 
विवाह श्री सुनील दत्त से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1980 से 3 - 5- 1981, ( 1 ) 1959 में 
पद्मश्री से सम्मानित, ( 2 ) 1974 में स्पेशल सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित और ( 3 ) राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित , दिवगत । श्रद्धाजलि - 4 -5 - 19811 


दत्त , डा . नलिनक्ष एम० ए०, एलएल० बी०, पीएच० डी०, डी . लिट् ( लन्दन ) , काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ) , श्री सुरेन्द्र 
नाथ दत्त के आत्मज , जन्म 1894, विवाह श्रीमती नलिनी सुन्दरी दत्त से, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 
2- 4- 1954 तथा 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960 , बौद्ध धर्म पर अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 39, रामानन्द चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


राज्य सभा -- - 


दत्त , डा . विद्या प्रकाश : एम० ए०, पीएच० डी० , काग्रेस ( नाम-निर्देशित ) , चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त के आत्मज , 
जन्म 25 जून, 1925, विवाह श्रीमती गार्गी दत्त से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 4-12-1971 से 
2-4 -1974 और 3-4- 1974 से 2-4- 1980, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय , कई पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . मकान न० 46, रोड न० 78 , पजावी बाग , नई दिल्ली । 


दफ्तरी, श्री सी०के० . एम० ए० , एलएल० वी० ( केम्ब्रिज ), वार- एट - लॉ, ( नाम-निर्देशित) , श्री किशनलाल रतनलाल 
के आत्मज , जन्म 1 अप्रैल , 1893, विवाह श्रीमती सुशीला दफ्तरी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4 -1972 से 2- 4- 1978, भारत के सालिसिटर जनरल , 1951 - 63, भारत के महान्यायवादी , 1963 - 68, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 18 - 2 -1983 1 


दर , श्री अब्दुल गनी • प्रोग्रेसिव इन्डिपेन्डेंट पार्टी ( पजाब ), श्री जीवन दर के आत्मज, जन्म 14 अक्तूबर, 1907 , 
विवाह श्रीमती शमशाद दर से, सदस्य , (1 ) पजाब विधान सभा, 1952 - 62 और (2 ) राज्य सभा, 23 -11 -1962 से 
23 - 2- 1967, अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि --23 - 1- 19801 


दरबारा सिह, श्री : काग्रेस ( आई) (पंजाव) , सरदार दलीप सिंह के आत्मज, जन्म 10 फरवरी, 1916, विवाह 
श्रीमती गुरबचन कौर से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, पजाब विधान सभा , 1952 - 69, मत्री, पजाब सरकार , 1956-57 

और 1962 - 67, मुख्य मत्री, पजाव, जनवरी , 1980 से अक्तूबर, 1983, सदस्य , लोक सभा, 1971 - 77 , अध्यक्ष, 
(1 ) सविधान ( बत्तीसवा ) सशोधन विधेयक, 1973 सवधी सयुक्त समिति और ( 2 ) लोक सभा की सरकारी उपक्रमो 
सबधी ससदीय समिति , 1975, सदस्य, राज्य सभा, 10- 4- 1984 मे 11 -3- 1990, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 
अक्तूबर-दिसम्बर , 1986 , महासचिव / अध्यक्ष, पजाब प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1953 - 56, 1957 -- 64 और 
1978 - 81, दिवगत । श्रद्धाजलि - 13- 3 -19901 


दलपत सिह, श्री : एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( राजस्थान ), श्री खागर सिह जी के आत्मज, जन्म 21 नवम्बर , 
1922, विवाह श्रीमती शुभकवर से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 26- 8- 1964 से 2- 4- 1966 और 
3 - 4 - 1966 से 18 - 3 - 19721 


स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर - सिरियारी, तहसील खरची, जिला पाली (राजस्थान ) । 


दलवाई, श्री हुसेन • बी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री मिसरीखान बावाखान दलवाई के 

आत्मज, जन्म 17 अगस्त, 1922 , विवाह श्रीमती फातिमा हुसेन दलवाई से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, महाराष्ट्र 
विधान सभा, 1962 - 78 , मत्री, महाराष्ट्र सरकार , 1977- 78, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1984 से 28-12 -1984 1 


स्थायी पता • ग्राम उकताद, डाकघर - - चिपलून, जिला रत्नागिरि ( महाराष्ट्र ) । 


जीवन - वृत्त 


* दवे , श्री अनन्तराय देवशकर : बी० ए०, एलएल० वी०, भारतीय जनता पार्टी ( गुजरात ), श्री देवशकर के आत्मज , 
जन्म 27 मई, 1938, विवाह श्रीमती इन्दिरा से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा , 1977 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 10 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . माधवनगर, माण्डवी-कच्छ ( गुजरात ) । 


दवे , श्री रोहित मनुशकर एम०ए० एलएल० वी०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( गुजरात ), श्री मनुशकर कृष्णशकर दवे के 
आत्मज, जन्म , 16 मई , 1908, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1958 से 2- 4- 1964, सयुक्त सचिव, प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी, 1948 - 49 , दिवगत । श्रद्धाजलि - -- 6 - 11 - 1987 1 


दवे, श्री सोमनाथ पी० बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( मुम्बई अब महाराष्ट्र ) , श्री प्रभाशकर एन० दवे के 
आत्मज, जन्म 18 अक्तूबर , 1906, विवाह श्रीमती शारदा से , 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) मुम्बई विधान मभा 
और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2 -4 - 1958 और 3- 4 -1958 से 5- 1 -1959, दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 - 2- 19591 


दामोदरन, श्री के० भा० सा० ८० ( केरल ) , श्री के० टी० नम्बूदिरिपाद के आत्मज , जना 1 मार्च, 1912, विवाह 
श्रीमती के० पी० पद्मन् से, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1964 से 2 -4 -1970, सचिव, केरल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1940 , 
मलयालम मे अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 10 - 8 - 1976 । 


दास , श्री ए० धर्म बी० ए० , एलएल० वी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , डा० धर्मदास के आत्मज, जन्म 18 जुलाई, 
1887, विवाह कुमारी ठाकुर दास से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा, 1946 - 50, ( 2 ) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, 1946 - - 52 और ( 3 ) राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 2- 4-1958 और 3-4 -1958 में 27 -7 -1960 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - ~- 8 - 8 - 19601 


दास , श्री जगन्नाथ एम० ए०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री राधेश्याम दास के आत्मज , जन्म 5 मार्च, 1892, विवाह 
श्रीमती प्रमिला देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) बिहार और उडीसा विधान परिषद्, 1930 - 35, (2 ) उडीसा 
विधान सभा, 1936 - 46, ( 3 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1946 -47, ( 4 ) अन्त कालीन ससद, 1950 -51 और ( 5 ) 
राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4- 1956 1 
स्थायी पता जाजपुर, डाकघर जाजपुर , कटक ( उडीसा ) । 


दास, श्री नन्द किशोर . एम० ए० , काग्रेस ( उडीसा) , श्री श्याम चरण दास के आत्मज , सदस्य , ( 1) बिहार विधान 
परिषद् और उडीसा विधान परिषद, 1927 , 1928 और 1929 और ( 2 ) उडीसा विधान सभा , उपाध्यक्ष और फिर 
अध्यक्ष, उडीसा विधान सभा, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा , ( 2 ) अन्त कालीन ससद् और ( 3 ) राज्य सभा, 3 - 4 -1960 
से 2- 4- 1966, अध्यक्ष, उडीसा प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 - 7-19861 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


दास , श्रीमती पुष्पलता : एम० ए०, काग्रेस ( असम ) , श्री आर० सैकिया की आत्मजा, जन्म 27 मार्च, 1915, विवाह 
श्री ओम्यो कुमार दास से , 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, मत्री, असम सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 
2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 2-4- 1962 । 
स्थायी पता • रोजनीथ , शिलाग ( मेघालय ) । 


* दास , श्री वसन्त कुमार . हाई स्कूल, जनता दल ( एस ) ( उडीसा) , श्री वी० शत्रुघ्न दास के आत्मज, जन्म 20 
अप्रैल , 1940, विवाह श्रीमती रोमा दास से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . बहादुर बगीचा पारा, डाकघर भवानीपटना , जिला कालाहाडी ( उडीसा) । 


दास , श्री वाके बिहारी : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( उडीसा), श्री जगन्नाथ दास के आत्मज , जन्म जनवरी, 1923 , 
ववाह श्रीमती सुधामजरीदास से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) उडीसा विधान सभा , 1957 - 61 ओर ( 2) राज्य 
सभा, 3- 4- 1966 से 4-4 - 1971 , सयुक्त सचिव / सचिव, उडीसा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1947 - 54 , कुछ पुस्तको के 
लेखक । 


स्थायी पता 14, अशोक नगर, भुवनेश्वर ( उडीसा ) । 


- 


दास , श्री भुवनानन्द : वी० ई० , काग्रेस ( उडीसा), श्री रामचन्द्र दास के आत्मज , जन्म 14 मई, 1885, विवाह 
श्रीमती रुकमणी देई से, सदस्य , (1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1923 - 45, ( 2) सविधान सभा, 1946 - 50 , (3 ) 
अन्त कालीन ससद्, 1950 - 52 , ( 4) लोक सभा , 1952 - 57 और (5 ) राज्य सभा, 27 -4 -1957 से 
23-2-1958 , अध्यक्ष, ससदीय लोक लेखा समिति , 1950 --54, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 -2-1958 । 


दास , महन्त लक्ष्मी नारायण काग्रेस ( मध्य प्रदेश) , गुरु महन्त विहारी दास के आत्मज , अविवाहित, सदस्य , 
( 1 ) मध्य प्रदेश विधान परिषद्, 1937 - 52 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1962 से 2- 4-1968, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश 
काग्रेस कमेटी , 1957 - 59 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17- 3- 19871 


दास , श्री महावीर : काग्रेस (विहार ) , श्री दरवारी दास के आत्मज , जन्म 10 जनवरी, 1915, विवाह श्रीमती सुन्दरी 
देवी से, 5 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1962 से 2- 4- 1968 और 3- 4 -1968 से 2 -4 - 1974 , आल 
इडिया जन सेवक सपर्क सघ के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 4 - 19841 


* दास , श्रीमती मीरा : एम० ए० , एलएल० वी० , जनता दल ( उडीसा) , श्री पद्म महन्ती की आत्मजा, जन्म 
10 नवम्बर, 1941, विवाह श्री विमलदास से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : क्वार्टर स० एल-3, 119, आचार्य विहार , भुवनेश्वर , जिला पुरी (उडीसा) । 


* वर्तमान सदस्य । 


94 


जीवन - वृत 


दास , श्रीमती मोनिका • वी० ए०, काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , डा . अनुक्ल चन्द्र बोगल की आत्मजा, जन्म • 1030 , 
विवाह डा . सी० आर० दाम से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य ममा, 3- 4- 1980 से 2- 4 -19861 


स्थायी पता 13, चाणक्यपुरी, हुबली (कर्णाटक ) 


दास, श्री विपिनपाल . एम० एससी० , काग्रेस ( आई) ( असम) , श्री सन्तपाल दास के आत्मज, जन्प 1 फरवरी, 
1923, विवाह श्रीमती आरतो दास से , 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिपा, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1970 मे 2- 4- 1976 ओर 
3- 4 - 1976 से 2- 4- 1982, केन्द्रीय उप मत्री, विदेश मत्रालय , अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1977 , अध्यक्ष, याचिका 
समिति , राज्य सभा, 1979 , सचिव, असम पी० एम० पी०, 1952 --- 54 , सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय पी० एम० पी० , 
1954 - 55, महासचिव , अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, 1956 आर 1957 , कुछ पुस्तको के लेयक । 
स्थायी पता • हेमचन्द्र रोड, गुवाहाटी ( असम) । 


दास , श्री विश्वनाथ वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री मधुसूदन दास के आत्मज , जन्म 1890, विवाहित , 
2 पुत्र, सदस्य , ( 1) मद्रास विधान परिषद, 1920 - 30 ओर ( 2 ) उडीसा विधान सभा, 1937 - 43 , मुख्य मत्री, 
उडीसा, जुलाई, 1937 से नवम्बर, 1939, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1954 से 2-4 -1960 और 3-4 -1960 से 
22 - 6 - 1961, उडीसा प्रदेश काग्रेस कमेटी के तीन बार अध्यक्ष, दिवगत । श्रद्धाजलि - - 23 - 7 - 1984 । 


दास, कुमारी शोयला बाला काग्रेस ( उडीसा ), श्री मधुसूदन दास को आत्मजा, जन्म 25 मार्च, 1875 , 
अविवाहित , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2-4 -1954, ‘ लाइफ आफ मधुसूदन और आटोबायोग्राफी की 
लेखिका, दिवगत । श्रद्धाजलि - 29 - 4 -1968 1 


दासप्पा, श्री एच० सी० बी० ए०, एलएल० वी , काग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक ) , श्री हिरल्ली चैनियाह के आत्मज , 
जन्म 5 दिसम्बर, 1894 , विवाह श्रीमती यशोधरा से, 2 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) मैसूर विधान परिषद, 1927 -- 38 और 
( 2 ) मैसूर सविधान सभा, 1948 --- 50, मत्री, मेसूर राज्य, अक्तूबर, 1947 - मार्च, 1952 , सदस्य , राज्य सभा 
3- 4- 1954 से 13 -3- 1957, अध्यक्ष, मैसूर प्रदेश काग्रेस कमेटी, मई - दिसम्बर, 1952 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि --- 16 - 11 -19641 


" दासगुप्त , श्री गुरुदास एम. कॉम०, भारतीय साम्यवादी दल ( पधिमी बगाल ) , श्री दुर्गा प्रमन्न दामगुप्त के आत्मज, 
जम 3 नवम्बर, 1936, विवाह श्रीमती जयश्री दासगुप्त से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12- 3 -1985 से 2- 4 -1988 
और 3- 4 -1988 से अद्यपर्यन्न । 


स्थायी पता . 78, चितली रोड , कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 
वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा -- 


दासगुप्त , श्री तड़ित मोहन : बी० एससी०, काग्रेस (त्रिपुरा) , श्री अनग मोहन दासगुप्त के आत्मज, जन्म 
21 फरवरी, 1919, अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1962 से 2 -3- 1967 , महासचिव , त्रिपुरा प्रदेश काग्रेस कमेटी, 
1951 - 571 
स्थायी पता • थाना रोड , अगरतला (त्रिपुरा ) । 


दिनकर, प्रो . रामधारी सिह : डी० लिट् ( मानद ) , काग्रेस ( बिहार ), श्री रविनाथ सिन्हा के आत्मज , जन्म 30 
सितम्बर, 1908, विवाह श्रीमती श्यामावती से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2 - 4- 1954, 
3-4 -1954 से 2-4-1960 और 3-4- 1960 से 26 -1-1964 , 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किये गये और 1959 
मे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया, हिन्दी गद्य, पद्य और बाल साहित्य में अनेक पुस्तको के रचयिता, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 25- 4 -19741 


। 


दिनेश चन्द्र , श्री स्वामी . एम० ए० ( अग्रेजी साहित्य ), एम० ए० ( अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन ), एलएल० बी० , 
काग्रेस ( राजस्थान) , श्री रमेश चन्द्र शर्मा के आत्मज , जन्म 14 जनवरी, 1936, विवाह श्रीमती भगवती स्वामी से , 1 
पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1976 से 2-4-1982 , " फूड क्राइसिस इन इंडिया के लेखक । 


1958,बिवाल श्रीमती भगवती स्वामीसे 


स्थायी पता : माधो विहारी जी का मदिर, स्टेशन रोड , जयपुर ( राजस्थान ) । 


दिनेश सिह, श्री काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), राजा अवधेश सिह के आत्मज, जन्म 19 जुलाई, 1925, विवाह 
श्रीमती रानी नीलिमा कुमारी सिह से, सदस्य, लोक सभा, 1957 - 62 , 1962 - 67, 1967 - 70 और 1971 - 77 , 
केन्द्रीय सरकार में विदेश , वाणिज्य तथा औद्योगिक विकास और आतरिक व्यापार मत्रालयो के उप मत्री / राज्य मत्री / मत्री, 
1962 - 66 और 1967 - 71 , सदस्य, राज्य सभा, 14 -7- 1977 से 2-4 -1980 और 30- 6-1980 से 2- 4-1982 , 
टुवर्ड्स द न्यू होराइजन्स और इडिया एड द चेजिंग एशियन सीन के लेखक । 
स्थायी पता गाव और डाकघर कालाकाकर, जिला -- प्रतापगढ ( उत्तर प्रदेश ) । 


दिवाकर, श्री आर. आर० . एम० ए०, एलएल . बी, ( नाम-निर्देशिन) , श्री राम चन्द्र के आत्मज, जन्म 30 सितम्बर , 
1894, विवाह श्रीमती राधाबाई से , 1 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा , 1947 - 50 और ( 2 ) अन्त कालीन ससद , 
1950 - 52 , सूचना और प्रसारण मत्री, भारत सरकार, 1949 - 52, सदस्य, राज्य सभा ( चुने गये ), 3- 4- 1952 से 
13 -6- 1952 और ( नाम -निर्देशित ) 3-4 -1962 से 2-4 -1968, अध्यक्ष, कर्नाटक प्रदेश काग्रेस कमेटी , 1930 - 42 , 
बिहार के राज्यपाल, 1952 - 57 , अग्रेजी, कन्नड और हिन्दी में असख्य पुस्तको के रचयिता, दिवगत । श्रद्धाजलि 
12- 3- 19901 


द्विवेदी, श्री देवेन्द्र नाथ : एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ), एलएल० एम०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश), पडित सरजू प्रसाद द्विवेदी 
के आत्मज , जन्म 1 जुलाई , 1936 , विवाहित , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1974 से 2 -4 -19801 


स्थायी पता . डी - 46 / 22 , रामपुरा, वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) । 


- 


- 


- 


* वर्तमान सदस्य । 
96 


जीवन - वृत्त 


द्विवेदी, श्री बैरागी स्वतन्त्र पार्टी ( उडीसा) , श्री नरहरि द्विवेदी के आत्मज , जन्म 16 दिसम्बर , 1920, विवाह , 
( 1 ) श्रीमती हेमलता देवी से और ( 2 ) श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से , 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 
3 - 4- 1960 से 2 -4 - 1966, दिवगत ! श्रद्धाजलि - 18 - 3 - 1987 । 


द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( उडीसा ), श्री मगुनी द्विवेदी के आत्मज , जन्म 11 फरवरी, 1913 , 
विवाह श्रीमती गायत्री द्विवेदी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4-1956, महासचिव, उत्कल , पी० सी० 
सी०, 1946 - 49, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल शाखा, अनेक पुस्तको के लेखक तथा उडिया भापा मे 
अनुवाद कार्य । 
स्थायी पता तेलग बाजार, कटक ( उडीसा) । 


दीक्षित , श्री उमा शकर काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , पडित राम स्वरुप दीक्षित के आत्मज , जन्म 12 जनवरी, 1901, 
विवाह श्रीमती शिव प्यारी दीक्षित से , 1 पुन , सदस्य, राज्य सभा , 26 -4 - 1961 से 2 -4 - 1964 , 3 -4 - 1964 से 
2 -4 - 1970 और 3- 4 -1970 से 10 -1 - 1976 , केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, निर्माण और आवास तथा गृह 
मत्रालयो के मत्री रहे, सभा के नेता, राज्य सभा, 1971 - 751 
स्थायी पता 68 , मोती भवन , नजर वाग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


दीक्षित , श्री जगदीश चन्द्र बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए०, एलएल० बी०, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में डिप्लोमा, काग्रेस 
( उत्तर प्रदेश ), श्री लक्ष्मी नारायण के आत्मज, जन्म 21 नवम्बर , 1925 , विवाह श्रीमती कमल दीक्षित से, 1 पुत्र, 
सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1957 - 60 और ( 2 ) राज्य सभा , 23 - 9 - 1969 से 2 - 4- 1970 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 12 -3 - 1990 । 


दीपक , श्री कृष्ण कुमार एम० ए०, जनता दल ( हरियाणा), पण्डित कर्मचन्द के आत्मज, जन्म 4 दिसम्बर, 1934 , 
विवाह श्रीमती चचल शर्मा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 23 -3 -1990 से 13 -7- 19901 
स्थायी पता . गाव व डाकखाना खैरपुर , निकट कैनाल कालोनी, सिरसा ( हरियाणा) । 


दुग्गल, श्री उत्तम सिह निर्दलीय ( पजाब ) , श्री भगवान सिह दुग्गल के आत्मज, जन्म 25 जुलाई , 1899, विवाह 
सरदारनी बलवत कौर से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) पजाब विधान सभा , 1937 - 46 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4 -1964 से 20 - 4 - 1968, दिवगत । श्रद्धाजलि - 29 - 4 - 1968 1 


दुग्गल, श्री हरचरण सिह 


( पजाब) , सदस्य, राज्य सभा, 28- 3 -1969 से 2- 4 -19701 [ अन्य व्यौरे उपलब्ध नहीं 


स्थायी पता 


मकान स. 87 , मोहल्ला दादन , फरीदकोट ( पजाब ) । 


राज्य सभा -- 


दुबे , डा . आर० पी० : एम० बी० बी० एस०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , पडित विशम्बर नाथ दुवे के आत्मज, जन्म 5 
मार्च, 1896, विवाह डा . उर्मिला कुमारी दुबे से , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2 -4 -1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 24 - 4- 19611 


* दुवे , श्री बिन्देश्वरी : काग्रेस ( आई ) (बिहार ), श्री शिव नरेश दुवे के आत्मज , जन्म 14 फरवरी, 1921, विवाह 
श्रीमती शिव सखी देवी से , 1 पुत्री, सदस्य , बिहार विधान सभा, 1952 - 57, 1962 - 77 और 1985 - 88, मत्री, 
बिहार सरकार, मुख्य मत्री, बिहार , 1985 - 88, सदस्य, ( 1) लोक सभा , 1980 - 84 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय विधि और न्याय तथा श्रम मत्री, 1988 - 89, अध्यक्ष, ( 1 ) विहार प्रदेश काग्रेस 
कमेटी और ( 2) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ काग्रेस । 
स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर - 1 , महुआ, जिला भोजपुर (बिहार ) । 


दुबे, श्री बैजनाथ : सोशलिस्ट पार्टी (विन्ध्य प्रदेश अव मध्य प्रदेश ) , पडित झगडू दुवे के आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 
1903 , विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 19541 


स्थायी पता : द्वारा वार्ड संख्या 2, गोघर, रीवा ( मध्य प्रदेश ) । 


दुबे , श्री बोध राम : एम० ए०, वी० एल , काग्रेस ( उडीसा) , श्री कृष्ण राम दुवे के आत्मज, जन्म अप्रैल , 1895, 
विवाह , ( 1) श्रीमती श्यामा देवी और (2 ) श्रीमती रुकमणी देवी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, उडीसा विधान 
सभा, 1937 - 39 और 1946 - 48, मंत्री, उडीसा सरकार, 1937 - - 39 , सदस्य, ( 1 ) सविधान सभा और ( 2 ) राज्य 
सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1958, दिवगत, 27- 8- 1964 1 


दुवे, पडित सीता चरण : एम० ए० , बी० एल०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), पडित रामचरण लाल दुवे के आत्मज, जन्म 
फरवरी, 1879, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से , 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) मध्य प्रदेश विधान परिषद्, 
1926 -- 29 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4 -1954, दिवगत, 2-10 -19721 


देव , श्री के . पी . सिह . वी . एससी० ( भू-विज्ञान ऑनर्स ) , भारतीय लोक दल ( उडीसा) , श्री शकर प्रताप सिह देव 
महेन्द्र बहादुर विद्यासागर के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1941, विवाह श्रीमती सावित्री देवी (विवाह पूर्व कृष्णा देवी ) 
से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 2) राज्य सभा, 28 - 1- 1972 से 2- 4 - 19761 


स्थायी पता : पैलेस , डाकघर धेन्कानाल ( उडीसा) । 


* वर्तमान सदस्य । 
98 


जीवन -वृत 


देव , श्री वीर केसरी : आई० एससी , भारतीय लोक दल ( उडीसा) , श्री बी० एम० देव के आत्मज , जन्म 1927 . 
विवाह श्रीमती एम० देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, ( 1) उडीसा विधान सभा , 1957 -~~-67 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 19 - 4-1967 से 2- 4-1970 और 3 -4- 1970 से 2-4- 19761 
स्थायी पता • डाकघर भवानीपटना, कालाहाडी ( उडीसा) । 


देव , श्री सुरेश चन्द्र • बी० ए० तक अध्ययन किया, काग्रेस ( असम ), श्री तारा नाथ देव के आत्मज , जन्म १ जून , 
1893, अविवाहित, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1952 - 57 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 5- 1957 से 2- 4- 1960 और 
3 - 4 - 1960 से 2- 4- 1966 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 11 - 19811 


देव , श्री शकर प्रताप सिह • स्वतत्र पार्टी ( उडीसा) , राजा सूर प्रताप देव महेन्द्र बहादुर के आत्मज , जन्म 
15 नवम्बर , 1904 , विवाह रानी श्रीमती रत्ना प्रोवा देवी से , 2 पुत्र, सदस्य , ( 1 ) चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज, 1928 - 46 , 
( 2) उडीसा विधान सभा, 1957 और (3 ) राज्य सभा , 3 -4 -1964 से 3- 8- 1965, उडिया और हिन्दी में अनेको 
पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - - 16 - 8 - 19651 


देवी सिंह, श्री . वी० ए० , स्वतन्त्र पार्टी ( राजस्थान ), ठाकुर जय सिह जी के आत्मज , जन्म 19 मार्च, 1922, विवाह 
श्रीमती सज्जन कुमारी से, 4 पुत्र, सदस्य , ( 1) राजस्थान विधान सभा, 1952 - 57 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1964 
से 2-4 -1970, राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी के सचिव , 1962 - 641 
स्थायी पता . माडवा हाउस, ससार चन्द्र रोड , जयपुर ( राजस्थान ) । 


देवकी गोपीदास, श्रीमती : बी० एल०, काग्रेस ( केरल ) , जन्म 1918, विवाह श्री वेजहापरा ए० गोपीदास से, 3 पुत्र 
तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) त्रावणकोर विधान सभा, 1948, ( 2) त्रावणकोर कोचीन विधान सभा , ( 3) केरल विधान 
सभा और ( 4 ) राज्य सभा , 3 -4 - 1962 से 2- 4- 1968 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 7- 1973 1 


देवगिरकर, श्री टी० आर० : बी० ए० ( ऑनर्स ) , काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री रघुनाथ के आत्मज , जन्म नवम्बर, 1896 , 
अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4-1952 से 2- 4-1956 और 3- 4- 1956 से 2 -4- 1962, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश 
काग्रेस कमेटी, 1954, अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 28 - 7 -19751 


देव बर्मन , श्री वीरचन्द्र • एम० ए०, एलएल० बी० , भारतीय साम्यवादी दल (त्रिपुरा) , श्री सतीश चन्द्र देव वर्मन के 
आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1920 , अविवाहित, सदस्य, ( 1 ) त्रिपुरा विधान सभा, 1962 - 67 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4- 1974 से 2-4- 19801 
स्थायी पता • हरीश ठाकुर स्ट्रीट, अगरतला (त्रिपुरा ) । 


राज्य सभा 


देशमुख, श्री त्रिंबक गोपाल : एम० ए०, पत्रकारिता में डिप्लोमा, काग्रेस ( महाराष्ट्र), श्री गोपाल यादव देशमुख के 
आत्मज, जन्म 12 अगस्त , 1927, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2- 4-1974 1 


स्थायी पता : " सरस्वती " केनाल रोड, राम दास पेठ , नागपुर ( महाराष्ट्र ) । 


देशमुख, श्री नरसिंग राव बालभीमराव : वी० ए०, एलएल० बी०, कृपक और कामगार पार्टी ( मुम्बई अव महाराष्ट्र ) , 
श्री बालभीमराव के आत्मज , विवाह श्रीमती शशिकला से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1952 से 
2-4 -1954 और 3 -4 -1954 से 2- 4- 19601 


स्थायी पता : उस्मानाबाद , हैदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


देशमुख, श्री बापूरावजी मारुतरावजी : हाई स्कूल, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री मारुतराव देशमुख के आत्मज , 
जन्म 9 मई, 1916, विवाह श्रीमती रमाबाई बापूराव देशमुख से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया; सदस्य, (1) सी० पी० और 
बरार विधान सभा, 1952 - 57, ( 2 ) बम्बई विधान सभा , 1957 - 60, ( 3 ) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960 - 67 और 
( 4) राज्य सभा, 3- 4-1976 से 2-4-1982, दिवगत । श्रद्धाजलि - 7 -8-1990 । 


देशमुख, श्री रामराव माधवराव : एम० ए० , एलएल० बी० ( कैम्ब्रिज ), बार - एट - लॉ , काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री माधवराव 
शकरराव देशमुख के आत्मज , जन्म 25 नवम्बर, 1892 , विवाह श्रीमती शशिवालावाई कदम से, 1 पुत्र तथा 
4 पुत्रिया, सदस्य , सी० पी० एण्ड बरार विधान परिपद, 1920 - 25 , 1927 - 30 और 1937 - 41, मती, सी० पी० 

और वरार सरकार, 1927 - 28, 1929 -30 और 1937 -38, ग्वालियर राज्य में मत्री, 1941 - 44, दक्षिण अफ्रीका सघ 
में भारत के उच्चायुक्त, 1945 - 47, रीवा राज्य में प्रधान मत्री, 1947-48, सदस्य, (1 ) केन्द्रीय विधान सभा , 
1926- 27 और ( 2) राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4 -1958 और 3-4 -1958 से 2- 4-1964 , " केस फॉर बरार " के 
लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -4 - 19811 


देशमुख, श्रीमती विमल पजाय : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री जयराम नाना वैध की आत्मजा , 
जन्म 24 अक्तूबर, 1906 , विवाह डा० पी० एस० देशमुख से, 1 पुत्र , सदस्य, ( 1 ) लोक मभा, जून, 1965 से मार्च, 
1967 और ( 2 ) राज्य सभा , 19- 4- 1967 से 2- 4- 19721 


स्थायी पता : अमरावती कैम्प, अमरावती ( महाराष्ट्र ) । 


देशमुख , श्री शं . ना० : काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र) , श्री नारायणराव के आत्मज , जन्म • 29 अगस्त, 1913, विवाहित , 
1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) महाराष्ट्र विधान ममा, 1967 - 72 और ( 2 ) राज्य सभा, 3-4 -1984 से 
2- 4 -19901 
स्थायी पता : मम्माजी रोड, गाव देवलाली नासिक रोड , जिला नासिक ( महाराष्ट्र ) । 


100 


जीवन-वृत 


देसाई , श्री आर० एम० : बी० ए०, काग्रेस ( यू) (कर्णाटक ), श्री मालप्पा देसाई के आत्मज , जन्म 7 अगस्त, 1920, 
विवाह श्रीमती शातादेवी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, ( 1 ) मैसूर विधान सभा, 1957 - 69 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4- 1976 से 2- 4 -19821 
स्थायी पता • तालुक विलगी, जिला बीजापुर , डाकघर यदाहल्ली (कर्णाटक ) । 


देसाई, श्री खन्डभाई के० स्नातक ( गुजरात विद्यापीठ ), काग्रेस (गुजरात ) , श्री कासनजी के आत्मज, जन्म 
23 अक्तूबर, 1898, विवाह श्रीमती पार्वतीवेन से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) मुम्बई विधान सभा , 1937 - 39 

और 1946 --50, ( 2 ) सविधान सभा, 1946- ~-50, ( 3) अत कालीन ससद, 1950 ----52 और ( 4 ) लोक सभा , 
1952----57, केन्द्रीय श्रम मत्री, 1954-~ ~-57, सदस्य , राज्य सभा, 9- 3 - 1959 से 2 -4 - 1964 और 3- 4- 1964 से 
31 -3 - 1968, महासचिव और अध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, दिवगत । श्रद्धाजलि - ~- 25 -4 - 19751 


* देसाई, श्री जगेश : बी कॉम, एफ . सी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , श्री मथुरादास देसाई के आत्मज , जन्म 8 
फरवरी, 1926, विवाह श्रीमती सावित्री देसाई से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , महाराष्ट्र विधान सभा, 1972----78 , 
मत्री, महाराष्ट्र सरकार , 1975 - 78, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1984 से 2 -4 -1990 और 3-4 -1990 से अद्यपर्यन्त , 
उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1987 - 90, अध्यक्ष, सरकारी आश्वासनो सवधी समिति , राज्य सभा, 1990- 91, महासचिव, 
महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई ) , 1979 - 83 , उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई ) । 


स्थायी पता : " कल्पना ", तल्मिकी रोड, सारस्वत कालोनी, सान्ताक्रूज ( पश्चिम ), मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


देसाई , श्री जनार्दन राव : काग्रेस ( भैसूर, अव कर्णाटक ), श्री राघवेन्द्र राव के आत्मज , जन्म 1896, विवाह श्रीमती 
सुभद्राबाई से , 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 - 1956 से 2 - 4- 1962, अध्यक्ष , हैदराबाद राज्य काग्रेस , 
1948 - 49, दिवगत । श्रद्धाजलि - 25 - 4 - 19751 


देसाई , श्री दजीबा बलवंतराव : वी० ए० ( ऑनर्स ), एलएल० वी० , कृषक और कामगार पार्टी ( महाराष्ट्र ) , 
श्री बलवतराव अन्नाजी देसाई के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1925 , विवाह श्रीमती लीला देसाई से , 1 पुत्र, सदस्य , 
राज्य सभा , 3 -4 - 1960 से 2- 4- 1966 , महासचिव , कृपक और कामगार पार्टी, 1954 -- 60, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~- 25 - 3 - 1985 1 


पात्रा सुरश ज० एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( ओ ) ( गुजरात ) , श्री जमीतराम जी० देसाई के आत्मज , जन्म 
5 मई, 1909, विवाह श्रीमती कलावती मजूमदार से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1960 से 2 - 4- 1966 
3- 4 - 1966 से 2 - 4 - 1972, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय समाजवादी दल, 1946 ~~-51, अध्यक्ष, प्रजा समाजवादी 
दल , गुजरात और सौराष्ट्र , 1955 -~- 61 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 2 - 19891 


- 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


103 


राज्य सभा 


- 


दोषी , श्री लालचन्द हीराचन्द : बी० ए०, काग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक) , श्री हीराचन्द नेमचन्द दोषी के आत्मज , 
जन्म 24 अक्तूबर, 1904 , विवाह श्रीमती ललिताबाई से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) मुम्बई विधान परिषद , 
1937 -~- 39 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2 -4 -1958 1 
स्थायी पता : नीला हाऊस, पोद्दार रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


* द्रोणपराजू, श्री सत्यनारायण : इटरमीडिएट ; काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री अप्पालनरसिहन के आत्मज , जन्म 
19 दिसम्बर , 1933 , विवाह, ( 1 ) श्रीमती सावित्री और ( 2 ) श्रीमती पार्वती से , 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , 
(1 ) लोक सभा , 1977 - 79, ( 2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1980 - 83 और ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1988 से 
अद्यपर्यन्त , ग्रामोद्योग ( ग्रामीण प्रशासन का इतिहास ) के लेखक । 


स्थायी पता : चिनमुशिदिवाडा, पेन्डुर्टी ( एस० ओ० ) , जिला विशाखापतनम् ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


* धवन , श्री आर० के० : काग्रेस ( आई) ( आन्ध्र प्रदेश ), जन्म 16 जुलाई, 1937, अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा , 
10- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 141, गोल्फ लिक्स , नई दिल्ली । 


धर, श्री डी० पी० : बी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( जम्मू और कश्मीर ), श्री श्रीकात धर के आत्मज, जन्म 24 
अप्रैल, 1918, विवाह श्रीमती विजयलक्ष्मी से, 1 पुत्र, सदस्य , (1 ) जम्मू और कश्मीर सविधान सभा, 1951 - 56 , 
( 2) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1956 - 61 और (3 ) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, 1962 - 68, मंत्री, 
जम्मू और कश्मीर सरकार, 1961 - 68 , सदस्य , र र सभा, 11 -11-1972 से 7-2- 1975 , केन्द्रीय योजना मत्री तथा 
उपाध्यक्ष, योजना आयोग , 1972 --74, (1) रूस, 1969 - 71 और (2 ) मगोलिया में भारत के राजदूत रहे, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 21- 7 -1975 1 


धर्म प्रकाश , डा . : एल० एच० एम० एस०, ए० एम०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री मोहन लालजी के आत्मज , जन्म 
नवम्बर , 1900, विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) सविधान सभा , 1948 - 50, ( 2 ) 
अस्थाई ससद, 1950 - 52 तथा (3 ) राज्य सभा, 9- 8- 1958 से 2- 4-1962 तथा 3-4 -1962 से 2 -4- 1968, 
दिवंगत । श्रद्धाजलि - 1- 8- 19721 


* वर्तमान सदस्य । 
102 


जीवन - वृत 


धर्मपाल , श्री . बी० ए० , काग्रेस ( आई) ( जम्मू और कश्मीर) , श्री रामलाल के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल , 1934 , 
विवाह श्रीमती सनोष कुमारी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, जम्मू और काश्मीर विधान सभा, 1967 - 87 , ससदीय 
सचिव, 1967 -- 72, मत्री, 1972 - 75, जम्मू और काश्मीर सरकार, अध्यक्ष, (1 ) लोक लेखा समिति , 1976-77 
तथा ( 2) प्राकलन समिति, 1977 - 78, 1980- 81 तथा 1982- 83, जम्मू और काश्मीर विधान सभा , सदस्य, राज्य 
सभा , 3 - 4- 1988 से 27 - 11 - 1989 , उपाध्यक्ष / सचिव / महासचिव, जम्मू और काश्मीर प्रदेश काग्रेस कमेटी , 
1967 --- 72 तथा 1976 - 881 
स्थायी पता : 10 - बी / बी , गाधी नगर , जम्मू ( जम्मू और काश्मीर ) । 


धर्मवीर, श्री : एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , श्री रामभरोसे लाल के आत्मज , जन्म 
30 नवम्बर , 1936 , विवाह श्रीमती इदिरा देवी से , 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967, 1969 
तथा 1974 , मत्री , उत्तर प्रदेश सरकार , 1969 -~- 77 , सदस्य , राज्य सभा , 5 - 7 - 1980 से 22 - 12 - 1984, केन्द्रीय श्रम 
उपमत्री, 1982 ---- 84 , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई ) 1979- 80, दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -1 - 1985 1 


धावे, श्री एस . डब्ल्यू : बी० एससी० , एलएल० वी० , काग्रेस (एम ) (महाराष्ट्र ), श्री वासुदेवराव हरवाजी धावे के 
आत्मज , जन्म १ जुलाई, 1920 , विवाह श्रीमती प्रभा से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1974 से 
2 - 4- 1980 तथा 5- 7- 1980 से 4- 7- 1986 , अध्यक्ष, महाराष्ट्र आई० एन० टी० यू० सी०, 1966- -- 75, उपाध्यक्ष , 
महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी ( एस) । 
स्थायी पता : 81 , राहते कालोनी, वर्धा रोड , नागपुर ( महाराष्ट्र ) । 


धारिया , श्री मोहन माणिकचद : बी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री माणिकचद दामोदरदास धारिया के 
आत्मज , जन्म 14 फरवरी, 1925, विवाह श्रीमती शशिकला से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1964 
से 2-4 -1970 तथा 3- 4- 1970 से 10-3 - 1971 , सविव, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1962 - ~-67, फ्यूम्स एड दी 
फायर पुस्तक के लेखक । 


स्थायी पता : अनत स्मृति , 2064, विजय नगर, पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


घुलप , श्री कृष्णराव नारायण . एम० ए०, एलएल० वी०, कृपक तथा कामगार पार्टी ( महाराष्ट्र ) , श्री नारायण श्रीपत 
घुलप के आत्मज , जन्म • 16 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती उपा कृष्णराव धुलप से , 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया , सदस्य , 
( 1 ) बम्बई विधान सभा , 1957 - -- 60 तथा ( 2 ) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960 - 72 , विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान 
समा, 1962 - 725 सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1974 से 2- 4 -1980 , दिवगत ! श्रद्धाजलि - 21 - 2- 1989 1 


103 


राज्य सभा 


धूसिया, श्री सोहन लाल : बी० कॉम, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री द्वारका राम के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1923, विवाह श्रीमती छाया देवी से , 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) अन्त कालीन ससद, 
1950 -- 52 , ( 2 ) लोक सभा, 1952 - 57 तथा ( 3 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1957 - 77, मत्री, उत्तर प्रदेश 
सरकार, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1984 से 2- 4 -1990 1 
स्थायी पता : मोहल्ला पठान टोला, डाकघर पुरानी बस्ती, जिला बस्ती ( उत्तर प्रदेश ) । 


* नटराजन , श्रीमती जयन्ती • बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( तमिलनाडु ), डा० सी० आर० सुन्दरराजन की 
आत्मजा, जन्म 7 जून , 1954 , विवाह श्री वी० के० नटराजन से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 30 -6-1986 से अद्यपर्यन्त , 
उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1990 -911 
स्थायी पता : 47 , वारेन रोड , मायलापोर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


नटराजन , श्री सी० डी० एम० ए०, एलएल० बी० , निर्दलीय ( तमिलनाडु ) , श्री सी० दुरेस्वामी के आत्मज , जन्म 14 
मई, 1915, विवाह श्रीमती कान्तामणि से, 2 पुत्र, सचिव, तमिलनाडु विधान परिषद, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1974 से 
2- 4 - 19801 
स्थायी पता : 17- बी , टेलर्स रोड , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


नस्था सिंह, श्री : काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान) , श्री चुरा रामजी के आत्मज , जन्म अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती 
रामोती देवी से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) राजस्थान विधान सभा , 1972 - 77 और ( 2) राज्य सभा , 
3 - 4 - 1982 से 2- 4 - 19881 


स्थायी पता : लाल बस्ती, बयाना, जिला भरतपुर ( राजस्थान) । 


नत्थी सिंह, श्री : एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी ( राजस्थान ) , श्री चरण सिह के आत्मज , जन्म 28 दिसम्बर, 
1929, विवाह श्रीमती विद्यावती से, 5 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा और (2) राज्य सभा, 
3 -4 -1974 से 2-4 -1980 । 


स्थायी पता : एम -16, गाधी नगर, जयपुर ( राजस्थान ) । 


नन्जुन्दैया , श्री बी० सी० : काग्रेस ( मैसूर वर्तमान कर्णाटक ) , श्री भावीकट्टै चनाबसप्पा के आत्मज , जन्म 17 जनवरी , 
1913, विवाह श्रीमती वी० अम्बाबाई से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य, (1 ) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1937 - 44, ( 2) 
मैसूर विधान सभा , 1948 - 57 और ( 3 ) राज्य सभा , 25 -4 -1957 से 2-4- 1960 और 3 -4- 1960 से 2- 4- 19661 
स्थायी पता : टुमकुर (कर्णाटक ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
104 


जीवन - वृत्त 


नन्दा, श्री नरसिह प्रसाद : बी० ए० ( आनर्स ), वी० एल० ( स्वर्ण पदक प्राप्त ), काग्रेस ( यू) ( उडीसा ), श्री नारायण 
के आत्मज , जन्म 25 सितम्बर, 1927 , विवाह श्रीमती सध्यारानी नन्दा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 
3 - 4 - 1976 से 2- 4- 1982 , अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सबधी समिति, राज्य सभा , 19801 
स्थायी पता गाव और डाकघर बोलनगिर, जिला बोलनगिर ( उडीसा) । 


नफीसुल हसन, श्री . एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , हाफिज मोहम्मद इलाही के आत्मज, जन्म 
12 जुलाई , 1900, विवाह इकबाल जहा बेगम से , 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1937 -- 52 , 
उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1946 - 50 और 1950 - 52 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1960 से 
2 - 4- 1966 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 - 11- 1978 । 


नरसिम्हम , श्री के एल० बी० ए०, साम्यवादी दल ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री के पट्टाभिरमैया के आत्मज , जन्म 1914, 
विवाह श्रीमती के० वरलक्ष्मी से , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4 -1958 और 3 -4 - 1958 से 2 -4 - 1964 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 -5- 1967 । 


नरसैया , श्री एव० एस० बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( कर्णाटक ) , श्री एच० एस० श्रीनिवासैया के आत्मज , जन्म 14 

अप्रैल , 1905, विवाह श्रीमती जनम्बा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10- 4- 1972 से 15- 5- 1977 , 
आनन्दगिरि के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 11 -6 -1977 । 


नरेन्द्र देव , श्री एम० ए०, एलएल० बी०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), श्री बी० बलदेव प्रसाद के आत्मज, 
जन्म 31 अक्तूबर , 1889, विवाह श्रीमती प्रेमा देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 
2- 4-1954 और 3- 4- 1954 से 20 -2 -1956, कुलपति, (1 ) लखनऊ विश्वविद्यालय, 1947 -- 51 और ( 2) बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय, 1951 - 54 , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1936 - 37, अध्यक्ष, ( 1 ) सोशलिस्ट पार्टी, 
1950 - 52 और ( 2 ) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी , 1954, समाजवाद और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित पुस्तको के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि-~ ~- 20 - 2 - 19561 


नरेन्द्र सिंह, श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , चौधरी श्याम लाल सिह के आत्मज , जन्म 
3 अगस्त, 1938 , विवाह श्रीमती फूल कुमारी से , 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 14 -7 - 1977 से 2- 4- 1978, 3 - 4 -1978 
से 2- 4 -1984 और 3 - 4- 1984 से 4- 2 - 1985, महामत्रो, लोक दल । 
स्थायी पता , ग्राम घरमनगढपुर, डाकघर सजेती, जिला कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


105 


राज्य सभा - - 


नलवा, श्री हरि सिह : बी० ए० ( अर्थशास्त्र) , काग्रेस ( आई ) (हरियाणा), श्री छजू राम के आत्मज, जन्म 
2 अक्तूबर, 1932, विवाह श्रीमती काता कुमारी नलवा से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) हरियाणा विधान सभा , 
1972 - 77 और ( 2 ) राज्य सभा, 19- 3 -1980 से 2- 4- 1982 और 3 - 4- 1982 से 2 -4 - 1988 , उपाध्यक्ष और 
महासचिव, हरियाणा प्रदेश काग्रेस ( आई ) समिति । 


स्थायी पता : ग्राम - उझा, तहसील - पानीपत, जिला - करनाल ( हरियाणा) । 


* नल्लाशिवन , श्री ए० • इंटरमीडिएट, सी०पी०आई० (एम ) ( तमिलनाडु ), श्री अरूमुगम के आत्मज, जन्म 
22 फरवरी, 1922, विवाह श्रीमती कातिमति से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान सभा और । 
( 2) राज्य सभा, 25- 7-1989 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 2 / 27, करपागविनय नगर , कोइल स्ट्रीट, व्रमादेशम डाकघर वाया अम्बासमुद्रम , जिला तिरुनेलवेलि 
( तमिलनाडु ) । 


नवल किशोर , श्री . एम० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री रघुवर दयाल के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 
1919, विवाह श्रीमती कौशल्या देवी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) रामपुर राज्य विधान सभा, 1948- 49 और (2 ) उत्तर 
प्रदेश विधान सभा, 1952 - 68, अध्यक्ष, आकलन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1954 - 60, उत्तर प्रदेश सरकार 
के मत्री, 1961 - 63 और 1967, सदस्य, राज्य सभा, 30 -3- 1970 से 19- 4-1975, महामत्री, उत्तर प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, 1964 और 1969-70, दिवगत । श्रद्धाजलि - 25 -4-1975 1 


* नाइक , श्री आर० एस० एस० एस० सी०, जनता दल ( कर्णाटक ), श्री शिवप्पा रमैया नाइक के आत्मज, जन्म 
6 जून, 1933 , विवाह श्रीमती लीलावती से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 83 - ए , टाउनशिप डन्डेली, जिला उत्तरकन्नडा (कर्णाटक ) । 


नाइक , श्री एल० आर० . बी० ए० ( आनर्स) , एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) (कर्णाटक) , श्री रामसिह नाइक के 
आत्मज, जन्म 18 सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती शोभना एल० नाइक से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
20 - 7 - 1977 से 2- 4 - 19801 


स्थायी पता 


7, दोमलूर ले- आउट , वगलौर ( कर्णाटक ) । 


नाइक , श्री एल० नरसिह • एम० ए० , एम० फिल०, बी० एड० , तेलुगु देशम ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री हरीलाल के आत्मज , 
जन्म 11 अक्तूबर, 1938, विवाह श्रीमती रगावाई से, 2 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) आन्ध्र प्रदेश विधान परिपद् तथा ( 2 ) 
राज्य सभा , 3 - 4 - 1988 से 12 - 1 - 1989 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 2- 19891 


* वर्तमान सदस्य । 
106 


जीवन - वृत्त 


नाइक , श्री महेश्वर बी० ए०, काग्रेस ( उडीसा ), श्री राम कृष्ण नाइक के आत्मज , जन्म जुलाई, 1906, विवाह 
श्रीमती सुरेन्द्री देवी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) मयूरभज विधान सभा, 1944 --- 46, ( 2) मयूरभज राज्य 
विधान सभा तथा मत्री, 1947 - 49 , ( 3 ) अन्त कालीन ससद, 1950 - 52 और ( 4) राज्य सभा, 3-4 -1956 से 
27- 2- 1962, उडिया में नाटक , गीत , लघुकथायें आदि से सबधित पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 20 - 2- 19861 


नाग , डा . कालीदास : एम० ए० (कलकत्ता) , डी० लिट् ( पेरिस ) , आफिसर डी अकाडेमिक (फ्रास सरकार) , 
( नाम - निर्देशित ), बाबू मोतीलाल नाग के आत्मज , जन्म 16 जनवरी , 1892, विवाह श्रीमती शाता देवी से, 3 पुत्रिया , 
सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2 - 4- 1954, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 -11- 19661 


नागराजमूर्ति, श्री बी० पी० • बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( कर्णाटक ) , श्री पुत्तमदप्पा के आत्मज , जन्म 
20 दिसम्बर, 1920, विवाह श्रीमती वाजरा से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) मैसूर विधान सभा, 1952 - 57 और ( 2) राज्य 
सभा, 3 -4 -1970 से 2- 4-1976 1 
स्थायी पता : रागी वोम्मनाहल्ली, मलवल्ली तहसील, जिला मड्या (कर्णाटक ) । 


नागपुरे , श्री विठ्ठलराव तुकाराम . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री तुकारामपत नागपुरे के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1907 , विवाह श्रीमती लक्ष्मीबाई से, 1 पुत्र, सदस्य, ( 1) बम्बई विधान परिषद् , 1956 - 58 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3-4 -1960 से 2-4- 1966 और 3- 4- 1966 से 2-4 -1972 । 
स्थायी पता • मकान न० 19, मूल टाउन, चादा ( महाराष्ट्र ) । 


नागोके , जत्थेदार ऊधम सिह काग्रेस ( पजाब ), सरदार बेला सिह के आत्मज , जन्म 28 अप्रैल , 1894, विवाह 
श्रीमती ईशर कौर से, सदस्य , (1 ) पजाब विधान सभा , 1946 और ( 2 ) राज्य सभा, 3-4 -1952 से 2-4 -1954 तथा 
3 - 4- 1954 से 2 - 4 -1960, दिवगत । श्रद्धाजलि - 14- 2- 19661 


" नायक , श्री जी स्वामी • मैट्रिक तक अध्ययन किया, काग्रेस ( आई) ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री गेमा के आत्मज, जन्म 
25 दिसम्बर , 1934, विवाह श्रीमती रुक्मिणी नायक से , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 -1980 से 
2 - 4- 1986 तथा 3- 4 - 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• मकान न० 7- 1-632 /107, बापू नगर , डाकघर सजीव रेड्डी नगर, हैदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 


107 


राज्य सभा 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


नायडु , श्री एन० पी० चेगलराया : मैट्रिक , काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री एन० पी० वेंकटस्वामी नायइ के 

आत्मज, जन्म 6 अगस्त , 1915, विवाह श्रीमती एन० पी० मावित्री मे, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, मदस्य, (1 ) मद्रास 
विधान परिषद्, 1953-54, ( 2) आन्। प्रदेश विधान सभा, 1955 - 62, (3 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 4 ) 
राज्य सभा , 10- 4- 1978 से 9- 4- 1984 , सचिव, आन्ध्र राज्य काग्रेस कमेटी, 1951 - 53, उपाध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश 
काग्रेस कमेटी, 1960 - 641 
स्थायी पता : नायडु बिल्डिग , चित्तूर ( आन्ध्र प्रदेश) । 


नायडु, कुमारी एम . एल. मेरी . बी० ए०, एल० टी०, काग्रेस ( आ प्रदेश ) , श्री एम० एम० गणेया नायडु की 

आत्मजा, जन्म 28 अगस्त , 1910 , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1964 से 2- 4-19701 
स्थायी पता : आरोग्य नीलायम, सूबेटारपेट , नेल्लौर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


नायडु , श्री पी० एस० राजगोपाल वी० एससी० , वी० एल०, काग्रेस ( मद्रास , अव तमिलनाडु ) , श्री पी० शकग्या 
नायड़ के आत्मज , जन्म 11 मार्च, 1914, विवाह श्रीमती जानको से . 2 पुत्र, मदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 
2- 4- 1954 और 3- 4 - 1954 मे 2- 4 -1960, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1956 - 571 
स्थायी पता • "प्रेम कुटीर " 11, इन्फेन्ट्री रोड, वेल्लोर ( तमिलनाडु) । 


नायर , श्री एम० एन० गोविन्दन • वी० ए० , कम्युनिस्ट पार्टी ( केरल ), श्री वी० आर० नारायण पिल्लै के आत्मज, जन्म । 
दिसम्बर, 1910, विवाह श्रीमती देवकी से, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1956 मे 2-4 -1962 और 3- 4-1962 से 
3 -3 -1967 , सचिव , सी० पी० आई०, ट्रावनकोर कोचीन राज्य , 1951 - 54 , मचिव, सी०पी०आई० केन्द्रीय सचिवालय , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -1 - 1985 1 


नायर, श्री के० पी० माधवन : वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( केरल ) , श्री के० आर० अच्चुतन पिल्लै के आत्मज, जन्म । 
20 नवम्बर, 1905, विवाह श्रीमती पवीजहम से , 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 2- 4- 1956 तथा 
3- 4- 1956 से 2- 4- 1962, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1955 - 581 


स्थायी पता . एर्नाकुलम मिल्स बिल्डिग , एर्नाकुलम ( केरल ) । 


नायर , श्री जी . गोपीनाथन : बी० ए०, आर० एस० पी० ( केरल ), श्री एन. गोविन्दा पिल्ले के आत्मज, जन्म 
6 अक्तूबर, 1925, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1968 से 2-4 -1974, सगठन सचिव, आर० एस० पी० , 
केरल , 1950- -- 53 , सचिव, आर० एस० पी०, केरल राज्य , 1953 - 57 तथा 1964 - 681 
स्थायी पता . केरयालम, किलोमानूर , त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


108 


जीवन- वृत्त 


नायर, श्री पी . नारायणन . कम्युनिस्ट पार्टी ( केरल ) , श्री के . वी . नारायणन नायर के आत्मज , जन्म अप्रैल, 1906 , 
विवाह श्रीमती कारथ कुन्हीमालु अम्मा से , 4 पुत्र ओर 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1956 से 2 - 4- 1960 , सचिव , 
केरल प्रदेश काग्रेस समिति , 1939- 40, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -7 -1973 1 


नायर , श्री सी० के० गोविन्दन बी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( केरल ) , श्री के० एम० अप्पा नायर के आत्मज , जन्म 
जुलाई , 1897, विवाह श्रीमती ए० लक्ष्मी कुट्टी अम्मा से , 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान सभा , 
1937 -- 39 तथा 1946 - -- 51 और ( 2 ) राज्य सभा, 3-4 -1964 से 27 - 6- 1964, सचिव, केरल प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, 1933 -~ 39, अध्यक्ष, केरल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1951 तथा 1960 - 63, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 7- 9 -19641 


* नारायण , श्री आर० के० बी० ए०, डो० लिट् , लीड्स , दिल्ली, श्री वेंकटेश्वर ओर मैसूर विश्वविद्यालयो से मानद 
उपाधि , ( नाम -निर्देशित ) , श्री आर० वी० कृष्णास्वामी अय्यर के आत्मज, जन्म 10 अक्तूबर, 1906 , विवाह श्रीमती 
राजम्मल से, 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 12-5 - 1986 से अद्यपर्यन्त , पद्म- भूषण से सम्मानित, अनेक उपन्यामो और 
लघु- कथाओ के लेखक । 
स्थायी पता , 15, विवेकानन्द रोड , यादवगिरि , मैसूर (कर्णाटक ) । 


। 


नारायण, श्री एम० डी० . बी० एससी०, एम० एस० ( कोलोरेडो, सयुक्त राज्य अमरीका) , निर्दलीय ( मैसूर, वर्तमान 
कर्णाटक ) , श्री लोकसेवानिरत एम० एस० देवेगौडा के आत्मज , जन्म 9 अप्रैल, 1928, विवाहित, 1 पुत्री , सदस्य , राज्य 
सभा, 3- 4- 1966 मे 2- 4- 19721 
स्थायी पता डाकघर कोप्पा, चिकमगलूर जिला (कर्णाटक ) । 


नारायण, श्री देवकीनन्दन स्नातक (तिलक विद्यापीठ , पुणे) , काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री नारायण के आत्मज , जन्म 
अक्तूबर, 1899, विवाह श्रीमती द्रौपदी देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954, 
3-4 -1954 से 2- 4- 1960 और 3-4 -1960 से 2- 4- 1966, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1951 - 54 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 29- 4 - 19851 


नारायणप्पा , श्री कोडा काग्रेस ( हैदरावाद, वर्तमान आन्ध्र प्रदेश ), श्री वेंकप्पा के आत्मज , विवाह श्रीमती कमलाबाई 
से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4-1954, दिवगत । श्रद्धाजलि - 17-8- 1976 । 


नारायणप्पा, श्री सन्दा · एस० एस० एल० सी० , काग्रेस ( सगठन ) ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री सन्दा रामप्पा के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1913, विवाह श्रीमती एस. लक्ष्मी देवी से, 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) मद्रास राज्य विधान सभा, ( 2 ) 
आन्ध्र प्रदेश विधान सभा और ( 3 ) राज्य सभा, 3 -4 - 1968 से 2-4- 1974, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -1- 19801 


" वर्तमान सदस्य । 


109 


राज्य सभा 


* नारायणसामी, श्री वी० बी० ए० , बी० एल० ; काग्रेस ( आई) ( पाडिचेरी) , श्री वेलु मुत्थू कुमारासामी के आत्मज, 
जन्म 30 मई, 1947, विवाह श्रीमती कालै सेल्वी से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 5- 8 -1985 से 
अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1989 - 901 
स्थायी पता• न० १, एल्लामन कोइल स्ट्रीट , पाडिचेरी । 


निगम, श्री लाडली मोहनः बी० ए० तक अध्ययन, लोक दल ( मध्य प्रदेश) , श्री लक्ष्मण प्रसाद निगम के आत्मज, 
जन्म 21 मई, 1927, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1978 से 9- 4- 1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 
1982 - 83 , महासचिव / सगठन सचिव , एस० एस० पी० और समाजवादी पार्टी, 1964 - 711 
स्थायी पताः 13 , महारानी रोड , इन्दौर (मध्य प्रदेश ) । 


निगम , श्रीमती सावित्री देवीः काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) ; श्री आनदी प्रसाद निगम की आत्मजा, जन्म 17 मई, 1919 , 
विवाह श्री बृजनन्दन प्रसाद निगम से, 2 पुत्रिया , सदस्या, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2 -4-1956 और 3-4- 1956 से 
28- 2- 1962 , उपसभाध्यक्षा, राज्य सभा, 1957 -58, कुछ पुस्तको की लेखिका, दिवंगत ! श्रद्धाजलि - 29 -7 - 1985 । 


निज़ामुद्दीन , श्री सैयद : एम० ए० ( अर्थशास्त्र) , बी० एड०, एलएल० बी०, जनता पार्टी ( जम्मू और कश्मीर ), श्री सैयद 
गुलाम मुस्तफा के आत्मज , जन्म 28 अक्तूबर, 1931, विवाह श्रीमती आयशा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) 
जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1962 - 67 और ( 2) राज्य सभा , 16 -4- 1974 से 15 -4- 1980 , महासचिव, नेशनल 
कान्फ्रेंस । 
स्थायी पताः ग्राम तकिया बहाई, डाकखाना बोचू, कोकरनाग अनतनाग ( जम्मू और कश्मीर ) । 


निरंजन सिंह, श्रीः बी० ए० , पी० एस० पी० ( मध्य प्रदेश ) , ठाकुर ऋद्धि सिह के आत्मज , जन्म . 1906, विवाह श्रीमती 

ती शास्त्री से . 1 पत्र तथा 5 पत्रिया, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1946 - 57, विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश 
विधान सभा, 1950 -51 , 1953 - 55 और 1956 -57 , सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1958 से 2- 4 -1964 और 
3- 4- 1964 से 17 -10-1968, सचिव / अध्यक्ष, प्रजा समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 18- 11 - 19681 


निहाल सिह, श्री एम० एच० एस०: काग्रेस ( पजाव ) , श्री महाराज हरि सिह के आत्मज , जन्म 1892 , विवाह श्रीमती 
सतवत कौर से, 2 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4 -1954 और 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960, दिवगत । 

श्रद्धाजलि - - 31 - 3 - 19691 
* वर्तमान सदस्य । 
110 


जीवन - वृत्त 


नुरुल हसन, प्रो० एस० एम० ए०, डोफिल. ( आक्सफोर्ड ) , फैलो, (1 ) रॉयल हिस्टॉरिकल सोसाइटी और ( 2 ) रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी, लदन, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री अब्दुल हसन के आत्मज , जन्म 26 दिसवर, 1921 , विवाह 
रामपुर की नवाबजादी खुर्शीद लकुवा बेगम से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1968 से 30 - 9 - 1971 , 
11 - 11 -1971 से 2- 4 - 1972 और 3 - 4 - 1972 से 2- 4 -1978 , केन्द्रीय राज्य मत्री / शिक्षा, समाज कल्याण ओर 
सस्कृति मत्री, 1971 और 1972, सोवियत संघ में भारत के राजदूत, राज्यपाल , ( 1 ) पश्चिमी वगाल और ( 2 ) उडीसा, 
इतिहास तथा शिक्षा सम्बन्धी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः 31 -ए, वदर बाग , अलीगढ (उत्तर प्रदेश) । 


नेकी राम, श्री : काग्रेस ( हरियाणा), श्री भोवल राम के आत्मज , जन्म 1922, विवाह श्रीमती तीजन से , 2 पुत्र और 
2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1960 से 2- 4 -1966 और 3 - 4 -1966 से 2- 4 -19721 


स्थायी पताः ग्राम तथा डाकखाना परभूवाला, उल्काणा मडी, जिला हिसार ( हरियाणा) । 


नेहरू , श्रीमती उमाः काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , पडित निरजन नाथ कुक्कु की आत्मजा, जन्म 8 मार्च, 1884, विवाह पडित 
श्याम लाल नेहरू से , 1 पुत्री , सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, ( 2 ) लोक सभा, 1952 --- 57 और 1957 - 62 

और ( 3 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1962 से 28- 8 -1963 , हिंदी में कुछ पुस्तको की लेखिका, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - ~ 29- 8 - 1963 । 


नैक्कर, श्री एम० ए० मनिकावेलू : बी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( मद्रास , वर्तमान तमिलनाडु ), श्री एम० अलगप्पा के 
आत्मज, जन्म 14 दिसम्बर, 1896, विवाह श्रीमती कुप्पाम्मल से, 2 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान परिषद, 
1926 - 37 , ( 2 ) मद्रास विधान सभा , 1952 - 62 और (3 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1962 से 15 - 4 -19641 
स्थायी पता 1, क्रिसेन्ट पार्क स्ट्रीट , त्यागराजनगर , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


नौशेर अली, सैयद वी० ए० ( आनर्स ) , एलएल० वी०, निर्दलीय ( कम्युनिस्ट ब्लाक ) ( प० बगाल ) , सैयद ओमेद 
अली के आत्मज , जन्म अगस्त , 1891 , विवाह श्रीमती लुत्फन्निसा से , 4 पुत्र तथा 4 पुत्रियाँ, सदस्य, ( 1 ) बगाल विधान 
परिषद , 1929 - 36 और ( 2) वगाल विधान सभा, 1937 - 46 , मत्री, बगाल सरकार, 1937- 38, अध्यक्ष, बगाल 
विधान सभा , 1943 -~- 46, सदस्य, ( 1) अत कालोन पार्लियामेट , 1950 - 52 , ( 2 ) प. बंगाल विधान परिषद , 
1957 - 62 और ( 3) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4- 1956 और 3 - 4- 1962 से 2- 4- 1968, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~-7 - 4-19721 


पझाजरी , सरदार रघबीर सिह काग्रेस ( पजाब ), सरदार जावद सिह के आत्मज , जन्म 26 अप्रैल , 1914, विवाह 
श्रीमती मनजीत कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1954 से 2- 4 - 1960, 3- 4 -1960 से 2- 4 -1966 
और 3- 4 - 1966 से 2 -4 - 1972, महासचिव, पेप्सू - प्रदेश काग्रेस समिति , 1954 -55 । 


स्थायी पता . बसारके , अमृतसर ( पजाब ) । 


111 


राज्य सभा - - 


पंडा, श्री अक्षय बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( उडीसा) , श्री वशीधर पडा के आत्मज, जन्म 19 सितम्बर , 
1937, विवाह श्रीमती शैल वाला पड़ा से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 2- 7- 1980 से 1- 7 -1986 , 
महासचिव , उडीसा प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1968 - 70 और 19801 


स्थायी पताः कठगडा साही, कटक ( उडीसा ) । 


पंडा , श्री कृष्ण चन्द्रः स्वतत्र पार्टी ( उडीसा) , श्री सत्यानन्द पडा के आत्मज, जन्म 4 अगस्त, 1916, विवाह श्रीमती 
सरोजिनी देवी से , 4 पुत्र तथा 5 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1968 से 2- 4- 19741 
स्थायी पता . रुगुडीपाडा, बोलनगीर ( उडीसा) । 


पडा , श्री ब्रह्मानन्द काग्रेस ( उडीसा) , श्री कृपासिन्धु पड़ा के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1922, विवाह श्रीमती पार्वती 
से, सदस्य, राज्य सभा, 30 - 11 -1967 से 2-4- 1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978 , अध्यक्ष, याचिका समिति , राज्य 
सभा , 1976 --78, लघु कथाओ, एकांकी नाटक और कविताओ के लेखक तथा कुछ पुस्तको का अनुवाद भी किया । 
स्थायी पता गाधी नगर , डाकघर बहरामपुर, जिला गजम ( उडीसा) । 


पंत, श्री कृष्ण चन्द्र एम० एससी०, काग्रेस ( आई) (उत्तर प्रदेश ), श्री गोविन्द बल्लभ पत के आत्मज, जन्म 10 
अगस्त, 1931, विवाह श्रीमती इला पत से, 2 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1962 - 67, 1967 - 70 और 
1971 - 77 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4-1978 से 2-4 -1984, सभा के नेता, 1979- 80, वित्त , इस्पात और भारी 
उद्योग, गृह, इलैक्ट्रोनिकी, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागो मे केन्द्रीय मत्री, 1967 - 80 , महासचिव , 

अखिल भारतीय काग्रेस समिति । 
स्थायी पता• 22, दक्षिणेश्वर, 10 , हेली रोड , नई दिल्ली । 


पत , पं० गोविन्द वल्लभ . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश), प० मनोरथ पत के आत्मज , जन्म 10 
सितम्बर, 1887, विवाहित, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् , 1923 और ( 2 ) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, प्रधान मत्री, उत्तर प्रदेश राज्य , 1937 - 39 और 1946 , मुख्य मत्री , उत्तर प्रदेश, अप्रैल 1946 से 
दिसम्बर, 1954 , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति, 1927, सदस्य , (1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1934 , ( 2 ) सविधान 

आ और ( 3) राज्य सभा, 2 -3- 1955 से 2- 4- 1958 और 3- 4- 1958 मे 7-3 -1961, केन्द्रीय गृह मत्री, 
अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति , 1957-58 , भारत -रत्न के पुरस्कार से विभूषित, 1957 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 7 - 3 - 19611 


* पंवार, श्री भंवर लालः वी० ए० , एलएल० वी० , काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ), श्री लालचन्दजी पवार के आत्मज , 
जन्म 3 अगस्त , 1933, विवाह श्रीमती राधा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 2- 7 -1985 से 4- 7- 1986 

और 5 -7 -1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः कटला वाजार , जोधपुर (राजस्थान) । 


* वर्तमान सदस्य । 
112 


जीवन -वृत्त 


* पचौरी, श्री सुरेश बो० ई० ( मेकेनिकल) , कम्प्यूटर पाठ्यक्रम ( बुनियादी कार्यक्रम तैयार करना) , काग्रेस ( आई ) 
( मध्य प्रदेश ) , श्री कालिका प्रसाद के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1952, अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1984 
से 9 -4- 1990 और 10 -4 -1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता काटेज न० 10, पुराने सचिवालय के सामने , भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


पटनायक , श्री दिवाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( उडीसा ), श्री मदन मोहन दिवान वक्शी पटनायक के आत्मज, जन्म 
6 अक्तूबर, 1899, अविवाहित , सदस्य , ( 1 ) उडीसा विधान सभा, 1936 - 42 ओर 1951 - 56 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3 - 4 - 1958 से 2- 4 - 1964 , उपाध्यक्ष, फारवर्ड ब्लाक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 8 - 3 - 19761 


पटनायक , श्री बीजू वैमानिकीय इजीनियर, जनता पार्टी ( उडीसा) , श्री लक्ष्मीनारायण पटनायक के आत्मज , जन्म 
5 मार्च, 1916, विवाह श्रीमती ज्ञान पटनायक से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, 25 वर्ष तक उडीसा विधान सभा, मुख्य 
मत्री , उडीसा, 1961 - 63, सदस्य , राज्य सभा , 13 -5- 1971 से 6- 10 -19711 
स्थायी पता महानदी रोड , कटक ( उडीसा) । 


* पटेल , श्री छोटू भाई वी० ए०, अध्यापन में डिप्लोमा, एन० डी० एस० प्रमाणपत्र, काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ), श्री सुख 
भाई वल्लभभाई पटेल के आत्मज , जन्म 8 मार्च, 1939 , विवाह श्रीमती कान्ताबेन सी० पटेल से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा, 14- 8- 1987 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता गाव बोदाली, तालुक नवसारी, जिला वलसाड ( गुजरात ) । 


पटेल , श्री त्रिभुवनदास किशिभाई काग्रेस ( ओ ) ( गुजरात) , श्री किशिभाई पटेल के आत्मज , जन्म 22 अक्तूबर, 
1903, विवाह श्रीमती मणि लक्ष्मी मे , 6 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 21 - 7 -1967 से 2 -4 - 1968 और 
3 - 4- 1968 से 2 -4 - 1974, सचिव / अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति , 1959 - 67, ( 1 ) सामुदायिक विकास के 
लिए रमण मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित, 1963 और ( 2 ) पद्म भूषण से सम्मानित , 19641 
स्थायी पता मकान न० 721 , वार्ड न० 2, आनन्द जिला कैरा ( गुजरात ) । 


पटेल, श्री दहियाभाई वी० स्नातक, स्वतत्र पार्टी ( गुजरात ) , सरदार वल्लभभाई पटेल के आत्मज , जन्म 28 नवम्बर , 
1905, विवाह श्रीमती भानुमती से, 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1958 से 2- 4 - 1954, 3 - 4 - 1964 से 2 - 4 - 1970 

और 3-4 -1970 से 11- 8-1973, उपाध्यक्ष, स्वतत्र पार्टी, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । 

श्रद्धाजलि -- 13 - 8 - 1973 1 
* वर्तमान सदस्य । 

113 


- 


-- 


राज्य सभा 


पटेल , श्री देवदत्त कुमार किकाभाई . एम० ए०, बी० एड०, कोविद, जनसघ ( गुजरात ) , श्री किकाभाई रणछोड जी 
पटेल के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1938 , विवाह श्रीमती विमला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
3- 4 - 1970 से 2 - 4-1976 , उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष , गुजरात राज्य जनसघ , 1970 - 721 


स्थायी पताः स्टेशन रोड व्यारा, ( टी० वी० रेलवे) जिला - सूरत ( गुजरात ) । 


- 


पटेल, श्री मगनभाई शंकरभाई काग्रेस ( गुजरात ) , श्री शकरभाई पटेल के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1892, विवाह 
श्रीमती सूरजवेन से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, बडौदा विधान सभा , 1936 ---42 और 1946 -49, मत्री, बडौदा 
राज्य , सदस्य, ( 1) वम्बई राज्य विधान सभा, 1949 - 56 और ( 2 ) राज्य सभा, 16- 8 - 1960 से 2- 4 -1962 और 
3 - 4 -1962 से 16- 4 - 1967, अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति, 1955 - 58, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 5- 19671 


पटेल, श्री मनुभाई मोतीलालः एम० ए०, जनता पार्टी ( गुजरात ), श्री मोतीलाल के आत्मज , जन्म 11 अक्तूबर, 
1920, विवाह श्रीमती प्रमोदा से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, गुजरात विधान सभा, 1962 - 67, उपमत्री, गुजरात 
सरकार, 1962 , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 2 ) राज्य सभा, 10 - 4- 1978 से 9- 4 -1984, महामत्री , 
अखिल भारतीय काग्रेस समिति ( ओ), 1971 से 19771 
स्थायी पता लाजपत भवन, हरपी रोड , बडौदा ( गुजरात ) । 


पटेल , कुमारी मणिबेन वल्लभभाईः स्नातक , गुजरात विद्यापीठ, काग्रेस ( गुजरात ) , सरदार वल्लभभाई पटेल की 
आत्मजा, जन्म अप्रैल , 1903, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1952 - 57 और 1957 - 62 और ( 2) राज्य सभा , 
3- 4 - 1964 से 2- 4 -1970, मत्री, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति , 1953 - 56 , उपाध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति , 
1957 - 64, दिवगत । श्रद्धाजलि - 26 - 3 - 19901 


पटेल , श्री राम पूजनः एम० ए० ( हिन्दी), काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ); श्री राम किशोर पटेल के आत्मज, जन्म 
26 जलाई, 1940 , विवाह श्रीमती कमलादेवी से , 3 पत्र, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1969 - 77. उपमत्री, उत्तर 
प्रदेश सरकार , 1971 - 73, सदस्य, राज्य सभा, 16- 9- 1981 से 29- 12-19841 


स्थायी पता• 35 - ए, फाफामाऊ बाजार, इलाहागद ( उत्तर प्रदेश ) । 


* पटेल , श्री विठ्ठलभाई एम० : इटरमिडियट , काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ), श्री मोतीभाई पटेल के आत्मज, जन्म 
4 मई, 1927, विवाह श्रीमती शर्मिष्ठावेन से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1982 से 2- 4-1988 और 
3 -4- 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : 4 / 20, पत्रकार कालोनी , नारगपुरा, अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
114 


जीवन - वृत्त 


पटेल , डा० शान्ति जी० . एम० बी० बी० एस०, जनता पार्टी ( महाराष्ट्र ) , डा . गिरधर लाल जे० पटेल के आत्मज , जन्म 
8 अगस्त , 1922, विवाह श्रीमती लीला एस० पटेल से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 5 -7 -1980 से 
4 -7 -1986 , महासचिव/ अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा , 1970 -~ 72 । 
स्थायी पता स्नेह सदन, बी - 11 , शीतलादेवी मदिर मार्ग, माहिम , बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


पटेल , श्री सुन्दरमणि . स्वतत्र पार्टी ( उडीसा) , श्री राम कृष्ण पटेल के आत्मज , जन्म 6 सितम्बर, 1923, विवाह 
श्रीमती छायावती पटेल से , 4 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 - 1962 से 2- 4- 1968 और 3- 4- 1968 से 
2 -4 -1974, महामत्री, ( 1 ) स्वतत्र पार्टी, उडीसा और ( 2 ) गणतत्र परिषद, उडीसा, सयुक्त सचिव , स्वतत्र पार्टी । 
स्थायी पता . गाव और डाकघर भेदाबहल, जिला सुन्दरगढ ( उडीसा) । 


पटेल , श्री हरिहर • वी० ए०, बी० एल०, गणतत्र परिषद ( उडीसा) , श्री दशरथी पटेल के आत्मज, जन्म 20 सितम्बर , 
1924, विवाह श्रीमती खिरोदा कुमारी पटेल से , सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1958 से 28 -6 - 1961 , महामत्री, गणतत्र 
परिषद, 1954 - 57, गुजनन नामक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता : डाकघर सुन्दरगढ, जिला सुन्दरगढ ( उडीसा) । 


पट्टनायक, श्री भवानी चरण• मैट्रिक तक अध्ययन किया , जनता पार्टी ( उडीसा) , श्री नारायण पट्टनायक के आत्मज , 
जन्म 11 मई 1922, विवाह श्रीमती वसन्त मजरी पट्टनायक से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 29 - 8- 1961 
से 2- 4 -1966 , 3- 4 -1966 से 2- 4 -1972 और 3 -4 - 1978 से 2- 4 -1984 , मत्री, उत्कल प्रदेश काग्रेस पार्टी , 
1957 - 67 । 


स्थायी पता• 34, अशोक नगर, भुवनेश्वर ( उडीसा ) । 


पट्टनायक, श्री सुनील कुमार विधि स्नातक , काग्रेस ( आई ) ( उडीसा) , श्री हरे कृष्ण पट्टनायक के आत्मज, जन्म 
25 मई, 1924 , विवाह श्रीमती शैल वाला पट्टनायक से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1984 से 
2- 4 -19901 


स्थायी पता डाकघर रायरगपुर , जिला मयूरभज ( उडीसा) । 


पट्टाभिरमण, श्री टी . एस एम० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( मद्रास , अव तमिलनाडु ) , श्री आर० एस० सेतुराम अय्यर के 

आत्मज , जन्म 25 नवम्बर, 1918, विवाह श्रीमती के० एस० मगलम् से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) मद्रास 
विधान सभा , 1946 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2 -4 - 1956, 20 - 4- 1957 से 2- 4 -1960 और 
3 - 4 -1960 से 2- 4 -1966, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -11 -1967 । 


115 


राज्य सभा - -- 


*पद्मनाभम , श्री मेन्तैः एम० ए० , वी० एल०, तेलुगु देशम ( आध्र प्रदेश ) , श्री अप्पन्ना के आत्मज , जन्म 2 अप्रेल, 
1934, विवाह श्रीमती उदयानी भास्करम से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, गज्य सभा, 13- 9-1989 से अद्यपर्यन्त , 
सयुक्त सचिव , समाजवादी दल , आध्र प्रदेश, 1957 -58 , महासचिव, जनता पार्टी, 1977 - 801 


स्थायी पता : बैंक कालोनी, भीमवरम् , पश्चिमी गोदावरी जिला ( आध्र प्रदेश ) । 


पनिकर , श्री के . वासुदेव . बी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( आई ) ( उडीसा) , श्री वी० कृष्ण पनिकर के आत्मज , जन्म 
1943 , विवाह श्रीमती शाता कुमारी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1984 से 3 -5 -1988; सयुक्त 
सचिव, अखिल भारतीय काग्रेस समिति ( आई) , 1980 - 88 , महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस समिति ( आई) , 
फरवरी, 1988 से मई , 1988, दिवगत । श्रद्धाजलि - 3- 5-19881 


पनिकर, सरदार के० एम० : ( नाम -निर्देशित ) , श्री परमेश्वरन पोती के आत्मज , जन्म 3 जून , 1895 , विवाह श्रीमती . 
गौरी अम्मा से , 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, मत्री, पूर्व काल में पटियाला राज्य, 1933 -~- 38, मत्री, पूर्व काल में बीकानेर 
राज्य , 1938 -~- 44, मुख्य मंत्री, बीकानेर राज्य, 1944 - 48, राजदूत , (1 ) चीन, 1948 ---52 , ( 2 ) मिस्र तथा अन्य 
अरब देश, 1952 - 54 और ( 3 ) फ्रास , 1955 - 59 , सदस्य , राज्य सभा, 25 -8 - 1959 से 2- 4 - 1960 और 
3- 4- 1960 से 22 -5 1961, अग्रेजी और मलयालम मे अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 11-12 -1963 1 


परमानन्द, डा० ( श्रीमती ) सीताः वी० लिट् , डी० फिल० ( आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ) , बार - ऍट - लॉ , काग्रेम ( मध्य 
प्रदेश ), श्री एन० एल० अजगावकर की आत्मजा, विवाह श्री परमानन्द से , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1952 से 
2- 4- 1958 और 3 - 4- 1958 से 2- 4- 1964, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 1 -19801 


* परमार, श्री राजूभाई ए० : वी० ए०, काग्रेस ( आई ) (गुजरात) , श्री अर्जुनभाई परमार के आत्मज, जन्म . 27 जून , 
1950, विवाह श्रीमती नीला मे , 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . एफ - 4, सस्कृति अपार्टमेन्ट, रचना सोसाइटी के निकट, सेटेलाइट रोड, जोधपुर , अहमदावाद ( गुजरात) । 


परमेश्वरन , श्री वी० बी० ए०, काग्रेस (मद्रास अव तमिलनाडु) , श्री एम. वाला सुब्रह्मण्यम् के आत्मज, जन्म 29 
जनवरी , 1913, विवाह श्रीमती शारदा से , 1 पुत्र , मदस्य, मद्रास विधान सभा , 1946 - 52 और 1952 मे पुन 
निर्वाचित , मद्रास में ससदीय मचिव, 1946-47, मद्रास सरकार में मत्री, 1949 - 52 और 1954 - 57, मदम्य , राज्य 
सभा , 3 -4 -1958 से 12- 3- 1962, सचिव, तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस ममिति, 1952 - 54 , उपाध्यक्ष, तमिलनाडु प्रदेश 
काग्रेस समिति, 1955- 561 
स्थायी पता : न० 4 - सैकेड क्रीमेंट पार्क रोड, गाधीनगर , आडयार, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


- 


* वर्तमान सदस्य । 
116 


जीवन - वृत्त 


परीख, प्रो . रामलालः एम० ए० ( भारतीय इतिहास और सस्कृति ) , जनता पार्टी ( गुजरात ) , श्री दहा लाल आर० परीख 
के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल, 1927 , विवाह श्रीमती पद्माबेन आर० परीख से , 5 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा , 
14 -8-1975 से 13 - 8 -1981, सचिव , गुजरात प्रदेश काग्रेस कमेटो, 1970 - 71 , कुलपति , गुजरात विद्यापीठ , 
अहमदाबाद , 1971 - 75, अनेक पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता • 6 / 1, लोटस सोसायटी, आश्रम रोड , अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


परांजपे, श्रीमती शकुन्तला : बी० एससी०, एम० ए० ( कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय) , ( नाम -निर्देशित ) , श्री रघुनाथ पुरुषोत्तम 
पराजपे की आत्मजा, जन्म 17 जनवरी, 1906, विवाह श्री यूरा स्लेपजौफ से , 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) महाराष्ट्र विधान 
परिषद्, 1958 - 64 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1964 से 2 -4 -1970, नाटको, उपन्यासो, कहानियो आदि की 
लेखिका । 


स्थायी पता : पराजपे रोड, पूना ( महाराष्ट्र) । 


" पलनियाडी , श्री एम० : एस० एस० एल० सी०, काग्रेस ( आई) ( तमिलनाडु ) , श्री मरुथैया के आत्मज, जन्म 10 
दिसम्बर, 1978, विवाह श्रीमती एम० पुनिथावल्ली से , 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, (1 ) मद्रास विधान सभा , 
1952 -- 57 , ( 2 ) लोक सभा, 1957 - 62 और ( 3) राज्य सभा, 30- 6-1986 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, तमिलनाडु 
प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1983 - 881 
स्थायी पता : सी - 159, श्वा चौराहा, थिल्लैई नगर, तिरुचिरापल्ली ( तमिलनाडु ) । 


पवार, श्री धैर्यशीलराव यशवन्तराव : काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री यशवन्तराव प्रतापराव पवार के आत्मज, जन्म । 1922 , 
विवाह श्रीमती उदयनी देवी पवार से, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1952 से 2-4- 1956, 3-4 -1956 
से 2-4-1962, 3- 4- 1962 से 2-4 -1968 और 3 -4- 1972 से 2-4- 1978 । 


स्थायी पता • मकान न० 1349. पुराना आगरा रोड , सरगना हाऊस, त्रियम्बक रोड , नासिक ( महाराष्ट्र ) । 


पहाड़िया , श्री जगन्नाथ प्रसाद : एम० ए०, एलएल . बी०, काग्रेस ( राजस्थान ), श्री नथीलाल जी के आत्मज , जन्म 
15 जनवरी , 1932, विवाह श्रीमती शान्ति पहाडिया से , 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा , 1957-~~ - 62 
आर ( 2) राज्य सभा , 2- 3- 1955 से 21- 3 - 1966 और 22 -3 - 1966 से 23 -7 - 19671 


स्थायी पता . गाव और डाकघर भुसावर, भरतपुर ( राजस्थान ) 1 


पहाडिया , श्रीमती शान्ति : अडरमैट्रिक , काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ), श्री सोना रामजी की आत्मजा, जन्म 1 अगस्त , 
1936, विवाह श्री जगन्नाथ पहाडिया से , 2 पत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) राजस्थान विधान सभा, मई से अक्तूबर , 
1980 और ( 2 ) राज्य सभा, 10 - 4 - 84 से 9 - 4 -901 

स्थायी पता : गाव और डाकघर भुसावर, जिला भरतपुर ( राजस्थात ) । 
* वर्तमान सदस्य । 

117 


राज्य सभा 


पाडे, श्री तारकेश्वर : स्नातक , काग्रेस (उत्तर प्रदेश ) , पडित अनिरुद्ध पाडे के आत्मज , जन्म 14 अगस्त, 1912, 
विवाह श्रीमती सोहन फूला देवी से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 2- 4- 1958, 3 - 4- 1958 
से 2- 4- 1964 , 3- 4- 1964 से 15 - 12- 1964 और 30- 7 -1966 से 2 -4 -1970, सचिव / महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, 1952 - - 57 , दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 27- 7- 19881 


* पांडे, श्री विशम्भर नाथ : स्नातकोतर अनुसधान (पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च) , ( नाम -निर्देशित ) काग्रेस ( आई) , श्री 
रामाधार पाडे के आत्मज , जन्म 23 दिसम्बर, 1906 , विवाह श्रीमती शाता पाडे से , 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, 1952 -53 , ( 2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1972 - 74 ओर ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4-1976 से 
2 -4 -1982 , 3 -4 -1982 से 29- 6- 1983 और 25- 11- 1988 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी 
( आई ), 1981, उडीसा के राज्यपाल , अगस्त , 1983 से नवम्बर, 1988, पद्मश्री से सम्मानित , 1976, इतिहास , सस्कृति 
और कविता पर अनेक पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 142 / 144, दक्षिणी मलाका, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


पांडे, श्री सी० डी० एम० ए० , डी . लिट् ( पेरिस ) , कांग्रेस ( ओ) (उत्तर प्रदेश ) , श्री जय दत्त पाडे के आत्मज, जन्म 
24 अगस्त, 1905 , विवाह श्रीमती शकुत्तला से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) अनतिम ससद , 1950 - 52, 
( 2 ) लोक सभा, 1952 - 62 और ( 3 ) राज्य सभा, 3-4 -1962 से 2-4 -1968 और 3- 4-1968 से 2- 4-1974; 
ब्रिटिश टेक्सटाइल इन्डस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 22- 2- 1988 । 


पाटिल , श्री उधवराव साहेबरावः बी० ए०, एलएल० बी० , पीजेंट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी (महाराष्ट्र ), श्री साहेबराव पाटिल 
के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1920, विवाह श्रीमती शारदाबाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , (1) हैदराबाद 
विधान सभा, 1952 - 60 और ( 2 ) वम्बई विधान सभा, 1957 - 60 , विपक्ष के नेता , बम्बई विधान सभा, 
1958 -59, सदस्य, ( 1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960 - 62 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1964 से 2-3 -1967, मत्री, 
पोजेंट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी, 1954 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -7 -1984 । 


पाटिल , श्री गुलाबराव रघुनाथरावः वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री रघुनाथराव अर्जुनराव पाटिल के 
आत्मज , जन्म 16 सितम्बर 1921 , विवाह श्रीमती प्रमिला देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1966 
से 2-4 -1972 और 3-4- 1972 से 2- 4-1978, दिवगत । श्रद्धांजलि - 21 -2-19891 


पाटिल , श्री दिनकरराव गोविन्दराव . एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री गोविन्दराव रामचन्द्र 
पाटिल के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1930, विवाह श्रीमती वसुन्धरा से, 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1982 में 
2- 4 - 19881 


स्थायी पता: 28, वमन्त कालोनी , जिला सागली ( महाराष्ट्र ) । 


वर्तमान सदस्य । 
118 


जीवन - वृत 


पाटिल, श्री देवराव : मैट्रिक , काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ) , श्री शिवराम बापूजी पाटिल के आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 
1915, विवाह श्रीमती वाछला से , 5 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा , 1951 - - 55, ( 2 ) बम्बई विधान 
सभा, 1957, ( 3 ) महाराष्ट्र विधान सभा, 1957 - 62, ( 4 ) लोक सभा, 1962 - 67 और 1967 --- 70 और 
राज्य सभा, 3- 4 -1974 से 22 -10 - 1978, दिवगत । श्रद्धाजलि -~-20 - 11 - 19781 


पाटिल , श्री पन्हारीनाथ सीतारामजी . काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री सीतारामजी पाटिल के आत्मज , जन्म 1903 , विवाह 
श्रीमती सरस्वतीवाई से, सदस्य, ( 1) सी० पी० और बेरार विधान सभा , 1937 -- 52 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1962 
से 2-4 -1968 और 3-4 -1968 से 2-4- 1974, लाइफ ऑफ महात्मा जोतिबा फुले नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 20 - 11 - 19781 


पाटिल, श्री विनायकराव पाण्डुरंगः ( महाराष्ट्र ) , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1960 से 1-12- 1962, [ अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं हैं ।] दिवगत । श्रद्धाजलि ---28- 12-1968 1 


* पाटिल, श्री विश्वासराव रामराव• वी० ए०, एलएल० बी०, जनता दल ( एस ) ( महाराष्ट्र) , श्री रामराव तात्यासाहेब 
पाटिल के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1934, विवाह श्रीमती प्रमिला विश्वासराव पाटिल से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यंत, उपाध्यक्ष, जनता दल , महाराष्ट्र , 1989 - 90 । 
स्थायी पता गाव व डाकघर येदमचिन्द्र, तालुक वलावा, जिला सागली ( महाराष्ट्र ) । 


पाटिल, श्री वीरेन्द्र बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( ओ ) (मैसूर अब कर्णाटक ) , श्री वासप्पा पाटिल के आत्मज , 
जन्म 28 फरवरी, 1924, विवाह श्रीमती शारदा पाटिल से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, (1 ) हैदराबाद विधान सभा , 
1952 - 56 और ( 2 ) मैसूर विधान सभा, 1956- -- 71 , मैसूर सरकार के उपमत्री , 1957 - 68, मुख्य मत्री, मैसूर, 
1968 - 71 , सदस्य , राज्य सभा , 10- 4 -1972 से 9- 4- 1978 । 
स्थायी पता : 381, पैलेस अपर आवेड्स , सदाशिव नगर, वगलौर (कर्णाटक ) ! 


पाटिल , श्री सोनूसिह धनसिह : वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री धर्नासह रायसिह पाटिल के आत्मज , 
जन्म 6 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती भीमकुवरबा से, ३ पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बम्बई विधान परिषद् , 
1946 - 57 और ( 2 ) राज्य सभा, 22 -4 -1957 से 2-4 -1958 और 3- 4- 1958 से 2- 4- 1964 1 
स्थायी पता . रचना, चालीसगाव, जिला जलगाव ( महाराष्ट्र ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


119 


राज्य सभा 


- 


पाटिल पुट्टप्पा , श्री : बी० ए०, एलएल० वी०, एम० एससी० ( पत्रकारिता ) कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, काग्रेस (मैसर 
अब कर्णाटक ) , श्री सिद्धलिगप्पा के आत्मज जन्म 13 जनवरी, 1922 , विवाह श्रीमती इन्दुमती से, 2 पुत्र और 
3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1962 से 2- 4 -1968 और 3- 4- 1968 से 2 - 4 -1974, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : देशपाण्डे नगर , हुवली, जिला धारवाड, मैसूर (कर्णाटक) । 


पाटील , श्रीमती प्रतिभा देवीसिंहः एम० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) (महाराष्ट्र ), श्री नारायणराव की आत्मजा, 
जन्म 19 दिसम्बर, 1934, विवाह श्री देवीसिह रामसिह शेखावत से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा , 
1962 - 85, महाराष्ट्र सरकार में उपमत्री / मत्री, 1967 - 78 और 1982 - 85, विपक्ष की नेता, महाराष्ट्र विधान सभा , 
जुलाई, 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य , राज्य सभा, 5-7 -1985 से 2-4-1990 , उपसभापति , राज्य सभा , 
18 - 11 -1986 से 5 - 11- 1988, अध्यक्ष, विशेषाधिकार सबधी समिति, राज्य सभा , 1986 - 88, अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1988 - 90 । 


स्थायी पता : 84, राजुल - बी० अपार्टमेन्ट्स, 9, हार्कनीस रोड , मालाबार हिल , बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


* पाटील , श्रीमती सूर्यकान्ता • बी० ए० काग्रेस ( आई ) (महाराष्ट्र ), श्री जयवन्तराव पाटील की आत्मजा, जन्म 15 
अगस्त, 1948 , विवाह श्री आर० बी० मास्के से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , महाराष्ट्र विधान सभा, 1980 - - 85 , 
अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सबधी समिति, महाराष्ट्र विधान सभा, 1981 - 82, सदस्य , राज्य सभा , 3- 7 - 1986 से 
अद्यपर्यंत । 


स्थायी पता : "प्रियदर्शिनी " कैलाश नगर , जिला नान्देड ( महाराष्ट्र) । 


वगाल सेमी कमलक्काचा पालका,के आत्मजः 


पाठक , श्री आनन्दः भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री कमलकान्त पाठक के आत्मज , 
जन्म 15 जनवरी, 1931, विवाह श्रीमती सौमती रैनी से , 2 पुत्र, सदस्य , (1 ) पश्चिमी वगाल विधान सभा, 1971 और 
( 2 ) राज्य सभा, 13 -7 -1977 से 2- 4-1978 और 3-4- 1978 से 9- 1-19801 
स्थायी पता : वार्ड न० 2, मुडाटाटा वस्ती, डाकघर सोनदा, जिला दार्जिलिग ( पश्चिमी वगाल ) । 


प्मठक, श्री गोपाल स्वरूप : एम० ए०, एलएल० बी० , कांग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , पंडित कृष्णा स्वरूप पाठक के आत्मज , 
जन्म • 26 फरवरी, 1896 , विवाह श्रीमती प्रकाशवती से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, न्यायाधीश , इलाहाबाद उच्च न्यायालय , 
1945 -46, विधि मत्री, भारत सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1960 से 2- 4 -1966 और 3 - 4- 1965 से 
13-5- 1967, मैसूर के राज्यपाल, 13 मई, 1967 से 31 अगस्त, 1969 तक , भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के 

पदेन सभापति, 31 -8-1969 से 30- 8-1974, दिवगत । श्रद्धाजलि - 4- 10- 19821 
* वर्तमान सदस्य । 
120 


जीवन - वृत 


पाण्डेय, श्री नरमिह नारायण . बी० काम०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , श्री रामाधार पाण्डेय के आत्मज, जन्म १ 
फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती प्रेमावती पाण्डेय से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1962 - 67, ( 2 ) लोक सभा , 1971 - 77 और (3 ) राज्य सभा , 30 - 6- 1980 से 2- 4- 19821 
स्थायी पता विदवासनी नगर, बैंक रोड गोरखपुर शहर ( उत्तर प्रदेश ) । 


* पाण्डेय , श्रीमती मनोरमा : एम० ए० , एलएल वी०, काग्रेस ( आई ) (बिहार), पडित रमा कान्त पाण्डेय की आत्मजा , 
जन्म 23 जुलाई, 1932, विवाह श्री जे. एन . पाण्डेय से , 3 पुत्र , सदस्य, बिहार विधान सभा, 1957 - 77 , ससदीय 
सचिव और मत्री, बिहार सरकार , 1961 -62 और 1972 - 74, सदस्य , राज्य सभा , 7 -7 - 1980 से 6- 7 -1986 और 
7- 7 -1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . नेहरू नगर , डाकघर पाटलीपुत्र, पटना (बिहार) । 


* पाण्डेय, डा . रत्नाकर• एम० ए०, पीएच० डी०, डी . लिट् , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , पडित हरिहर पाण्डेय के 
आताज , विवाह श्रीमती कुसुम पाण्डेय से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 5- 7 - 1986 से अद्यपर्यन्त, अनेक 
पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . के-64144, गोला दीनानाथ, वाराणसी ( उत्तर प्रदेश) । 


पाण्डेय , श्री सुधाकर : एम० कॉम०, साहित्य रत्न , विद्या वाचस्पति ( मानद ) , साहित्य वारिधि , काग्रेस ( आई) ( उत्तर 
प्रदेश ), प० हरिहर पाण्डेय के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1927 , विवाह, श्रीमती शिव देवी पाण्डेय से , 2 पुत्र और 
2 पुत्रिया , सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1971 - 77 और (2 ) राज्य सभा, 5- 7-1980 से 4-7-1986 , वाणिज्य और 
हिन्दी साहित्य पर अनेक पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता . के - 64 / 44, गोला दीनानाथ, वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) । 


पाणिग्रही, श्री स्वप्नानन्दः वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( उडोसा) , श्री अच्युतनन्द पाणिग्रही के आत्मज, जन्म 
3 नवम्बर, 1923, विवाह श्रीमती हिरणमयी देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1954 से 
2 - 4 - 19601 
स्थायी पता डाकखाना, बोलनगीर, जिला बोलनगोर ( उडीसा ) । 


पात्र, श्री नारायण काग्रेस ( उडीसा ) , श्री दैत्यारी पात्र के आत्मज , जन्म 15 मार्च, 1912, विवाह श्रीमती सीता देवी 
से , 4 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) उडीसा विधान सभा, 1946 - 51 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1964 से 
2-4 - 19701 

स्थायी पता: डाकघर गुराण्डी, जिला गजम ( उडीसा) । 
* वर्तमान सदस्य । 


121 


राज्य सभा - -- 


पापिरेड्डी , श्री वेजवाड़ाः बी० एससी०, निर्दलीय ( आध्र प्रदेश) , श्री रामचन्द्र रेड़ी के आत्मज, जन्म 5 जनवरी, 
1927, विवाह श्रीमती प्रमिला से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) आध्र प्रदेश विधान परिषद , 1958 - - 62, ( 2 ) 

आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1967 - 72 और ( 3 ) राज्य सभा, 10 -4 -1972 से 9-4 - 1978 । 
स्थायी पता : बूची रेड्डी, पालेम , जिला नेल्लूर ( आध्र प्रदेश) । 


पाराशर, श्री विनयकुमार रामलाल : मैट्रिक , काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री रामलाल पाराशर के आत्मज, जन्म 14 फरवरी , 
1914, विवाह श्रीमती यशोदादेवी शास्त्री से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) बम्बई और महाराष्ट्र विधान परिषद , 
1958 - -- 72 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1972 से 2- 4- 1978 । 


स्थायी पता : मकान न० 316, वार्ड न० 42, अकोला, जिला अकोला ( महाराष्ट्र) । 


पारीख , श्री चंदूलाल पीताम्बरदासः बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( बम्बई, अब महाराष्ट्र ), श्री पीताम्बरदास 
नन्दलाल पारीख के आत्मज, जन्म 22 जनवरी, 1894, विवाह श्रीमती इछावेन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) 
बम्बई विधान सभा, 1946 - 51 और (2 ) राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4- 1954 और 3- 4-1954 से 2-4- 1958 , 
कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत, 30 -1 -19801 


पार्थसारथी , श्री आर० टी० : एम० ए० , वी० एल०, काग्रेस ( ओ ) ( मद्रास, अब तमिलनाडु ) ; श्री आर० वी० वी० 
टाटाचारियर के आत्मज, जन्म 17 फरवरी, 1921, विवाह श्रीमती प्रेमा पार्थसारथी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य 
राज्य सभा , 3 - 4- 1966 से 2- 4- 1972, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - ~ 20 - 2- 19861 


पार्थसारथी, प्रो० ( श्रीमती ) जी० . एम० ए०, एल० टी० ( मद्रास ) , एम० ए०, बी० लिट् ( आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ) ; 
काग्रेस ( मद्रास, अब तमिलनाडु ), श्री खोडादद मुगासेठ को आत्मजा, जन्म 2 जुलाई, 1911; विवाह श्री जी . 
पार्थसारथी से, 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1960 से 2- 4 -1966, दिवगत । श्रद्धाजलि - 7- 11- 19661 


पार्वती कृष्णन , श्रीमतीः वी० ए० ( आनर्स ) ( आक्सफोर्ड ) , साम्यवादी दल ( मद्रास , अव तमिलनाडु ) , डा० पी० 
सुब्बारायन की आत्मजा, जन्म 15 मार्च, 1919, विवाह श्री एन० के० कृष्णन से , 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4 -1954 से 12- 3 -19571 
स्थायी पता : “ लॉकस्ले ", टी० वी० के० स्वामी रोड , आर० एस० पुरम , कोयम्बटूर ( तमिलनाडु ) । 


पॉल , श्री माखन एम० ए०, आर० एस० पी० ( पश्चिमी वगाल ) ; श्री शशि कुमार पॉल के आत्मज , जन्म अक्तूबर, 
1913, अविवाहित , सदस्य, (1 ) पश्चिमी वगाल विधान परिषद् और ( 2) राज्य सभा, 10 -7 -1981 से 9-7- 1987 , 
बगला भाषा में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः 37 , रिपन स्ट्रीट , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


122 


जीवन - वृत्त 


पालीवाल , श्री कृष्णदत्त . ( उत्तर प्रदेश ), सदस्य , राज्य सभा, 27- 4-1967 से 2-4 -1968, [ अन्य विवरण उपलब्ध 
नहीं है ] 1 दिवगत । श्रद्धाजलि - 22- 7-1968 1 


पालीवाल , श्री टीका राम बी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( राजस्थान) , पडित हुकुम चन्द पालीवाल के आत्मज , 
जन्म 1907, विवाह श्रीमती प्रकाशवती पालीवाल से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, राजस्व मत्री, जयपुर स्टेट, 1948- 49, सदस्य , 
राजस्थान विधान सभा, 1957 -58, मत्री, राजस्थान सरकार , 1951 -52, मुख्य मत्री, राजस्थान, मार्च, 1952 से नवम्बर , 
1952 , उप -मुख्य मत्री, राजस्थान , 1952 ---- 54, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 - 1958 से 1 - 3 - 1962, महासचिव, राजस्थान 
प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1950 - 511 
स्थायी पता• 4, म्यूजियम रोड, जयपुर ( राजस्थान ) । 


* पासवान , श्री कामेश्वर एम० ए०, भा० ज० पा० ( बिहार ), श्री लाला राम पासवान के आत्मज, जन्म 15 जनवरी , 
1941, विवाह श्रीमती सिहासन देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान परिषद, मत्री, बिहार सरकार, 
सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव जाफराबाद , डाकघर फतुआ, जिला पटना ( बिहार ) । 


पासवान , श्री राम भगत एम० ए० , बी० एल०, काग्रेस ( आई) (बिहार ) , श्री छठू पासवान के आत्मज , जन्म 31 
दिसम्बर, 1933, विवाह श्रीमती विमला देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) लोक सभा , 1971 - 76 और 
( 2 ) राज्य सभा, 7- 7-1980 से 29 - 12 -1984, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता• गाव मधुबन , डाकघर मदनपुर, जिला दरभगा (बिहार ) । 


पिल्लै , श्री जे० सिवाशमुगम एम० ए०, काग्रेस ( मद्रास , अब तमिलनाडु ) , श्री टी० जगन्नाथन पिल्लै के आत्मज , 
जन्म 24 फरवरी , 1901, विवाह श्रीमती चन्द्रा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , मद्रास विधान सभा , 1937 - 55 , 
अध्यक्ष, मद्रास विधान सभा, 1947 - - 55, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4 - 1962 से 2 - 4 - 1968 , कुछ पुस्तको के लेखक 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 - 2 - 19751 


पिल्ले, श्री सी० नारायण बी० ए०, एलएल• बी, काग्रेस ( ट्रावनकोर- कोचीन, अब केरल ), श्री केशव पिल्ले के 

आत्मज, जन्म मई, 1905, विवाह श्रीमती डी० सरस्वती अम्मा से , 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 
से 2-4 -1958, मलयालम मे कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता थाईचाड, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


123 


राज्य सभा 


पीताम्बर दास , श्री . बी० ए०, एलएल . बी , जनसघ ( उत्तर प्रदेश) , श्री त्रिवेणी प्रसाद जी के आत्मज , जन्म 30 
जनवरी, 1905, विवाह श्रीमती राजेश्वरी देवी से , 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1956 -- 68 , 
सभापति , (1 ) आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1966 - 67 और ( 2) नियम सकलन समिति, उत्तर प्रदेश 
विधान परिषद, 1967 -68, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2- 4 - 1974, सचिव / अध्यक्ष , उत्तर प्रदेश जनसघ , 
1956 - 59, उपाध्यक्ष / अध्यक्ष , अखिल भारतीय जनसघ , 1959 -60 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -7 -1985 1 


* पुगलिया , श्री नरेश सी० बी० काम० तक अध्ययन किया , काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , श्री चुन्नालालजी राजमलजी 
पुगलिया के आत्मज, जन्म 20 मई, 1948, विवाह श्रीमती शीलादेवी पुगलिया से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , 
( 1 ) महाराष्ट्र विधान सभा , 1978 और 1980 और ( 2 ) राज्य सभा, 5- 7 -1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः गाधी चौक, चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) । 


पत्नया , श्री कोटाः काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री कोटैया के आत्मज , जन्म 4 मई, 1926, विवाह श्रीमती सावित्री देवी 
से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1960 से 2 -4 - 1966, 3 -4 -1966 से 2- 4- 1972 और 
10-4 -1972 से 9- 4-1978, महासचिव, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति, तेलुगु में कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः खम्मामेठ, जिला खम्माम ( आन्ध्र प्रदेश) । 


पुनाचा, श्री चेप्पुडिरा मुथानाः काग्रेस ( मैसूर, अब कर्णाटक ) , श्री चेप्पुडिरा मुथाना के आत्मज , जन्म 1910 , 
विवाहित, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , कुर्ग विधान परिषद्, 1945-46 , मुख्य मत्री, कुर्ग, 1952 - 56 , मत्री, मैसूर 
सरकार, 1957 , सदस्य , ( 1 ) सविधान निर्मात्री सभा और प्रातीय समद, 1947 - 51 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 -1964 
से 25-2 - 1967, रेलवे, परिवहन और नागर विमानन मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1966 -67, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 7 -8 -19901 


पुरकायस्थ , श्री महितोष : श्रम कल्याण में डिप्लोमा, काग्रेस ( असम) , श्री महेन्द्र चन्द्र पुरकायस्थ के आत्मज , जन्म 
29 जुलाई, 1919, अविवाहित , सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1966 से 21 -3 - 1972 1 


स्थायी पताः नजीर पट्टी , डाकघर सिल्चर ( असम ) । 


पुरी, श्री देव दत्तः बी० ए०, काग्रेस (हरियाणा), श्री बद्री दास के आत्मउ , जन्म 4 अगस्त , 1914, विवाह श्रीमती 
कमला पुरी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, मदस्य , ( 1 ) पजाब विधान सभा , 1952 - 57 और 1957 - 62, ( 2 ) लोक 
सभा, 1962 - 67 और ( 3 ) राज्य सभा , 3- 4 -1970 से 2- 4 -1976, उपाध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश काग्रेस कमेटी । 


स्थायी पताः “ सरस्वती हाउस ", डाकघर यमुनानगर, जिला अम्बाला ( हरियाणा) । 


* वर्तमान सदस्य । 
124 


जीवन - वृत्त 


पुरी , श्री मुकन्द लाल एम० ए० (पजाव और आक्सफोर्ड ), बार - एट - लॉ, काग्रेस (पजाव ), श्री बृजलाल पुरी के 
आत्मज , जन्म 1 सितम्बर , 1887 , विवाहित , 1 पुत्र ओर 4 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पजाब विधान परिषद / पजाब विधान 
सभा , 1929 - 45 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 11 - 1- 1953, दिवगत । श्रद्धाजलि - 11 - 2 -1953 1 


पुलगर , श्री खामसुम नामग्याल सिक्किम सग्राम परिषद् (सिक्किम ) , सदस्य, राज्य सभा, 20- 10- 1987 से 
1- 3- 1988 1 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 
स्थायी पता तिब्बत रोड, गगतोक (सिक्किम ) । 


पुस्तके , श्री त्रयम्बक दामोदर बी० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री दामोदर पत के आत्मज, जन्म 10 
जून, 1889 , विवाह श्रीमती उमाबाई पुस्तके से, 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1). ग्वालियर स्टेट विधान सभा, 1922 - 40, ( 2 ) 
अनन्तिम ससद, 1950 - 52 और ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4 -1958 और 3-4- 1958 से 11 -8-1960 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 12- 8- 1960 । 


पेंडसे , श्री लालजी• सयुक्त महाराष्ट्र समिति ( वम्बई , अव महाराष्ट्र ) , श्री मोरेश्वर चिन्तामन पेंडसे के आत्मज, जम 18 
मई, 1900 , विवाह श्रीमती शीलाबाई से , 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1958 से 2-4- 1964 , कुछ पुस्तको के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 12 -11 - 1973 1 


पै, श्री टी० ए० बी० काम , काग्रेस ( मैसूर, अब कर्णाटक ) , श्री टी० उपेन्द्र अनन्त पै के आत्मज, जन्म 17 जनवरी , 
1922 , अविवाहित, सदस्य, ( 1 ) मद्रास / भैसूर विधान सभाए और ( 2) राज्य सभा , 10 -4 - 1972 से 21 - 3- 1977 , 
रेलवे, उद्योग और नागरिक पृर्ति मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1972 - 77 , 1972 में पद्म भूषण से सम्मानिन, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 3 -1983 । 


* पोदार , डा . आर० के० बी० एससी० ( आनर्स ) एम . एससी० ( भौतिक विज्ञान ) , और पीएच. डी . ( वायो 
फिजिक्स ) , भारतीय साम्यवादी दल ( मा० ) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री ब्रजेन्द्र कुमार पोद्दार के आत्मज , जन्म 9 नवम्बर, 
1930, विवाह श्रीमती झरना पोद्दार ( नी सरकार) से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12- 3- 1985 से 
9-7-1987 और 10 -7 -1987 से अद्यपर्यन्त , कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1979 - 851 
स्थायी पता ए० ए० 10 / 7 , देशबन्धु नगर, कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


125 


राज्य सभा 


पोद्दार , श्री राजेन्द्र कुमारः वाणिज्य में इन्टरमीडिएट, निर्दलीय (विहार) , श्री आनन्दीलाल पोद्दार के आत्मज , जन्म 
5 दिसम्बर, 1936, विवाह श्रीमती नीला देवी पोद्दार से, 1 पुत्र , सदस्य , ( 1) पश्चिमी बगाल विधान सभा, 1967 और 
( 2 ) राज्य मभा, 3- 4 - 1968 से 2 -4 - 1974 ओर 3 - 4- 1974 से 2- 4 -19801 


स्थायी पता : 36 , चोरगी रोड, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


पोद्दार , श्री रामनाथ आनन्दीलालः काग्रेस ( राजस्थान) , श्री आनन्दीलाल पोद्दार के आत्मज, जन्म 21 जनवरी , 
1910, विवाह श्रीमती पत्रीबाई से, 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ, सदस्य , ( 1 ) वम्बई विधान सभा, 1946 - 52 ओर ( 2 ) 
राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1954 1 
स्थायी पताः पोद्दार हाऊस, 10 , मेरिन ड्राइव , मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


पृथ्वीनाथ , श्रीः एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , एलएल० वी , वी० के० डी० ( उत्तर प्रदेश ) , सेठ गोपीनाथ के आत्मज , जन्म 
16 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती प्रेमलता से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिपद , 
1956 -~-62 और ( 2) राज्य सभा, 3-4- 1968 से 2- 4- 1974, दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 2- 1991 । 


प्रजापति , श्री प्रवीण कुमारः वी० एससी०, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री कर्माराम प्रजापति के आत्मज, जन्म 
4 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती हेमन्ती प्रजापति से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 30 -6- 1980 से 
29 -6 -1986 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17- 3- 1938 | 


। 


प्रधान , श्री पतितपावन : वी० ए० ( अग्रेजी ), एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ), एलएल० वी०, लोक दल ( उडीसा) , 
श्री दिगम्बर प्रधान के आत्मज , जन्म 2 जून, 1934, विवाह डा० ( श्रीमती) दीप्ति प्रधान से, 4 पुत्रिया, सदस्य, गज्य 
सभा , 13- 7- 1977 से 2- 4 -1982 , महासचिव, जनता पार्टी की राज्य शाखा । 


स्थायी पता : गाव - जाराट, डाकघर सरापाल वरास्ता देवगढ , जिला सम्भलपुर ( उडीमा ) । 


प्रधान , श्री बद्री नारायण : एम. ए . बी . टी , भारतीय मान्यवादी दल ( मा .) ( पश्चिमी वगाल ) , श्री बोर गरायण 
प्रधान के आत्मन. जन्म 14 जनवरी, 1929, विवाह श्रीमती पदमा प्रधान में, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया , मटम्य , गन्य मभा , 
3 -4 -1984 मे 28 -1 -1986, मैक्सिम गोकी मदर का नेपाली में अनुवाद । । 


स्थायी पता : नाक माया 1, वागगकोटा टी गार्डन , डाक्या वागराकोटा, जिला जलपाईगुडी ( पथिमी बगाल ) । 


- - 


- - 


- 


- 


. 126 


जीवन- वृत्त 


प्रधान , श्रीमती सरस्वती : बी० ए०, बी० एड०, काग्रेस ( उडीसा ) , श्री मदन मोहन प्रधान की आत्मजा, जन्म 30 
मई, 1925 , विवाह श्री दुर्योधन प्रधान से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उडीसा विधान सभा, 1961 - 67 और 
1967 - 71, उप मत्री, उडीसा सरकार , 1962 - 67, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1972 से 2- 4 -1978 । 
स्थायी पता डाकघर कामगाँव, पुलिस स्टेशन, भाटली, जिला सम्भलपुर ( उडीसा ) । 


प्रभु सिह , श्री . जनता पार्टी ( हरियाणा ), श्री पोहलू राम के आत्मज , जन्म 14 अगस्त , 1916, विवाह श्रीमती टिडो 

पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1967 और 1968 - 72 , मत्री, हरियाणा सरकार , 
1970 - 72, सदस्य, राज्य सभा, 2- 8-1974 से 1 -8 - 1980 । 
स्थायी पता • गाव तथा डाकघर अशोक कालोनी, भिवानी ( हरियाणा) । 


प्रशान्त , श्री धर्म चन्द्र बी० ए० ( आनर्स ) , निर्दलीय ( जम्मू और कश्मीर), पडित अमरनाथ के आत्मज , जन्म 17 
अप्रैल, 1923, विवाह श्रीमती प्रकाश रानी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1982 से 2-4 -1988, 
डोगरी और हिन्दी भाषा में कहानियो और नाटको आदि की अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 35, जुलहाका मुहल्ला, जम्मू ( जम्मू और कश्मीर) । 


प्रसाद, श्री के . एल० एन० • काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री दामोदरैया के आत्मज , जन्म 1 जनवरी , 1928 , 
विवाह श्रीमती के० प्रभावती से , 5 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1970 से 2- 4- 1976, 3- 4 - 1976 से 
2 -4 - 1982 और 3 - 4 - 1982 से 16 - 7 - 1987, दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 -7 - 1987 1 


प्रसाद, डा . बद्री नाथ : स्टेट डाक्टर ऑफ साइन्स ( पेरिस ), पीएच० डी० (लिवरपूल ) , एम. एससी० (वनारस) , एफ० 
एन० आई०, एफ० एन० ए० एस० सी०, (नाम-निर्देशित ) , श्री राम लाल के आत्मज, जन्म 12 जनवरी , 1899, विवाह 
श्रीमती लक्ष्मी देवी से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1964 से 18 - 1 -1966, पद्म भूषण से 
सम्मानित , 1963, गणित विज्ञान से सम्बन्धित पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - - 14 - 2- 1966 । 


प्रसादराव, श्री नन्दुरै दुर्गा मल्लिकार्जुन साम्यवादी दल ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री जानकी रमैया के आत्मज, जन्म 
24 सितम्बर , 1912, विवाह श्रीमती सुमित्रा से , 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 30 -11- 1953 से 2-4 - 1956 , तेलुगु मे 
पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता • आरुगोलान् , गन्नवरम ताल्लुक , कृष्णा जिला ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


127 


राज्य सभा 


प्रेम मनोहर , श्री : बी० एससी०, जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री कैलाश चन्द्र मगल के आत्मज , जन्म १ अक्तूबर, 
1923, विवाह श्रीमती विमला मागलिक से, 5 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2 -4 -1974 और 
14 -7- 1977 से 2-4 -19801 
स्थायी पता : 118 / 307 , कौशल पुरी , कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


* फर्नाडिस , श्री जॉन एफ . . बी० ए० , एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) ( गोवा ), श्री अल्बर्ट फर्नाडिस के आत्मज , 
जन्म 15 अगस्त, 1952, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 8 - 7- 1987 से अद्यपर्यन्त , सयुक्त सचिव / महासचिव, गोवा 
प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1978 - 871 


स्थायी पता . मकान न० - 165 / 1, करजलेम , डाकघर डोन पॉल (गोवा) । 


* फागुनी राम , डा० : बी० ए० ( ऑनर्स ), एम० ए०, पीएच० डी०, काग्रेस ( आई) (बिहार), श्री वेजनाथ राम के 
आत्मज , जन्म 2 जनवरी, 1945, विवाह प्रो० ( श्रीमती ) सुशीला दास से , 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, बिहार विधान 
सभा, 1972 - 77, राज्य मत्री, बिहार सरकार , 1973 , सदस्य, राज्य सभा , 11-2- 1985 से 2-4- 1988 और 
3 - 4- 1988 से अद्यपयेन्त , सयुक्त सचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी । 
स्थायी पता : ग्राम मक्शियावा, डाकघर भीमपुर मक्शियावा वाया कांच, जिला गया (बिहार ) । 


फूल सिह, श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री लक्ष्मण सिह के आत्मज , जन्म 1902, विवाह 
श्रीमती रिसाली देवी से , 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936-~~- 57 और 1962 - 67, 
उपमत्री / मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार , 1952 - 57, 1962 और 1967 , सदस्य, राज्य सभा, 11- 8- 1969 से 27- 9- 1970, 
दिवगत ! श्रद्धाजलि - 9 -11 - 19701 


फेरूमान , सरदार दर्शन सिंह : काग्रेस ( पजाब) , सरदार चदा सिह के आत्मज, जन्म मार्च, 1892, विवाह श्रीमती 
करतार कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2 - 4- 1956, 3- 4- 1956 से 22 -10- 1956 और 
3- 4- 1958 से 2-4 -1964, महासचिव / अध्यक्ष , शिरोमणि अकाली दल , 1924 -- 28, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 11 -19691 


* फोतेदार , श्री माखन लाल : एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री नारायण जी फोतेदार के 
आत्मज , जन्म 5 मार्च, 1932, विवाह श्रीमती रत्न रानी से, सदस्य, जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1967 - 77 , 
अध्यक्ष, लोक लेखा समिति और अन्य समितिय , जम्मू और कश्मीर विधान सभा, राज्य मनी, जम्मू और कश्मीर 
सरकार, सदस्य, राज्य सभा , 9- 5 -1985 से 2- 4- 1990 और 3- 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय इस्पात और खान मत्री, 
जुलाई , 1987 - दिसम्बर, 19891 
स्थायी पता : मकान न० 4 / 9, सेक्टर 5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश) । 


" वर्तमान सदस्य । 
128 


जीवन- वृत्त 


बसीलाल , श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( हरियाणा ), चौधरी मोहर सिह के आत्मज , जम 26 अगस्त , 
1927 , विवाह श्रीमती विद्या देवी से , 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1967- 68 , 1968 - 72 और 
1972---- 75 , मुख्य मत्री , हरियाणा, मई, 1968 से नवम्बर , 1975, सदस्य , राज्य मभा, 3- 4 -1960 से 2- 4- 1966 और 
3- 4-1976 से 7 -1 -1980, केन्द्रीय रक्षा मत्री, दिसम्बर, 1975 से मार्च, 19771 
स्थायी पता : मकान न० 187, विजय नगर, भिवानी ( हरियाणा) । 


* बख्त, श्री सिकन्दर : वी० एससी० , भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , श्री एच० एम० युसुफ के आत्मज, जन्म 
24 अगस्त , 1918, विवाह श्रीमती राज एस० वख्त से , 2 पुत्र, सदस्य, ( 1) महानगर परिपद , दिल्ली और ( 2) लोक 
सभा , 1977 - 79, केन्द्रीय आवास और निर्माण मत्री , 1977 - 79, सदस्य , राज्य सभा , 10 -4 - 1990 से अद्यपर्यन्त , 
उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय , भारतीय जनता पार्टी । 
स्थायी पता : बी० 34 / 1, ईस्ट ऑफ कैलाश , नई दिल्ली । 


बगाइतकार, श्री सदाशिव लोकदल ( महाराष्ट्र ) , श्री शकर के आत्मज , जन्म 13 नवम्बर, 1923, अविवाहित , 
सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1978 से 5 -12-1983, अध्यक्ष और सचिव , सोशलिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र , 1957 -- 60, कुछ 
पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 - 12 - 1983 | 


बघेल, डा . के . सी० . एल० एम० पी० , निर्दलीय ( मध्य प्रदेश), श्री जुदावन मिह बघेल के आत्मज , जन्म 16 
जुलाई, 1900, विवाह श्रीमती राजकुवर से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, सेन्ट्रल प्रोविंसेज विधान सभा, 1946, 1951 

और 1957, ससदीय सचिव, सेन्ट्रल प्रोविंसेज , 1947, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1964 से 22 - 2- 1969, अनेक नाटको 
के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि --- 24 - 2 -19691 


बच्चन, डा . हरिवश राय . एम० ए० (इलाहावाद), पीएच० डी० (केंटव) , (नाम -निर्देशित) , श्री प्रताप नारायण के 
आत्मज , जन्म 27 नवम्बर , 1907, विवाह श्रीमती तेजी बच्चन से , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1966 से 
2- 4- 1972, सोवियत लैंड नेहरू एवार्ड, 1966 और साहित्य अकादमी पुरस्कार , 1969 से सम्मानित , अनेक पुस्तको के 
लेखक , जिनमें अनुवाद, कविताए, निवन्ध आदि शामिल है । 
स्थायी पता • बी -8, सोपान गुलमोहर पार्क , नई दिल्ली । 


बड़ठाकुर, श्रीमती उषा . बी० ए०, बी०टी०, काग्रेस ( असम ) , श्री लक्ष्मी प्रसाद वरुआ की आत्मजा, जन्म 1912 , 
विवाह श्री चन्द्र नाथ वडठाकुर से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, असम विधान सभा , 1952 - 62, मत्री, असम 
सरकार , 1957 - 58 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1966 से 2- 4 -1972, असमिया भाषा में गाधी जी पर एक पुस्तक की 
लेखिका । 


स्थायी पता . नौगाव ( असम) । 


वर्तमान सदस्य । 


129 


राज्य सभा 


बनर्जी, श्री जहरलाल : बी० ए०, बी० टी०, काग्रेस ( यू.) (पश्चिमी वगाल ), श्री ज्योतिष चन्द्र बनर्जी के आत्मज , 

2 जुलाई, 1918, अविवाहित , सदस्य , ( 1) पश्चिमी वगाल विधान सभा, 1962 - 67 और ( 2 ) राज्य सभा, 
10 - 7 -1975 से 9- 7 -1981, उपाध्यक्ष, पश्चिमी बगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1970 - 71 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 1 - 19851 


बनर्जी, श्री तारा शकर : ( नाम-निर्देशित ) , श्री हरिदास बनर्जी के आत्मज , जन्म . 22 जुलाई, 1898, विवाह श्रीमती 
उमा शशि देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, नाम-निर्देशित सदस्य , ( 1 ) पश्चिमी बगाल विधान परिपद, 1952 - 60 और 
( 2) राज्य सभा, 3-4 -1960 से 2- 4-1966; 1962 में पद्मश्री से सम्मानित, अनेक उपन्यासो, लघु कहानियो , नाटको, 
निबन्धो आदि के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 15 -11- 19711 


बनर्जी, श्री बी० एन० : एलएल० वी० ( कलकत्ता ) , एलएल० एम० ( लदन ), वार- एट - लॉ , ( नाम -निर्देशित), श्री उपेन्द्र 
नाथ बनर्जी के आत्मज , जन्म 8 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती तूलिका बनर्जी से , 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
3 -4 - 1976 से 2- 4 - 1982, सचिव / महासचिव , राज्य सभा, 1963 से मार्च, 19761 
स्थायी पता : 22 /1/1/3, मनोहरपुकर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बगाल) । 


बनर्जी, श्री सत्यप्रिय : एम० ए०, बी० एल०, अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक ( माक्र्सवादी ) (पश्चिमी वगाल ), श्री 
कुमुदनीकात बनर्जी के आत्मज , जन्म • 25 अगस्त , 1893 , विवाह श्रीमती प्रतिभा देवी से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , 
( 1 ) बगाल विधान सभा, 1937 - 45, ( 2 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1946- 47 और (3 ) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 
2-4 -1956 और 3 -4 -1956 से 23-3 -1957, अध्यक्ष, मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लाक, सचिव, बगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 25 - 3- 19571 


बनमाली बाबू , श्रीः वी० ए० , बी० एल०, काग्रेस ( आई) (उडीसा) , श्री गोकुल चन्द्र वाव के आत्मज , जन्म १ 
मार्च, 1918 , विवाह श्रीमती सरोज कुमारी से , 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , उडीसा विधान सभा , 1961 - 71 , 1967 
तक उडीसा सरकार में मत्री रहे , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1971 - 76 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4- 1982 से 
2- 4- 1988 । 


स्थायी पता : कादम्बरी , धनुपाली, सम्बलपुर ( उडीसा) । 


बनारसी दास , श्री : काग्रेस ( ओ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री रणजीलाल के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1912, विवाह श्रीमती 
विद्यावती देवी से, 5 पुत्र तथा 6 पुरिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946-47, 1952 - 57 और 1962 -~- 67 
में उत्तर प्रदेश सरकार में ससदीय सचिव तथा मत्री रहे, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1972 से 28-6 -1977, अस्थायी 
सभापति, राज्य सभा , 24 से 30 मार्च, 1977, महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1960 - 69, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
काग्रेस कमेटी ( ओ) , 1970, दिवगत । श्रद्धाजलि - 5- 8 -19851 


- 


- 


130 


जीवन- वृत्त 


बरगोहेन , श्री नबीन चन्द्र • बी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( असम ) , श्री मुही चन्द्र वरगोहेन के आत्मज , जन्म 
मार्च, 1923 , विवाह श्रीमती सरस्वती वरगोहेन से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 10- 4 -1972 से 
9- 4 -1978 । 
स्थायी पता . राजबारी, वार्ड न० 2, जोरहट नगर ( असम ) ! 


बरगोहेन , श्रीमती वेदवती : बी० ए० तक अध्ययन किया , काग्रेस ( असम ) , श्री बापूराम बरूआ की आत्मजा, जन्म 
19 नवम्बर, 1911, विवाह श्री सुरेन्द्र नाथ बरगोहेन से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1954 से 
2 - 4- 1960 और 3- 4 -1960 से 2 -4 -19661 
स्थायी पता : अतिलागाव , जोरहट ( असम ) । 


बरवोरा , श्री गोलाप . एस० एस० पी० ( असम) , श्री कमल बरवोरा के आत्मज, जन्म 1926, विवाह श्रीमती अजली 
तारा वरबोरा से, 3 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2 -4- 1974 , सयुक्त सचिव, सचिव और अध्यक्ष असम 
राज्य समाजवादी दल और महासचिव , अखिल भारतीय समाजवादी दल, 1955 - 651 
स्थायी पता • डाकघर तिनसुखिया ( असम ) । 


बरार , सरदार नरेन्द्र सिह • अकाली दल ( पजाब ) , श्री प्रताप सिह के आत्मज, जन्म 1913, विवाह, ( 1 ) श्रीमती 
निरजन कौर और ( 2 ) श्रीमती सतपाल कौर से , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1966 से 2- 4- 1972, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 14 -5 - 1986 1 


बरुआ, श्री डी . के . एलएल० वी०, काग्रेस ( असम ) , श्री नीलकान्त बरुआ के आत्मज , जन्म 22 फरवरी, 1914 , 
विवाह श्रीमती प्रियलता बरुआ से, 1 पुत्र, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा , 1949 - 51, ( 2 ) लोक सभा , 1952 - 57 , 

और ( 3 ) असम विधान सभा, 1957 - 62, 1962 - 67 और 1967 --72, मत्री, असम सरकार, बिहार के 
राज्यपाल, फरवरी , 1971 से फरवरी, 1973, सदस्य , राज्य सभा, 19- 7 -1973 से 2- 4 -1974 और 3- 4 -1974 से 
21 -3 -1977, केन्द्रीय मत्री, पैट्रोलियम और रसायन , फरवरी, 1973 से अक्तूबर, 1974, अध्यक्ष , भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस , अक्तूबर, 19741 
स्थायी पता . नौगाव डाकघर ( असम ) । 


बरुआ, श्री लक्षेश्वर वी० एल०, काग्रेस ( असम ), जन्म जनवरी, 1893, विवाह श्रीमती जॉनतारा राजखोवा से , 
4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , असम विधान सभा , 1926, 1936 और 1946 मे चुने गये, अध्यक्ष, असम विधान सभा , 
नवम्बर , 1947 से फरवरी, 1952, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2 -4 -1954 । 


स्थायी पता . खालीमारी, डिब्रूगढ डाकघर ( असम ) । 


131 


राज्य सभा 


बरुआ , श्री लीला धर काग्रेस ( असम ) , श्री गिरिधर बरुआ के आत्मज , जन्म 8 मार्च, 1908, विवाह श्रीमती 
गिरिजा बरुआ से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 27 -8- 1958 से 2-4 -1960 और 3 -4- 1960 से 
2- 4 -1966, दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 2 -1973 । 


* बरोगपा, श्री सुशील • एम० ए० , काग्रेस ( आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री गोम्बो वरोगपा के आत्मज , जन्म . 10 
मार्च, 1947, विवाह श्रीमती डावा डोलमा से, 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर केलोग, जिला लाहौल तथा स्पीती (हिमाचल प्रदेश ) । 


बर्मन , श्री देवेन्द्र नाथ : स्कूल फाइनल और जूनियर वी० टी०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) (पश्चिमी 
बगाल ), श्री माखन चद्र बर्मन के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर , 1943, विवाह श्रीमती सुमिला बर्मन से, 3 पुत्र तथा 2 
पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 10- 7- 1981 से 9 -7 -1987 ! 
स्थायी पता : ग्राम बालाकुथी, डाकघर बालाकुथी, जिला कूच बिहार ( पश्चिमी बगाल ) । 


बर्मन , श्री प्रसेनजित . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) (पश्चिमी वगाल ), श्री चन्द्रमोहन वर्मन के आत्मज , 
जन्म 1 अक्तृवर, 1934, विवाह श्रीमती राधारानी बर्मन से , 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) पश्चिमी बगाल विधान 
सभा , 1967- 68 और 1969 -70 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1976 से 2 -4 -19821 
स्थायी पता : देबी बाडी, डाकघर तथा जिला कूच विहार (पश्चिमी बगाल ) । 


* बलराम , श्री एन० ई० : मिडिल तक अध्ययन किया, भा० सा० द० ( केरल ) , श्री नारायणन के आत्मज , जन्म 
नवम्बर, 1920, विवाह श्रीमती एकजाक्षि से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, केरल विधान सभा, 1957 - 59 और 
1970 - 78 , मत्री, केरल सरकार , 1971, सदस्य , राज्य सभा , 22- 4-1985 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : 44, वृदावन हाउसिग कालोनी , पट्टम, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


बलराम दास , श्री : एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ) , श्री दुर्गा दास के आत्मज, जन्म 7 
मार्च, 1931, विवाह श्रीमती राम कुमारी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1970 से 2-4- 1976 और 
3- 4- 1976 से 2- 4- 19821 


स्थायी पता : ए- 79 , अशोक विहार, फेज - 1, दिल्ली । 


* वर्तमान सदस्य । 
132 


जीवन - वृत्त 


बशीर, श्री थालेकुनिल • बी० एससी०, एलएल०बी० , काग्रेस ( अन्तोनि गुप) ( केरल ) , श्री मीरा साहिब के आत्मज , 
जन्म 7 मार्च, 1945, विवाह श्रीमती सुहरा वशीर से, सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा और (2 ) राज्य सभा , 
20-7 -1977 से 21 -4 -1979 और 22- 4- 1979 से 29- 12- 1984 । 
स्थायी पता . थालेक्कुनिल हाउस , पुल्लमपारा , डाकघर वेजरामुडू, त्रिवेन्द्रम ( केरल) । 


बसवपन्नेया , श्री मक्कीनेनि साम्यवादी ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री वेकटप्पैया के आत्मज , जन्म 14 दिसम्बर, 1914, 
विवाह श्रीमती जगदम्बा से, 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4 - 1954, 3- 4-1954 से 2 -4-1960 और 
3 -4 - 1960 से 2 - 4 - 19661 


स्थायी पता : 3-6 - 547/ 6 , हिमायतनगर , हेदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


बसवराज , श्री एच० आर० एस० एस० एल० सी० तक अध्ययन किया, काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , श्री हारेहाल 
रमैया के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1921 , विवाह , ( 1 ) श्रीमती एच० बी० सरनम्मा से तथा ( 2 ) श्रीमती वसती देवी 
से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 10 -4 -1978 से 17- 1-19801 
स्थायी पता : न० 26/ ए 2, साके रोड, बगलौर ( कर्णाटक ) । 


- 


बसवराजु, श्री एम० इटरमीडिएट, काग्रेस ( आई) ( कर्णाटक ) , श्री हसन मुद्दन्ना के आत्मज , जन्म 1 नवम्बर , 
1927 , विवाह श्रीमती चिकननजम्मन्नि से , 4 पुत्र तथा 2 पत्रिया, सदस्य , ( 1 ) कर्णाटक विधान सभा, 1967 - 72 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1980 से 2- 4-1986 । 


स्थायी पता . गडनहल्ली ( पोस्ट ) कृष्णराजनगर ( के० आर० नगर ) तालुक , जिला मैसूर (कर्णाटक ) । 


वसु , श्री चित्त . वी० एससी० , एम० ए०, फारवर्ड ब्लाक ( पश्चिमी वगाल ) , श्री बिनोद बिहारी वसु के आत्मज, जन्म 
25 दिसम्बर, 1925, अविवाहित , सदस्य , ( 1 ) पश्चिमी वगाल विधान सभा, 1957 - 62 , ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1966 
स 2- 4 - 1972 और 2 -12- 1985 से 27 - 11- 1989 और ( 3 ) लोक सभा, 1977 - 79 और 1980 - 84 । 


स्थायी पता : डाकघर, बारासात , जिला 24 परगना ( पश्चिमी बगाल ) । 


बसु, श्री सन्तोष कुमार : एम० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री राजचन्द्र वसु के आत्मज, जन्म 

य, 1890, विवाह श्रीमती इन्दुमती वस से , 3 पत्र, सदस्य , ( 1) बगाल विधान परिषद, 1928 और ( 2 ) वगाल 
पिधान सभा , 1937 - 45 , मत्री, वगाल सरकार , 1941 - 43 , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 5 - 1957 से 2- 4 - 1958 और 
3 - 4- 1958 से 2 - 4 - 1964 , पाकिस्तान मे ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त , 1948 - 50, अनेक पुस्तका के लखक । 


स्थायी पता : 65 , डायमन्ड हार्वर रोड , कलकत्ता ( पश्चिमी बगाल ) । 


133 


राज्य सभा - - 


* बसु राय , श्री सुनील मेट्रिक , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी वगाल ) , श्री धीरेन्द्र नाथ वसु राय के 
आत्मज, जन्म मार्च, 1925, विवाह श्रीमती नीलिमा वसु राय से , 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) पश्चिमी बगाल विधान सभा , 
1969, 1971 ओर 1977 ओर (2 ) राज्य सभा, 10- 7-1987 से अद्यपर्यन्त , वगला भाषा में अनेक पुस्तको के 
लेखक । 


स्थायी पता · के . एस. रोड , रेलपाडा, आसनसोल ( पश्चिमी वगाल ) । 


बासल , श्री पवन कुमार वी० एसमी०, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) ( पजाव) , श्री प्यारा लाल के आत्पज, जन्म 
16 जुलाई, 1948, विवाह श्रीमती मधु वासल से, 2 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 , 
उपसभाध्यक्ष , राज्य सभा, 1985 - 871 
स्थायी पता . मकान न० 64 , सेक्टर 28 -ए, चण्डीगढ । 


* बागडोदिया , श्री सन्तोप . वी० काम०, काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ) , श्री महावीर प्रसाद वागडोदिया के आत्मज , 
जन्म 11 दिसम्बर, 1940, विवाह श्रीमती पुष्पा बागडोदिया से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5- 7- 1986 
से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 


44 , बेलीगज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


काग्रेस ( आई ) (विहार ), सदस्य, राज्य सभा, 12- 4- 1983 से 9- 4 -1984 [ अन्य व्योरे 


बाग्ची , श्री चन्दन के 
उपलब्ध नहीं है ।] . 


स्थायी पता 


डाकघर -- सरायकिला, जिला सिघभूम (बिहार) । 


बाबर , डा० ( कुमारी) सरोजिनी कृष्णराव . एम० ए०, पीएच० डी० , काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री कृष्णराव भाऊराव बावर 
की आत्मजा, जन्म 7 जनवरी, 1920, अविवाहिता, सदस्य , ( 1 ) महाराष्ट्र विधान सभा , 1952 - 57, ( 2) महाराष्ट्र 
विधान परिपद , 1963 - 66 और ( 3) राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2- 4-1974, उपन्यासो, निबन्धो , लघु कहानियो तथा 
लोकगाथाओ सहित अनेक पुस्तको की लेखिका । 


स्थायी पता . " जवाहर, " 43 , विजयनगर कालोनी, पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


बलिंगे, डा . वामन शिवदास • एम० ए०, पीएच० डी० ( लदन ), बार- एट- लॉ , काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री शिवदास कृष्ण 
बर्लिगे के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1904 , विवाह श्रीमती रमाबाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, मत्री, मध्य प्रदेश 
सरकार , 1946 -- 52 , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 - 1952 से 2- 4-1956 और 3 - 4 - 1956 से 2 - 4 - 1962 | 


स्थायी पता . धर्म पैठ , नागपुर ( महाराष्ट्र) । 


* वर्तमान सदस्य । 
134 


जीवन - वृत 


वालान , श्री एम. सी . वी० ए०, वी० एल०, अ. भा० अ० ० मु. क ( तमिलनाडु ) , श्री वी . चिदाम्बरनाथन के 
आत्मज, जन्म 6 जुलाई , 1933 , विवाह श्रीमती वसन्त बालान से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) मद्रास विधान 
सभा, 1967 - 71 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4-1972 से 2- 4-1978 1 
स्थायी पता वाटर टैंक रोड, नागरकोइल (तमिलनाडु ) । 


* बालानन्दन , श्री ई० . मेट्रिक तक अध्ययन किया, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( केरल ), श्री रमन के आत्मज , जन्म 
16 जून , 1924 , विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा, 1967 से 1977 , 
( 2 ) लोक सभा, 1980 - 84 और ( 3) राज्य सभा, 2- 7-1988 से अद्यपर्यन्त , सचिव, सीटू , 1979, साइलेट वली 
पर एक पुस्तक तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओ पर लेख लिखे । 
स्थायी पता पोनामबुलथ, डाकघर- कालामसेरी, कोचीन ( केरल ) । 


* वालू, श्री टी . आर० बी० एससी , एल० सी० ई०, डी० एम० के० ( तमिलनाडु ) , श्री राजथेवर के आत्मज, जन्म 15 
जून , 1941 , विवाह श्रीमती टी० आर० वी० पोरकोडि से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 30 -6 -1986 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• 28 , युनाइटेड इंडिया कालोनी, फर्स्ट क्रासस्ट्रीट , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


वालेश्वर दयाल, श्री लोकदल ( मध्य प्रदेश ), श्री शिव शकर लाल के आत्मज , विवाह श्रीमती मावित्री से, सदस्य , 
राज्य सभा, 14 -7- 1977 से 9-4 -1978 और 10- 4-1978 से 9-4 -1984 , अध्यक्ष, अखिल भारतीय सयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी, 19731 
स्थायी पता : डाकघर बामनिया ( वाया रतलाम ) , पश्चिमी रेलवे ( मध्य प्रदेश ) । 


वाल्मीक , श्री अच्छे लाल . जूनियर हाई स्कूल, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री अगनू राम वाल्मीक के आत्मज , 
जन्म 1938 , विवाह श्रीमती छाया देवी वाल्मीक से , 2 पुत्र तथा 7 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 31 - 1 -1985 से 
4 - 7 -19861 
स्थायी पता : 22, वाल्मीको पुरी, इरादत नगर, डालोगज, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश) । 


वाल्मीकी , श्री शिवलाल काग्रेम ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , सदस्य , राज्य सभा , 16 -9 - 1981 से 2- 4 -19821 [ अन्य 
व्यारे उपलब्ध नहीं है । 


स्थायी पता : 107/ 3 , मोहल्ला जवाहर नगर , कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


- 


- 


वर्तमान सदस्य 


135 


राज्य सभा -- - 


वासर, श्री टोडकः वी० ए०, काग्रेस ( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क ( 5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 
अरुणाचल प्रदेश से नाम- निर्देशित ) , श्री मितो बासर के आत्मज , जन्म 1941, विवाह श्रीमती शिन्दे वासर से , 2 पुत्र 
तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) पूर्वोत्तर सीमात एजेंसी परिषद् , अरुणाचल प्रदेश, 1968 - 72 और ( 2 ) राज्य सभा , 
27 -5 - 1972 से 26 - 5- 1978, महासचिव, अरुणाचल प्रदेश तदर्थ प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1972 --- 761 


स्थायी पता : डाकघर बासर , जिला सियाग ( अरुणाचल प्रदेश ) । 


* बासुमतारी , श्री अमृत लालः एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( एस ) ( असम) , श्री सुरेन्द्र नाथ बासुमतारी के 
आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती अनुरानी बासुमतारी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) असम 
विधान सभा, 1985 - 89 और ( 2 ) राज्य सभा , 15 -6 - 1989 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . गोसाई गाव टाउन, डाकघर गोसाई गाव , कोकराझाड ( असम) । 


बासुमतारी, श्री धरनीधरः काग्रेस ( आई ) ( असम ), श्री लखमी राम वासुमतारी के आत्मज, जन्म 29 अप्रैल , 
1914, विवाह श्रीमती नर्मदा वासुमतारी से , 4 पुत्र, सदस्य , ( 1 ) असम विधान सभा , 1946 - 56 , ( 2 ) सविधान 
सभा, 1946 - 52, (3 ) लोक सभा, 1957 - 62 , 1962 - 67, 1967 - 70 और 1971 - 77 और ( 4 ) राज्य 
सभा, 15-6 -1983 से 14-6 -1989, अध्यक्ष, ( 1) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के कल्याण सवधी 
ससदीय समिति, लोक सभा, 1968 - 70 और 1972-~~- 74 और ( 2) लाभ के पदो सबधी सयुक्त समिति , लोक 
सभा , 1975 - 77 , अध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ( आई ) , 1983 - 85 । 


स्थायी पता : भारालुमुख, गुवाहाटी ( असम ) । 


बिन्दुमती देवी, श्रीमतीः एम० ए० , काग्रेस ( सगठन ) ( उत्तर प्रदेश ) , कुवर महेश्वर वत्स सिह की आत्मजा, जन्म 
19 जुलाई, 1918, विवाह डा० आर० वी० दास से, 1 पुती , सदस्य , (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957 - 62 और 
( 2 ) राज्य सभा , 9 - 7- 1967 से 2-4 -19721 
स्थायी पता : कोटवा धाम , डाकघर कोटवा, जिला बारावकी (उत्तर प्रदेश) । 


* विरला, श्री कृष्ण कुमारः हिन्दी प्रभाकर (हिन्दी में आनर्स) , निर्दलीय ( राजस्थान ), श्री जी० डी० विरला के 
आत्मज, जन्मः 12 अक्तूबर, 1918, विवाह श्रीमती मनोरमा देवी बिरला से , 3 पुलिया, मदस्य, राज्य सभा, 10 -4- 1984 
से 9-4- 1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त , इन्दिरा गाघी रेमिनिसेन्सिज नामक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पताः ( 1) चन्द्र भवन , पिलानो ( राजस्थान ) , ( 2 ) बिरला भवन , 911, आर. एन . मुखर्जी रोड, कलकत्ता तथा 
( 3 ) बिरला हाऊस, 7, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली । 


वर्तमान सदस्य । 
136 


जीवन - वृत्त 


बिष्ट , श्री जशोद सिह . बी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेम ( उत्तर प्रदेश ), ठाकुर लक्ष्मण सिह विष्ट के आत्मज , जन्म 
1 अक्तूबर, 1897, विवाह श्रीमती घर्मा विष्ट से, 4 पुल, सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 2 -4 - 1956 और 
3- 4 -1956 से 2- 4- 1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 - 5 -19711 


विसि , श्री प्रमथ नाथ एम० ए०, ( नाम -निर्देशित) , श्री एन. एन० विसि के आत्मज , जन्म 11 जून, 1901, विवाह 
श्रीमती सुरुचि विसि से, 2 पुल तथा 1 पुती, सदस्य, ( 1 ) पश्चिमी वगाल विधान परिषद्, 1962 - 68 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3-4 - 1972 से 2- 4- 1978 , पद्मश्री से सम्मानित , अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 15 - 5 - 19851 


* बिस्वास , श्री देवव्रत वी० एससी०, फारवर्ड ब्लाक ( पश्चिमी बगाल ), श्री तुलसी चरण विस्वास के आत्मज, जन्म 
28 सितम्बर , 1945, विवाह श्रीमती स्वप्र विस्वास से, 1 पुती, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त, अनेक 
पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता . गाव और डाकघर बगनान चैतन्य वटी जिला हगली ( पश्चिमी वगाल ) । 


बीड , श्री इन्द्र भूषण काग्रेस (पश्चिमी बगाल) , श्री शशि भूषण बीड के आत्मज , जन्म 7 जनवरी, 1899 , विवाहित , 
1 पुत तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3-4 -1952 से 2-4- 19561 
स्थायी पता• 14 / 1 / वी , श्रीनाथदास लेन, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


बुध सिह , सरदार . नेशनल कान्फ्रेस ( जम्मू और कश्मोर) , श्री अनन्त राम के आत्मज , जन्म 1884, विवाह श्रीमती 
माया देवी से, 1 पुल तथा 1 पुली, सदस्य, जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1934 - 36 , जम्मू और कश्मीर सरकार में 
मती रहे, 1948 - 50, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 2- 4 -1958 और 3- 4 -1958 से 2- 4- 1964, अध्यक्ष, 
प्रोवेंशिएल नेशनल कान्फ्रेंस, जम्मू, 1950 ---54 , अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 7- 1975 । 


" बूरागोहाइ, श्री भद्रेश्वरः बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए०, एलएल० बी० , असम गण परिषद ( असम ) , श्री गणेश्वर 
बूरागोहाइ के आत्मज , जन्म 1 मार्च, 1947 , विवाह श्रीमती चन्द्रप्रभा बूरागोहाइ से , सदस्य, असम विधान सभा, 1985 
से अप्रैल , 1990, उपाध्यक्ष, असम विधान सभा, अप्रैल , 1986 से मार्च, 1990 , अध्यक्ष, ( 1 ) विशेषाधिकार समिति 

और ( 2 ) अधीनस्थ विधान सम्बधी समिति , असम विधान सभा, सदस्य , राज्य सभा, 10- 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : गाव पेहीपुखरी , डाकघर लॉगपटिया द्वारा सापेखाती, जिला सिवसागर ( असम ) । 


वर्तमान सदस्य । 


137 


राज्य सभा 


* बेकल उत्साही , श्री एन्ट्रेस , विशारद (हिन्दी) और अदीव माहिर, कामिल और मुशी ( उर्दू) , काग्रेस ( आई ) 
( उत्तर प्रदेश) , मोहम्मद जफर खान लोदी के आत्मज, जन्म 1 जून, 1928, विवाह श्रीमती सोधारा वेगम से , 2 पुत 
तथा 4 पुनिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7- 1986 से अद्यपर्यन्त , 1976 में पद्मश्री से विभूषित, अन्य साहित्यिक पुरस्कारो 
से पुरस्कृत, हिन्दी और उर्दू में अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . गीताज , सिविल लाइन , बलरामपुर, जिला-गोडा (उत्तर प्रदेश ) । 


* बेनीवाल , श्रीमती विद्याः आठवी कक्षा (हिन्दी), जनता दल ( एस ) (हरियाणा), श्री अर्जुन राम की आत्मजा, 
जन्म 1944 , विवाह चौधरी जगदीश कुमार वेनीवाल से, 1 पुत्र तथा 3 पुलिया, सदस्य, (1 ) हरियाणा विधान सभा , 
1987 - 90 और (2) राज्य सभा, 10 -4-1990 से अद्यपर्यन्त । । 
स्थायी पता . गाव और डाकघर दडवा कला, जिला सिरसा ( हरियाणा ) । 


* बेबी , श्री एम० ए० भा० सा० द० (मार्क्सवादी ) ( केरल ) , श्री पी० एम० अलेग्जेडर के आत्मज, जन्म अप्रैल, 
1954, विवाह श्रीमती बेट्टी लुइस से , 1 पुल, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1990 - 911 


स्थायी पता भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), कोल्लम जिला समिति कार्यालय, पोलायाथोडू , कोल्लम ( केरल ) । 


बेरवा , श्री जमनालालः काग्रेस ( राजस्थान ), श्री नानग राम के आत्मज, जन्म अगस्त, 1933, विवाह श्रीमती रुक्मणि 
देवी से, 4 पुत तथा 2 पुलिया, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 2 ) राज्य सभा, 10 -4 -1972 से 
9 -4 - 19781 


स्थायी पता . धन्ना तलाई, टोक , जिला टोक ( राजस्थान ) । 


बेहरिंग , श्री बी० डी० . जनता दल ( मणिपुर ), सदस्य , राज्य सभा, 10 -4 -1990 ( राज्य सभा के सदस्य के रूप मे 
शपथ लिए विना और सभा में स्थान ग्रहण किये बिना उसी दिन त्यागपत्र दे दिया ) । 
स्थायी पता• गाव खबाथेल , डाकघर सुगनु ( मणिपुर ) । 


दाक 


वोदरा , श्री थियोडोर • बी० ए०, बी० एल०, झारखण्ड पार्टी (विहार) , श्रद्धेय श्री खस्तानन्द वोदरा के आत्मज , जन्म 
1 जनवरी, 1917, विवाह श्रीमती अविनाशी बोदरा से , 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1954 से 2 -4 - 19601 


स्थायी पता नयाटोली, राची (विहार) । 


* वर्तमान सदस्य । 
138 


जीवन - वृत 


र . 


ने 


7 
3 - - 


- 


बोबडे, श्री शंकरराव बाजीराव: 
24 सितम्बर, 1915, विवाह डा 
2- 4-1970 और 3- 4-197022 
स्थायी पता . अधिवक्ता 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


बोस , डा . अतीन्द्र नायः - - 
( पश्चिमी वगाल); श्री 
(1 ) पश्चिमी वाल विध - 
बगला भाया की वई 


- - 

गुरु : 
- - -- -- * 28 . 


। 


-- - - 

- 


- 


- - - - 
- - - - - 


बोस, श्रीमती प्रतिः 
1923, विवह 1 
प्रदेश कान, 


- 

- 2 - 
- - 


- 
- ---- 

-- - 


- -- 


- 
ERE 


- - 
2 


- 


- - 


ल 


वोस ,प्रसार - 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


राज्य सभा 


भगवती, श्री बी० सी० : काग्रेस ( असम ) ; श्री दुर्गेश्वर सरमा भगवती के आत्मज , जन्म : मार्च, 1907 , विवाह श्रीमती 
विमल देवी से , 4 पुत्र, सदस्य, (1 ) असम विधान सभा , 1947 - 57 और ( 2 ) लोक सभा, 1957 - 70, केन्द्रीय 
उप -मत्री, परिवहन और सचार तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास, मई, 1962 से मार्च, 1967, सभापति, आवास 
समिति , लोक सभा , 1967 - 70, सदस्य , राज्य सभा, 10 -4 - 1972 से 9- 4 -1978, अध्यक्ष, असम प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, अध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, 1971 , अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : डाकघर-तेजपुर, जिला दाराग ( असम) । 


भगवान दीन , श्री : हाई स्कूल , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री गोरेलाल के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल , 1916, 
विवाह श्रीमती शीला देवी से , 9 पुत्र तथा 6 पुत्रिया , सदस्य, ( 1) सविधान सभा, 1946 - 50 , (2 ) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, 1946 - 52 और 1952 - 57 और ( 3) राज्य सभा , 3 -4 -1976 से 2- 4-1982 1 


स्थायी पता : सी / 370, महानगर, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


भजन लाल , श्री : एफ० ए० ( इन्टरमीडिएट इन आर्ट्स ) , काग्रेस ( आई ) ( हरियाणा) , चौधरी खेराज के आत्मज , जन्म 
6 अक्तूबर, 1930, विवाह श्रीमती जसमन देवी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा , 1968 - 86 , 
हरियाणा सरकार में मत्री, 1970 - 75 और 1978 -79 , हरियाणा के मुख्य मत्री, जून, 1979 से जून , 1986, सदस्य , 
राज्य सभा, 2- 8 -1986 से 27- 11 -1989 , केन्द्रीय पर्यावरण और वन तथा कृषि मत्री, 1986 - 891 


स्थायी पता : मण्डी, आदमपुर तहसील , जिला हिसार ( हरियाणा) । 


भट्ट , श्रीमती ईला रमेश : बी० ए०, एलएल० वी०, श्रम और सहकारिता में अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा ( इजराइल ) , 
( नाम -निर्देशित ) , श्री सुमन भट्ट की आत्मजा, जन्म . 7 सितम्बर, 1933, विवाह श्री रमेश मणिलाल भट्ट से, 1 पुत्र 
तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 12- 5-1986 से 26- 9- 1988, निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए, (1 ) मैगसेसे पुरस्कार , 
1977 , ( 2 ) पद्मश्री, 1985, ( 3 ) पद्म भूषण, 1986 , तथा कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महिलाओ की 
समस्याओं पर अनेक पुस्तकों की लेखिका । 


स्थायी पता : 5, पचशील सोसायटी, उस्मानपुरा, अहमदावाद ( गुजरात ) । 


* भट्ट , श्री जितेन्द्रभाई लाभशंकर : बी० काम०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउंटेंट , काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ) , 
श्री लाभशकर जी भट्ट के आत्मज, जन्म 29 मार्च, 1927, विवाह श्रीमती ज्योत्सना देवी से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा, 14- 8-1997 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : 12, अशोक सोसायटी, सुरेन्द्र नगर ( गुजरात ) । 


" वर्तमान सदस्य । 
140 


जीवन- वृत्त 


भट्ट, श्री नन्द किशोर • एम० ए०, एलएल० वी० , काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री सिद्धनाथ जी भट्ट के आत्मज , 
जन्म 17 दिसम्बर, 1919 , विवाह श्रीमती तारा प्रियदर्शिनी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1966 
से 2- 4 -1972, 10 - 4- 1972 से 9- 4- 1978 और 30 -6 - 1980 से 29 - 6- 1986 , अध्यक्ष, इटक , 1980 - 841 
स्थायी पता डी / 32, तारा अपार्टमेट्स, कालका जी , नई दिल्ली । 


भट्ट, श्री नानाभाई एम० ए० , एस० टी० सी० डी० (मुम्बई) , काग्रेस ( सौराष्ट्र अब गुजरात) , श्री कालिदास भट्ट के 
आत्मज, जन्म नवम्बर, 1881 , विवाह श्रीमती अज्वालि बहन से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सौराष्ट्र सरकार में मत्री, 
1948-49, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2-4- 1956, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • लोक भारती, सनोसारा, सौराष्ट्र ( गुजरात) । 


ता 


भट्टाचार्य, श्रीमती इला : बी० ए० ( ऑनर्स ) , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) (त्रिपुरा) , श्री जतीन्द्र मोहन वनर्जी 
की आत्मजा, जन्म 25 सितम्बर, 1921 , विवाह श्री नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 
3- 4 -1980 से 2- 4- 1986 । 
स्थायी पता कृष्ण नगर, अगरतला (त्रिपुरा) । 


भट्टाचार्य, श्री कमलेन्दु . एम० ए० ( अग्रेजी ), काग्रेस ( आई ) ( असम ) , श्री कामिनी मोहन भट्टाचार्य के आत्मज , 
जन्म 1 मार्च, 1946 , विवाह श्रीमती सुदेशना भट्टाचार्य से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1984 से 
9 - 4 - 19901 
स्थायी पता सुभाष नगर , सिलचर- 4, जिला-कछार ( असम ) । 


भट्टाचार्य , श्री जी० सी० . बी० ए०, एलएल० बी०, लोकतात्रिक समाजवादी दल ( उत्तर प्रदेश ), श्री जे० एन० भट्टाचार्य 
के आत्मज , जन्म जून, 1931, विवाह श्रीमती अर्चना भट्टाचार्य से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
3 -4 - 1978 से 2- 4- 1984, उपाध्यक्ष, " इटक " । 


स्थायी पता• 10 , सपू रोड, सिविल लाइन्स , इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


भट्टाचार्य, श्री नेपालदेव वी० एससी०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री आदित्यदेव 
भट्टाचार्य के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1950, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 28- 9-1981 से 2-4- 1982 और 
3- 4- 1982 से 2-4 -1988 । 
स्थायी पता 45, वैस्ट घोषपाडा रोड , डाकघर भाटपाडा, जिला 24 परगना ( पश्चिमी बगाल ) । 


- 


141 


राज्य सभा 


* भट्टाचार्य , प्रो० सौरीन्द्रः एम० ए०, क्रान्तिकारी समाजवादी दल ( पश्चिमी वगाल ) , श्री सत्येन्द्रनाथ भट्टाचार्य के 
आत्मज , जन्म 30 जनवरी, 1926, विवाह श्रीमती मीरा भट्टाचार्य से , 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1978 से 
2 -4 - 1984 और 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यन्त, इतिहास की पाठ्य - पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 50 / 1, शरत घोष गार्डन रोड , कलकत्ता (पश्चिमी बगाल ) । 


भण्डारी , श्री सुन्दर सिंहः एम० ए०, एलएल० बी० , भारतीय जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), डा . सुजान सिह जी भडारी के 
आत्मज, जन्म 12 अप्रैल , 1921, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1966 से 2- 4- 1972 और 3-4- 1976 से 
2 -4 - 1982 , सचिव , भारतीय जन सघ , राजस्थान, 1951 - 60, अखिल भारतीय सचिव और महासचिव, भारतीय जन 
सघ, 1961 - 771 


स्थायी पनाः पचायती नोहरा के सामने, उदयपुर ( राजस्थान ) । 


भदौरिया, श्रीमती सरलाः वनिता (वर्धा आश्रम), विशारद , साहित्य रत्न ( साहित्य सम्मेलन , प्रयाग ) और माटिसरी में 
डिप्लोमा, एस० एस० पी० ( उत्तर प्रदेश ) , ठाकुर सूर्यभक्त सिह चौहान की आत्मजा, जन्म 1921; विवाह श्री अर्जुन सिंह 
भदौरिया से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4- 1970 । 
स्थायी पता . ग्राम लुहया, डाकघर बसरेहर , जिला इटावा ( उत्तर प्रदेश ) । 


भद्रम , श्री एम० वी० : भारतीय साम्यवादी दल ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री ब्रह्मनन्दम के आत्मज, जन्म 31 जनवरी, 1918, 
विवाह श्रीमती लक्ष्मी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) मद्रास विधान सभा, 1952 -53 , (2 ) आन्ध्र प्रदेश विधान 
सभा, 1953-54 और (3 ) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2 -4-1972 । 
स्थायी पताः म्युनिसिपल कालोनी, विशाखापटनम-1 ( आन्ध्र प्रदेश) । 


आप 


* भाटिया , श्री मदनः वी० ए० ( आनर्स) , एम० ए० ( अग्रेजी ) पजाब और एम० ए० कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 
बैरिस्टर - एट - लॉ, काग्रेस ( आई ) (नाम-निर्देशित) , श्री राधा किशन के आत्मज , जन्म 21 अगस्त, 1929, विवाह 
श्रीमती मोहिनी भाटिया से, सदस्य, राज्य सभा, 27 -9 -1982 से 26 -9 -1988 और 25 - 11 -1988 से अद्यपर्यन्त , 
" पब्लिक सर्विसेस लॉ यू द केसेज " के लेखक । 


स्थायी पताः 159, गोल्फ लिक्स , नई दिल्ली । 


भाभडा, श्री हरी शकरः वी० ए०, एलएल० वी० , प्रभाकर (हिन्दी) , भारतीय जनता पार्टी ( राजस्थान ) , श्री मनालाल 
जी भाभडा के आत्मज , जन्म 6 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती यशोदा देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य 
सभा , 10 - 4- 1978 से 9 - 4- 1984, अध्यक्ष, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी , 19801 


स्थायी पता : 49, सिविल लाइन्स , जयपुर ( राजस्थान) । 


* वर्तमान सदस्य । 
142 


जीवन - वृत्त 


- 


भारती , श्रीमती के० उदय भानु वी एमसी० , काम ( केरल ), श्री एस. कच्छपिल्ला पगिकर की आत्मना, जम 
2 अगम्न, 1913 , विवाह श्री ए० पी० उदय भानु मे, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, मदन्य, राज्य सभा, 3- 4- 1954 में 
2- 4- 1958 और 3- 4 -1958 मे 2 -4 -1964, “ फ्रॉम-किचन टु पार्लियामेंट " (मलयालम में ) की लेखिका, इंग्ल 
साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1960 से सम्मानित । 
स्थायी पताः मुतुकुलोन, जिला अल्लंपी ( केरल ) । 


भारद्वाज , श्री जगन्नाथः वी . एससी०, काग्रेस (हिमाचल प्रदेश ), हवलदार पडित लालजी राम के आत्मज , जन्म 
30 सितबर, 1916, विवाह श्रीमती धनवन्ती से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 10- 4 - 1972 से 9 - 4- 1978 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - - 23 - 2 - 19871 


भारद्वाज, श्री रामचन्द्र . काग्रेस ( आई ) (विहार ) , श्री रामेश्वर प्रसाद सिह के आत्मज, सदस्य , राज्य सभा, 7- 7- 1980 
से 6 - 7 -1986 , सचिव, बिहार प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 -11- 19971 


* भारद्वाज , श्री हसराज एम० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश) , श्री जगनाथ प्रसाद के आत्मज , 
जन्म 17 मई , 1937 , विवाह श्रीमती प्रफुल्लता भारद्वाज से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य ममा , 3 - 4 -1982 मे 
2- 4- 1988 और 3- 4-1988 से अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय विधि और न्याय मत्रालय में राज्य मी , दिसम्बर , 1994 से नवम्बर , 
19891 


स्थायी पता ई- 7 / 19, चार इमली, भोपाल (मध्य प्रदेश ) 


भार्गव , श्री भगवत नारायन• बी० ए०, एलएल० वी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) . पडित बाबूलाल भार्गव के आत्पज , 
जम 25 नववर, 1891, विवाह श्रीमती शिवा देवी भार्गव से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) उत्तर प्रदेश विधान 
परिपद , 1923 - 30, ( 2 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1936 - ~- 45 और ( 3 ) राज्य सभा. 3-4 -1960 मे 2-4- 1966, 
हिन्दी भाषा में अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । अद्धाजलि - 17 - 11- 10501 


भार्गव , श्री महावीर प्रसाद वी० एससी०, काग्रेम ( उत्तर प्रदेश ) , प. शिव दत्त भार्गव के आत्मज, जन्म 30 दिसम्बर, 
1917 , विवाह श्रीमती चन्द्र काति भार्गव से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य ममा, 13 -12-1956 में 2-4- 1958 , 
3 - 4- 1955 से 2 - 4- 1964 और 3 - 4 -1964 से 2- 4 - 1970 , स्थायी सचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, जुलाई , 
1949 से जनवरी , 1957, उप - सभाध्यक्ष राज्य सभा, 1960- 61 और 1962 - 63 1 
स्थायी पता . 1203, बाग मुजफ्फर यान , आगरा ( उत्तर प्रदेश ) । 


वर्तमान सदस्य । 


143 


राज्य सभा 


भार्गव , श्रीमती शारदाः एम० ए० , काग्रेस ( राजस्थान ), पं० मुकुट बिहारी लाल भार्गव की आत्मजा, जन्म 7 मई , 
1912, विवाह प्रो० भगवान दास भार्गव से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) जयपुर विधान परिषद्, 1945 - 49 , 
( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2- 4 - 1956 , 3- 4 - 1956 से 2- 4- 1962 और 22 - 8- 1963 से 2 - 4- 1966, 
उप- सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1956 -57 । 
स्थायी पता . सवाई मानसिह राज मार्ग, जयपुर ( राजस्थान ) । 


भीम राज , श्रीः बी० ए० , काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ) , चौधरी अगद राज के आत्मज , जन्म 28 दिसम्बर, 1943 , 
विवाह श्रीमती दमयती देवी से, 2 पुत्र , सदस्य, (1 ) राजस्थान विधान सभा , 1972 - 77 और ( 2 ) राज्य सभा , 
10 - 4- 1978 से 9- 4- 1984 और 10 - 4 -1984 से 9- 4 -1990 , अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा , 1986 - 88 | 


स्थायी पताः ग्राम लीलावाली, तहसील सागरिया, जिला गगा नगर (राजस्थान ) । 


भुपिन्दर सिह, श्री . इन्टरमीडिएट , निर्दलीय ( पजाब ) , सरदार राजिन्दर सिह बरार के आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 1926 , 
विवाह श्रीमती प्रकाश बरार से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य राज्य सभा, 6- 4 -1967 से 2-4 -1970 । 
स्थायी पता• झिडवाला गाव, महाबड्डर, जिला फिरोजपुर ( पजाब) । 


भुयान, श्री गया चंद बी० ए० , एलएल० बी०, जनता पार्टी (उडीसा), श्री हरेकृष्ण भुयान के आत्मज, जन्म 27 
फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती क्ष्यामलता भुयान से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1982 से 
2-4 -1988, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 24 - 4- 1989 1 


भुयान , डा . सूर्य कुमारः एम० ए , बी० एल० (कलकत्ता) , पीएच० डी० ( लदन) , डीलिट० ( लदन) , काग्रेस 
( असम ) , श्री श्रीजुत रविलाल भुयान के आत्मज , जन्म जनवरी, 1894, विवाह श्रीमती लक्षेश्वरी भुयान से, 3 पुत्र तथा 
3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954 , अनेक पुस्तको के लेखक । दिवगत, 5 -7 -1964 1 


भुवालका, श्री राम कुमार . काग्रेस (पश्चिमी बगाल ) , श्री रगलाल भुवालका के आत्मज , जन्म 4 मई , 1897 , विवाह 
श्रीमती तारा देवी से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य , (1 ) पश्चिमी बगाल विधान परिषद्, 1954 - 63 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 9- 9 - 1963 से 2- 4 -1968 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -1 - 19801 


144 


जीवन - वृत्त 


भूपेन्द्र सिह , श्रीः ज्ञानी , बी० ए०, अकाली दल ( पजाव ), सरदार नरायण सिह के आत्मज , जन्म 17 अगस्त, 1910 , 
विवाह श्रीमती हरवस कौर से , 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 -1970 से 2- 4 - 1976 और 13- 10 - 1976 
से 9- 4-1978, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल (मास्टर ग्रुप ) 1962 - 68 । 
स्थायी पता : डेरा बाबा जोगा सिह चौक , चिन्तपूरनी, अमृतसर ( पजाब ) । 


- 


- 


भैरो प्रसाद, श्रीः बी० ए०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री अम्बिका प्रसाद के आत्मज , जन्म 6 फरवरी, 1900, विवाह 
श्रीमती शीलावती देवी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मत्री, भोपाल राज्य, 1947- 48, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 
2- 4 - 19581 
स्थायी पता• कोतवाली के निकट, भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


भोला प्रसाद , श्री . भारतीय साम्यवादी दल (विहार) , श्री रामरूप महतो के आत्मज, जन्म 7 जनवरी , 1918, विवाह 
श्रीमती गीता देवी से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, और 3-4- 1976 से 2-4-1982 । 
स्थायी पता . किसान मजदूर केन्द्र, लखी सराय, जिला मुगेर ( बिहार) । 


मंजुरन , श्री मथई बी० ए०, सोशलिस्ट पार्टी ( ट्रावनकोर कोचीन अब केरल ) , श्री मैथ्यू के आत्मज , जन्म 15 
अक्तूबर, 1913, अविवाहित , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2 - 4- 1954, मलयालम में पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पताः पचालम, एर्णाकुलम ( केरल ) । 


मडल, श्री अहमद हसैनः एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( प० बगाल ) , श्री अल - हज उल्फत हुसैन मडल 
के आत्मज, जन्म 28 फरवरी , 1928, विवाह बेगम फैजुनिसा अहमद से , 4 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, (1 ) प० बगाल 
विधान परिषद, 1964 - 67 , ( 2 ) प० बगाल विधान सभा, 1967- 68 और ( 3 ) राज्य सभा , 10 - 7 -1975 से 
9-7 -1981 , उपाध्यक्ष, प० वगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1968 -691 


स्थायी पता : डाकघर वाकुरा, जिला-हावडा ( प० बगाल ) । 


मडल , श्री भूपेन्द्र नारायण• बी० ए०, बी० एल०, भारतीय लोक दल (बिहार) , श्री जयनारायण मडल के आत्मज , 
जन्म 1 फरवरी, 1904, विवाह श्रीमती राधावत्ती यादव से, 2 पुत्र, सदस्य , ( 1) बिहार विधान सभा , 1957 -~- 62 , 
( 2 ) लोक सभा, 1962 - 64 और (3 ) राज्य सभा , 3- 4 -1966 से 2- 4- 1972 और 10 - 4- 1972 से 30 -5 - 1975 , 
सचिव , प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बिहार, 1954- 55 , अध्यक्ष , ( 1 ) बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1955 और ( 2 ) सोशलिस्ट 
पार्टी आफ इंडिया, 1959 तथा 1972, दिवंगत । श्रद्धाजलि -- 21- 7-1975 । 


- 


145 


राज्य सभा -- 


- 


- 


- 


मकवाणा, श्री योगेन्द्र बी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( गुजरात), श्री मावजीभाई मकवाणा के आत्मज, 
जन्म 23 अक्टूबर, 1933, विवाह श्रीमती शातावेन मकवाणा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5 -3 - 1973 
से 2 -4 -1976, 3- 4-1976 से 2- 4- 1982 और 3- 4- 1982 से 2- 4- 1988, केन्द्र में गृह, सचार और कृषि विभागो के 
राज्य मत्री, 1980 -- 88, महासचिव , गुजरात प्रदेश काग्रेस ( आई ) कमेटी, 1975 - 801 
स्थायी पताः " द्वारकेश, " 12, हेमन्तकुज सोसायटी, पालाडी , अहमदावाद (गुजरात ) । 


- 


- 


मजहर इमाम , सैयद• काग्रेस (विहार ), सैयद फजल इमाम के आत्मज, जन्म 1908 में , विवाहित , 2 पुत्र और 
2 पुत्रिया , सदस्य , ( 1) बिहार विधान सभा, 1946 तथा ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2 -4 - 1956 और 3- 4 -1956 
से 2-4 -1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 22 -2- 1988 । 


मजुमदार, श्री रामकृष्णः एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ) , फॉरवर्ड ब्लॉक (पश्चिमी वगाल ) , श्री जोगेश चन्द्र मजुमदार के 
आत्मज, जन्न 1 फरवरी , 1929, विवाह श्रीमती विभा मजुमदार से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1982 से 
22- 8 -1987, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 8- 1987 1 


मजुमदार, श्री सत्येन्द्र नारायणः वी० ए०, साम्यवादी दल ( पश्चिमी वगाल ), श्री उमेश चन्द्र मजुमदार के आत्मज , 
विवाह श्रीमती अमिया मजुमदार से, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1952 से 5 -4 -1957, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 27- 7 -1987 । 


मजूमदार , श्री एम० आर० : बी० एससी , एलएल० वी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री रामचन्द्र राव मजूमदार के आत्मज , 
जन्म 8 सितबर , 1888 , विवाह श्रीमती राधावाई से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1937 ----52 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2- 4- 19561 


स्थायी पताः बुरहानपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


मजूमदार , श्री सुरेश चन्द्रः काग्रेस ( पश्चिमी वगाल ), जन्म दिसम्बर, 1888, सदस्य , राज्य ममा, 3 -4 -1952 से 
2-4 -1954 और 3-4- 1954 से 12-8- 1954, दिवगत ! श्रद्धाजलि - 23 -8- 19541 


*मट्ट, श्री गुलाम रसूल : मेट्रिक , नेशनल काफ्रेस ( जम्मू और कश्मीर ) , हाजी मोहम्मद शाह मट्ट के आत्मज, जन्म 
23 मार्च, 1925, विवाह श्रीमती फातिमा गुलाम रमूल मटु से , 2 पुत्र और 3 पुरिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1982 
से 2-4 -1988 तथा 3- 4-1988 मे अधपर्यन्त । 
स्थायी पता के द्वारा मट्ट ब्रदर्म, हरि सिह हाई स्ट्रीट, थ्रीनगर , कश्मीर । 


" वर्तमान मदम्य । 
146 


जीवन- वृत्त 


- 


मणि , श्री ए० डी० एम० ए० ( राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र ); निर्दलीय ( मध्य प्रदेश ), श्री दुरईम्वामी अय्यर के 
आत्मज, जन्म 8 अप्रैल, 1910, विवाह श्रीमती कमला मणि से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य मभा, 22- 12 -1960 
से 2-4 - 1966 तथा 3 - 4- 1966 से 2- 4- 1972 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 22 - 2- 1978 ! 


* मदनी , श्री मौलाना असद . फाजिल ( इस्लामी धर्मशास्त्र मे एम० ए० के बरावर ) , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , 
मौलाना हसेन अहमद मदनी के आत्मज , जन्म 1928 में , विवाह श्रीमती वरीराह बानो से , 4 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4- 1968 से 2- 4 -1974 , 5 -7 - 1980 से 4- 7 -1986 और 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , उपाध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश काग्रेस कमेटी । 
स्थायी पता मदनी मजिल, देवबन्द, जिला सहारनपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


- 


मदन्ना , श्री एम० बी० ए० तक अध्ययन किया, काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , श्री माली चिकापपत्रा के आत्मज , जन्म 
5 जून, 1937, विवाह श्रीमती केनचम्मा से , 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1980 से 2-4 -19861 
स्थायी पताः 5, III कास, अनायप्पा ब्लॉक , कुमार पार्क वैस्ट , बगलौर (कर्णाटक ) । 


मनहर , श्री भगतराम वी० एससी० (एग्रीकल्चर) , काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री राजा राम मनहर के आत्मज , 
जन्म. 22 अक्तूबर , 1938, विवाह श्रीमती कमला मनहर से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) लोक सभा , 1974 --- 77 

और ( 2 ) राज्य सभा , 10 -4 - 1978 से 9 - 4 - 1984 तथा 10 - 4 -1984 से 9 - 4 - 19901 
स्थायी पता• गाव तथा डाकखाना चम्पा , जिला विलासपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


मलकानी , श्री नारायणदास रत्तनमल एम० ए० ( बम्बई) , एम० ए० ( कलकत्ता ) , एलएल० वी० , ( नाम -निर्देशित ) , 
श्री रत्तनमल गिडुमल मलकानी के आत्मज , जन्म अक्तूवर, 1890, विवाह श्रीमती रुकमणीवाई से , 1 पुत्र और 2 
पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4- 1956 और 3- 4 - 1956 से 2- 4 -1962, सिन्धी पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता• टीएचएक्स -64, डाकघर आदिपुर , कच्छ ( गुजरात ) । 


लक , श्रा धारन्द्र चन्द्रः बी० एससी , एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (बिहार) , श्री भूपेन्द्र चन्द्र मलिक के आत्मज, 
जन्म 17 मई, 1894, अविवाहित, सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1957 - 62 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 - 1962 से 
2 -4 -1968 , कविताओं को कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 23 -3 - 19711 


वर्तमान सदस्य । 


147 


राज्य सभा 


मलिक , श्री मुख्तियार, सिंहः बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( हरियाणा) , चौधरी शिवदयाल के आत्मज , 
जन्म 3 जुलाई, 1912, विवाहित, 1 पुत्री , सदस्य, ( 1) पजाब विधान सभा , 1962 - 66 , ( 2) हरियाणा विधान सभा, 
1966 -67 और 1968 - 71 , ( 3) लोक सभा , 1971 - 79 और ( 4) राज्य सभा, 6- 4 -1967 से 2- 4- 1968 और 
10 - 4- 1984 से 9 -4 - 1990 , अध्यक्ष, (1 ) जन सघ, ( हरियाणा ) 1966 - - 69 और 1972 - 75 और ( 2) जनता 
पार्टी, हरियाणा, 1978 - 801 
स्थायी पताः गाव और डाकघर कुडली, जिला सोनीपत ( हरियाणा) । 


मलिक, श्री सत्यपाल : बी० एससी०, एलएल० बी० , ससदीय कार्य में डिप्लोमा, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री बुध 
सिंह के आत्मज, जन्म 24 जुलाई , 1946 , विवाह श्रीमती इकबाल मलिक से, सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1974 - 76 तथा ( 2) राज्य सभा, 5- 7-1980 से 4- 7-1986 और 5 -7- 1986 से 14-9- 1989 , सचिव, (1) ऑल 
इडिया, भारतीय लोक दल , 1975 -76 तथा (2 ) अखिल भारतीय लोकदल , 1979 - 84 , महासचिव, उत्तर प्रदेश 
काग्रेस कमेटी ( आई) , 1985 । 
स्थायी पताः गाव और डाकघर हिसावदा, जिला मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) । 


यद अब्दुलः एम० ए० ( असमिया ) , काग्रेस ( आई ) ( असम ), श्री सैयद रहमत अली के आत्मज , 
जन्म 19 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती हसना मलिक से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा 3- 4- 1976 से 
2- 4 -1982, (1 ) सोवियत देश नेहरू पुरस्कार, 1965 तथा ( 2 ) साहित्य अकादमी पुरस्कार , 1972 से सम्मानित , अनेक 
उपन्यासो, लघु कथाओ, काव्य संग्रह, नाटको आदि के लेखक । 
स्थायी पताः गाव और डाकघर नहरानी, जिला शिवसागर ( असम ) । 


मलिक , डा . हरेकृष्णः एम० बी० बी० एस०, एम० डी० ( रोगविज्ञान ) , जनता पार्टी ( उडीसा) , श्री प्राणकृष्ण मलिक के 
आत्मज, जन्म 4 अगस्त , 1931, विवाह श्रीमती मानसी मलिक से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4 -1978 से 2 -4 - 1984 , उपाध्यक्ष , उडीसा काग्रेस ( स .) , 1974 - 771 
स्थायी पताः गाव और डाकघर मध्य कच्छ , जिला कटक ( उडीसा) । 


मलिकार्जुनडु, श्री के० पी० एम० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( स.) ( आध्र प्रदेश ) , श्री अल्लामय्या अय्यावरू के 
आत्मज , जन्म 25 दिसम्बर, 1901, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा से, 2 पुत्र और 6 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) मद्रास विधान 

( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1966 से 2-4- 1972, तेलुगु तथा अग्रेजी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः बुट्टय्यापेट , मछलीपट्टम ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


148 


जीवन- वृत्त 


मल्होत्रा, श्रीमती उया गायन सगीत मे बी० ए०, काग्रेस ( आई ) (हिमाचल प्रदेश ) , डा० एम० एल० वहल की 
आत्मजा, जन्म 6 अगस्त, 1933, विवाह श्री हरीश चन्द्र मल्होता से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 
3 -4 -1980 से 2 - 4 - 1986 1 
स्थायी पता उषा किरण , दि माल , शिमला (हिमाचल प्रदेश ) । 


मल्लिक चौधरी, श्री सहद : फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी बगाल ), श्री बाके बिहारी मल्लिक चौधरी के 
आत्मज, जन्म 25 नववर, 1918 , अविवाहित , सदस्य , ( 1 ) पश्चिमी वगाल विधान सभा, 1952 और 1957 ओर 
( 2) राज्य सभा, 10 - 7- 1969 से 9 - 7 -1975, महासचिव , पश्चिमी बगाल फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी ) , उपाध्यक्ष, 
सी , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -11- 19801 


मसूद, श्री रशीट बी० एससी०, एलएल० एम०, जनता दल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री काजी मसूद के आत्मज, जन्म 15 
अगस्त, 1947, विवाह श्रीमती सुआलेहा मसूद से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1977 - 79 तथा 
1980 -- 84 और ( 2 ) राज्य सभा , 5 - 7 - 1986 से 27 - 11 -1989 , महासचिव , लोक दल, 1985 - 891 
स्थायी पता गगोह , सहारनपुर ( उत्तर प्रदेश) । 


महता, श्री वन्यु एम० ए० ( अग्रेजी ) , बी० एल०, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा , काग्रेस ( आई ) (बिहार), चौधरी महतो के 

आत्मज, जन्म 10 नवम्बर, 1934, विवाह श्रीमती शीला देवी से , 2 पत्र और 1 पुत्री, सदस्य, विहार विधान सभा , 
1972 - 77 ओर 1977 - 80 , राज्य मत्री, बिहार सरकार , 1972 - 73, सदस्य , राज्य सभा , 10 - 4 -1984 से 
9 -4- 1990, महासचिव , विहार प्रदेश काग्रेस समिति , 1982 -83 | 


स्थायी पता प्राम - कापन , डाकघर सिंधियाघाट , जिला ममस्तीपुर (बिहार) । 


महत्त , श्री सुशील चन्द . वी० एससी०, एलएल० बी०, लोकदल ( हरियाणा) , श्री हरिचन्द महत के आत्मज, जन्म 

अल, 1929, विवाह श्रीमती ऊपा देवी महत से, 3 पत्र , महाधिवक्ता, हरियाणा, 1977 - 79 , सदस्य , राज्य सभा, 
2-8 -1980 से 1 -8 -19861 


स्थायी पता मकान न. 578, सैक्टर 8 - बी, चण्डीगढ । 


महन्ता, श्री धनन्जय । मैट्रिक -पास, कलकत्ता उच्च न्यायालय स मुख 

- माटक - पास, कलकत्ता उच्च न्यायालय से मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उडीसा उच्च 

भवक्ता (प्लोडर ) की परीक्षा उत्तीर्ण की , काग्रेस ( उडीसा) , श्री भाषाग्रही महन्ती के आत्मज, जन्म 
० जून, 1915, विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 4 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 22 

वता दवा से, 4 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 22 -8 - 1961 से 2- 4- 1964 , 
उपाध्यक्ष, इन्टक , उडीसा, 1956 -571 
स्थायी पता डाकघर राउरकेला-1, जिला सुन्दरगढ ( उडीसा) | 


149 


राज्य सभा - - 


महन्ती, श्री भैरव चन्द्र : वी० ए० , निर्दलीय ( उडीसा), श्री कुलमणि महन्ती के आत्मज , जन्म 13 जुलाई , 1913, 
विवाह श्रीमती गीताजलि महन्ती से , 3 पुत्र , सदस्य, उडीसा विधान सभा, 1946 - 57 और 1971 -72, मत्री, उडीसा 
सरकार , 1952 - 56, सदस्य , राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4 -1980, दिवगत । श्रद्धाजलि - 25-7- 19801 


- 


महन्ती, श्री विनय कुमार • वी० ए०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री बालुकेश्वर महन्ती के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1933 , 
अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1964 से 2-4 -1970 तथा 3-4 -1970 से 2 -4- 1976, महामत्री / अध्यक्ष, भारतीय 
राष्ट्रीय मजदूर संघ काग्रेस, उडीसा, महामत्री, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 -11- 1985 । 


* महन्ती, श्री शारदा : बी० ए० , वी० एल० , जनता दल ( उडीसा) , श्री फकीर चरण महन्ती के आत्मज , जन्म 7 मार्च, 
1925, विवाह श्रीमती विद्यावती महन्ती मे, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , 
महासचिव, जनता दल, उडीसा । 
स्थायी पता • बाका वाजार, कटक ( उडीसा) । 


महन्ती , श्री सुभाष : एम० ए० (इतिहास ) , काग्रेस ( आई ) ( उडीसा), श्री किशोर चन्द्र महन्ती के आत्मज , जन्म 
7 जनवरी, 1949, विवाह श्रीमती कविता महन्ती से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1984 से 
2 -4 -19901 


स्थायी पता • ग्राम और डाकघर टिगिरिया , जिला कटक ( उडीसा ) । 


महन्ती , श्री सुरेन्द्र • काग्रेस ( आई ) ( उडीसा) , श्री लोकनाथ महन्ती के आत्मज , जन्म 21 मई, 1922, विवाह 
श्रीमती रेणुका महन्ती से, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , (1) राज्य सभा , 3-4-1952 से 23 -3-1957 और 3-4-1978 से 
2- 4-1984 और ( 2 ) लोक सभा, 1957 - 62 और 1971 - 77 , (1 ) उडीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार , 1954 

और ( 2 ) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1970 से सम्मानित, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 27-12- 19901 


* महाजन , श्री प्रमोद : वी० एससी० ( भौतिक शास्त्र ), एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ) , और पत्रकारिता में डिप्लोमा , 
भारतीय जनता पार्टी ( महाराष्ट्र ), श्री वेकटेश के आत्मज, जन्म . 30 अक्तूबर , 1949, विवाह श्रीमती रेखा से, 1 पुत्र 

और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 5-7- 1986 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, महाराष्ट्र , (1 ) जनता पार्टी, 1978 - 80 और 
( 2) भारतीय जनता पार्टी, 1980 - 83 , सचिव, भारतीय जनता पार्टी, 1983 - 861 
स्थायी पता : 8, गुरु अशीष, निकट वसन्त पार्क , चेम्बूर , वम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
150 


जीवन - वृत्त 


महापात्र, श्री वसुदेव बी . कॉम० , एलएल . बी०, काग्रेस ( आई) ( उडीसा), श्री वामदेव महापात्र के आत्मज, जन्म 
8 अप्रैल , 1932 , विवाह श्रीमती सलिला महापात्र से, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , उडीसा विधान सभा , 1971-~~- 73 , 
1974 - 77 और 1980 - 85 , उडीसा सरकार में 1980 - 1985 तक मत्री रहे, अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम समिति , 
उडीसा विधान सभा, 1974 - 77 , सदस्य , राज्य सभा, 2-7- 1986 से 28 -10- 1990 , महासचिव , उडीसा प्रदेश काग्रेस 
कमेटी ( आई) , 1985 - 88, दिवात । श्रद्धाजलि - 27 -12- 19901 


महापात्र , श्री भगीरथी एम० ए० . वी० एल०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री दुर्गाचरण महापात्र के आत्मज, जन्म 24 मई, 
1892, विवाह श्रीमती सरला देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, ( 1) केन्द्रीय विधान सभा, 1945 --47 और (2) राज्य सभा , 
3 -4 - 1956 से 2- 4- 1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 4 -8 - 1975 । 


महापात्र , श्री लक्ष्मण बी० ए०, एलएल० बी०, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( उडीसा) , श्री व्रज महापात्र के आत्मज , 
जन्म 7 जून , 1923, विवाह श्रीमती रत्नमणि महापात्र से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उडीसा विधान सभा , 
1961 - 73 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1974 से 2- 4- 1980 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 22- 8 -1983 1 


महापात्र, डा . श्याम सुन्दर एम० ए०, पीएच० डी०, निर्दलीय ( उडीसा) , श्री नरेन्द्र नाथ महापान के आत्मज , जन्म 
25 जनवरी, 1929, विवाह डा० ( श्रीमती) राधा देवी महापात्र से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा , 
1971 - 76 और ( 2 ) राज्य सभा, 2- 7-1980 से 1- 7-1986, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ( आई) , 
1980 - 821 
स्थायी पता नूरपुर रोड, डाकघर बालासोर ( उडीसा ) । 


महावीर प्रसाद, डा० • एम० ए०, पीएच. डी० , लोकदल (बिहार ) , श्री सहदेव यादव के आत्मज, जन्म 1939 में , 
विवाह श्रीमती चन्द्र कला देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, बिहार विधान सभा, 1967, 1969 और 1977, मत्री , 
विहार सरकार, 1968 - 71 और 1977 - 79, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1982 से 19 - 1- 19851 
स्थायी पता . कीर्तिपुर, डाकघर बाघरस , बरास्ता कनादियानी, जिला दरभगा ( विहार ) । 


महावीर , डा० भाई . एम० ए० , पीएच० डी० ( अर्थशास्त्र) , भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ), श्री भाई परमानन्द के 
आत्मज , जन्म . 30 अक्तूबर , 1922, विवाह श्रीमती कृष्णा कुमारी से , 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 16- 4 - 1968 से 
15- 4 - 1974 तथा 10 - 4- 1978 से 9 - 4- 1984, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सबधी समिति के अध्यक्ष, 
1982 - 84, अखिल भारतीय जन संघ के महासचिव , 1951 , अध्यक्ष , भारतीय जन सघ , दिल्ली, 1968- 69, अखिल 
भारतीय जन सघ के उपाध्यक्ष, अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . 389 / डी० एस० , न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली । 


151 


राज्य सभा 


महिडा, श्री हरिसिह भगुबावा . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ) , श्री भगुवावा महिडा के आत्मज, 
जन्म 19 मई, 1919, विवाह श्रीमती सीतावेन महिडा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) बम्बई विधान सभा , 
1952 - 60 और ( 2 ) गुजरात विधान सभा, 1960 - 62 और 1972 - 74, मत्री, गुजरात सरकार, सदस्य, राज्य 
सभा, 14 -8- 1975 से 13- 8-1981 और 14-8- 1981 से 15-3 -1985 । 
स्थायी पता देशाद, ताल्लुका वलिया, जिला भरूच ( गुजरात ) । 


महिदा, श्री यू० एन० : बी० ई० (सिविल ) , एम० आई० ई०, काग्रेस ( गुजरात) , श्री नरसिहबावा महिदा ठाकुर के 
आत्मज , जन्म 20 अप्रैल , 1904, विवाह श्रीमती सूरजकुंवरवा महिदा से 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1968 से 
2- 4-1974, विज्ञान की पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 4-3 -1991 1 


महिषी, डा . ( श्रीमती ) सरोजिनी • एम० ए० , एलएल० बी०, पीएच० डी० , डी० लिट् , जनता पार्टी ( कर्णाटक ) , 
श्री बिन्दुराव महिषी की आत्मजा, जन्म 3 मार्च, 1927, अविवाहिता , सदस्या, लोक सभा, 1962 - 67 , 1967- - 70 

और 1971 - 77, प्रधानमत्री की ससदीय सचिव, पर्यटन और नागर विमानन तथा विधि , न्याय और कम्पनी कार्य से 
सबधित विभागो मे उपमत्री / राज्यमत्री , 1967 - 76 , लोक सभा की सभापति - तालिका मे तीन वर्षों के लिए सदस्या रही , 
सदस्या , राज्य सभा , 8- 9 - 1983 से 9- 4 -1984 और 10 - 4- 1984 मे 9- 4 -1990, उपसभाध्यक्षा, राज्य सभा , 
1984 -85 , कन्नड , हिन्दी और अग्रेजी मे अनेक पुस्तको की लेखिका । 
स्थायी पता राम नगर , होसयल्लापुर रोड, धारवाड (कर्णाटक ) । 


महेन्द्र कौर, श्रीमती • भारतीय जनता पार्टी (हिमाचल प्रदेश ), सरदार हरचन्द सिह जेजी की आत्मजा, जन्म 1922 
में , विवाह पटियाला के महाराजा महामहिम यादवेन्द्र सिह से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्या, (1 ) राज्य सभा , 
3 -4 - 1964 से 24- 2 - 1967 और 10 - 4- 1978 से 9- 4- 1984 तक और ( 2 ) लोक सभा, 1967 - 71 , महासचिव , 
काग्रेस ( ओ ), 1974 - - 77 । 


स्थायी पता . 123, जोर बाग, प्रथम मजिल , नई दिल्ली । 


* महेन्द्र प्रसाद, श्री . काग्रेस ( आई) (बिहार), श्री बाली राम शर्मा के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1940, विवाह 
श्रीमती सतुला देवी से , 3 पुत्र , सदस्य, ( 1 ) लोक सभा , 1980 - 84 और ( 2 ) राज्य सभा, 31 - 1- 1985 से 
6 - 7- 1986 और 7 -7 - 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • (1) गाँव गोविन्दपुर, डाकखाना मोदनगज, जिला जहानाबाद (बिहार ) और (2) 67, पाटलीपुत्र 
कॉलोनी , पटना (बिहार ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


152 


जोर - न 


- 


- 


- 


- 


- 


पदेश ग्ण , श्री : ची , पलनव , यमर ) , मगर अपार जन्म 1800 में , गिर 
श्रीमती न मागे दंगों में 1 पुणे, मदन्न , गय नमः, 3-4 -10542 -4-1963 तथा 3- 4 1000 22 -11 -1065. 
शिवगत । अदानान - 24 - 11 - 1065 । 


" माधरप्पा, श्रीक जी नो , एनएन , बी .. जनता दल ( रपाटक ) , श्री महासमा के अमन चम 
2:1 अन्न 1976, वि . नाग मुरणों में । पुनी , मदन्य (1 ) कर्णाटर विधान सभा 1983 - 85 और ( 2) राज्य 
सभा 3 -4 -10SET अशान । 
स्थायी पता 135 . वा नाक , गनाजी नगर बगलर (कटक ) । 


माइशी , श्री धनेश्वर यो ..वीड , जनता पार्टी ( उड़ीसा ) श्री अमर मामी क आमज, जन्म 5 जुलाई 1941 , 
विवार श्रीमती मिलानमा माली में , मदस्य ( 1 ) उमाविधान सभा 1973 - 73 अर 1974 - 77 और ( 2 ) गन्य 
मभा, 3 -4 - 1978 में 2 -4 - 1984 | 


स्यायो पता गाय वारजार , डाकपा टुइला नि 


लामा ( मामा ) । 


माझी, श्री पृथ्वी बी ए , काग्रेग ( आइ) ( असम ) : यार मिा भागीय आन्मज जप 24 जनवरी, 1951 , 
विवाह श्रीमती अनिता माझी ग 2 पुत्र आर 1 पुना मदन्य गज्य सभा, 10 - 4 - 1984 स 9 . 4 - 19901 
स्थायी पता लगा गाव डाकपा मम्मा डिगा ( असम ) ! 


माझी, श्री सी . पी . यो . एमम काप्रम ( उदीमा), श्री लक्ष्मण मामा के आगमन, जन्म 19 नवम्बर 1929 , 
विकार भीमनी दमयनो म , 5 पुनिया मामा गन्य मा 3 - 4- 1972 में 2 -4 - 1978, कन्ट में पेट्रोलियम और ग्मायन 
नया टर्मक विभाग म उपमंत्री र , 1074 - 701 
स्थानी पता गार - गुआ दया पाशुपनी , ग्लिा मयुरभन ( उडमा) । 


माधुर, श्री जगदीश प्रसाद यी , लाल , न मय ( मान ) , श्री गजन लाल व अपड, जम 
13 नग 1928 दिवा भगत मनमानी दर्ग में 1 पुर आ 2 पुत्रया मदद ( 1 ) गजन्यान दिन सभः 
1057 - 62 और ( 2 ) गज्य मा 3 - 4 107022- 2- 1976 , गन प्रदश जन मर ३ ( 1 गपत्र 
1057 - 71 ( 21 अध्यक्ष 1977 - - 
स्थायी पा . 

नाट दो गेट, संकर ( गायन) । 


153 


राज्य सभा 


* माथुर, श्री जगदीश प्रसाद • भारतीय जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), श्री महावीर प्रसाद माथुर के आत्मज, जन्म 
9 नवम्बर, 1921 , अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1978 से 2- 4- 1984 तथा 3 -4 -1990 से अद्यपर्यन्त , सचिव , 
( 1 ) अखिल भारतीय जन सघ , 1956 - 77 और ( 2) भारतीय जनता पार्टी, 1986 ! 
स्थायी पता . भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय , 7, विधान सभा मार्ग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* माथुर , श्री मनमोहन . वी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( उडीसा) , श्री चनदूलाल माथुर के आत्मज , जन्म 16 अगस्त , 
1946 , विवाह श्रीमती लक्ष्मी माथुर से, 3 पुत्र ओर 1 पुत्री, सदस्य , उडीसा विधान सभा, 1980 - 85 , अध्यक्ष, याचिका 
समिति, उडीसा विधान सभा, 1983- 84 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : स्टेट्यू पारा, पोस्ट ऑफिस , भवानी पटना, जिला कालाहाडी ( उडीसा ) । 


माथुर , श्री हरीश चन्द्र . राज्यरत्न , बी० ए०, निर्दलीय ( राजस्थान ) , लाला राम चन्द्रजी के आत्मज, जन्म जून , 1904 , 
विवाह श्रीमती अमर कुवर से, 8 पुत्र और 2 पुत्रिया, पूर्वकाल मे जोधपुर राज्य मे मत्री रहे, 1947- 48, सदस्य, ( 1 ) 
सविधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 - 1952 से 2- 4- 1956, 4- 5- 1967 से 2 -4 -1968 और 3 -4 -1968 से 
12- 6 - 1968, दिवगत । श्रद्धाजोल - 22- 7 - 19681 


* माधवन, श्री एस० : बी० कॉम०, बी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री सेलैय्या पिल्लै के आत्मज , 
जन्म 3 अक्तूबर, 1933, विवाह श्रीमती धनलक्ष्मी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा , 
1962 - 76 और 1984 - 87, मत्री, तमिलनाडु सरकार , 1967 - 76, सदस्य, राज्य सभा , 3-4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 17 , सिक्स्थ मेन रोड , राजा अन्नामलाई पुरम , मद्रास ( तमिलनाडु ) 1 


माधवन , श्री के० के० : बी०ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( यू ) ( केरल ) , श्री कुन्हन के आत्मज , जन्म 23 जुलाई , 
1917, विवाह श्रीमती देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा , 1965 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4- 1976 से 2- 4- 1982 । 


स्थायी पना मकान न० XLVII/ 622 , पूर्वी मायगलम, डाकघर एडापल्ली, कोचीन ( केरल ) । 


मान, लेफ्टीनेन्ट कर्नल सरदार जोगिन्दर सिह • डिप्लोमा प्राप्त, सयुक्त मोर्चा ( पेपसू वर्तमान पजाव ) , सरदार हरनाम 
सिह मान के आत्मज , जन्म 17 अगस्त, 1905, विवाह श्रीमती गुरबचन कौर से , 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, पजाव 
विधान सभा , 1937 - 51, मत्री, पजाब सरकार, 1949, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4- 19561 
स्थायी पता . मुर्रे फील्ड , शिमला ईस्ट (हिमाचल प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


154 


जीवन - वृत्त 


* मान, श्री भूपेन्द्र सिंह वी०ए० तक अध्ययन किया, ( नाम निर्देशित ), श्री अनूप सिंह के आत्मज, जन्म 
15 मितम्बर, 1939 , विवाह श्रीमती सुखिन्द्र कोर मे , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 18 - 9- 1900 में अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता काजी मोरी गेट के मामने, वाला, जिला गुरदासपुर ( पजाब ) । 


माने ( पाटिल ) , श्री मारुति दन्यानू काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , सदस्य, राज्य सभा, 5 -7 - 1985 से 4 - 7- 1986 । 
[ अन्य व्यारा उपलब्ध नहीं है ।) 


स्थायी पता गाव और डाकघर कावटे पिरान, तालुका-~~-मिराज , जिला सागली ( महाराष्ट्र ) । 


* मारन , श्री मुरासोली एम . ए , डी० एम० के० ( तमिलनाडु ), श्री शानमुगा सुन्दरम् के आत्मज, जन्म 1937, 
विवाह श्रीमती मल्लिगा मे, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1968 ---- 70 और 1971 - 77 तथा 
( 2 ) राज्य सभा, 25 - 7- 1977 स 24- 7- 1983, 25 - 7- 1983 से 24-7- 1989 आर 25-7 -1989 मे अद्यपर्यन्त , 
कन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री, दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990 , राजनीतिशास्त्र पर पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता सम्पादक , " मुगसोली ". 53 , कोडम्बकम हाई रोड , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


मारीस्वामी, श्री एस . एस. डी० एम० के० ( तमिलनाडु ), श्री एस० ए० सोमसुन्दरम के आत्मज, जन्म 15 जून , 
1920, विवाह श्रीमती एम . रुक्मणी से , 3 पुत्र , मदत्य, राज्य सभा, 3 - 4 - 1964 से 2- 4 - 1970 तथा 3 - 4 -1970 से 
2 -1 - 1976, तमिल तथा अग्रेजी में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 4884 , ए० एक नगर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


मालवीय , श्री रतनलाल किशोरीलाल • वी० ए०, एलएल. बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री किगोरी लाल मालवीय 
के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर , 1907, विवाह श्रीमती रोहिणी देवी मालवीय से, 1 पुत्र ओर 1 पुत्री , सदस्य , ( 11 
सविधान सभा, 1943-~~-50, ( 2) अनन्तिम ससद, 1950-~~- 52 और ( 3) राज्य सभा, 3- 4-1954 से 2-4-1960 

और 3-4- 1960 से 2-4- 1966, केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मत्री के ससदीय सचिव, 1962, केन्द्रीय उप श्रम तथा 
रोजगार मत्री, 1962 - 66, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष. आई. एन . टी . यू. मी , मध्य प्रदेश , 1950 - 62, दिवगत । 
श्रद्धाजलि-~ ~-17- 7- 1985 1 


* मालवीय , श्री राधाकिशन . बी . ए., एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश ) , श्री छोटेलाल मालवीय के 

आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1943, विवाह श्रीमती शातिवाई मालवीय से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) मध्य प्रदेश 
विधान सभा, 1972 -~- 77 और ( 2) राज्य सभा, 3 -4- 1082 से 2-4 -1988 ओर 3- 4-1988 मे अद्यपर्यन्त , श्रम तथा 
ससदीय कार्य मत्रालय में केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मंत्री, 1988- 891 
स्थायी पता गाव भिचोली, हप्मी, जिला इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) । 


वर्तमान सदस्य । 


155 


राज्य सभा -~ 


* मालवीय , श्री सत्य प्रकाश • एम० ए० ( प्रथम वर्ष) , एलएल० वी०, सामाजिक कार्यों में डिप्लोमा, जनता दल ( उत्तर 
प्रदेश ), श्री श्याम किशोर मालवीय के आत्मज, जन्म 25 जून , 1934 , विवाह डा० ( श्रीमती) सरोजिनी मालवीय से , 
1 पुत्री, उत्तर प्रदेश विधान मभा के दो वार सदस्य रहे , 1974 -~- 80 , उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मत्रालयों में मत्री, 
1977 -~- 80, विपक्ष के नेता, 1977 तथा सभा के नेता, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1979 -80, सदस्य , गज्य सभा, 
3 -4 - 1984 से 2- 4 -1990 और 3- 4 -1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मत्रालय 
में मत्री, नवम्बर 1990 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1988 - ~-90, महासचिव, अखिल भारतीय लाकटल 
( अ ) । 


स्थायी पता • 89 वाघम्वरी मार्ग, मोहिल नगर, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


मालवीय , श्री हर्ष देव : बी० एससी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , पडित मूल चन्द्र मालवीय के आत्मज, जन्म 
17 अक्तूबर , 1917, विवाह श्रीमती गायत्री मालवीय से , 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 - 1972 से 2 -4 -1978, 
अग्रेजी की अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि ~- 21-2- 19891 


माली, श्री गणेश लाल एम० ए०, एलएलबी० , काग्रेस (राजस्थान ), श्री नाथू लाल माली के आत्मज, जन्म 
9 जनवरी, 1924, विवाह श्रीमती केसर देवी से , 2 पुत्र और 5 पुलिया, सदस्य, राज्य सभा , 10 -4 -1972 से 
9- 4 - 19781 
स्थायी पता• सूरजपोल, उदयपुर ( राजस्थान ) । 


* मासोदकर , श्री भास्कर अन्नाजी एम० ए०, एलएल०वी०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ), श्री अनाजी रामचन्द्र 
मासोदकर के आत्मज, जन्म 14 अगस्त , 1927 , विवाह श्रीमती सध्या से , 1 पुल ओर 2 पुलिया , न्यायाधीश, बम्बई 
उच्च न्यायालय, 1972 - 86 सदस्य , राज्य सभा, 5- 7- 1986 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990 -91 , 
विधि सवधी अनेक पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 11 वी / समता विल्डिग, सारग के सामने , जनरल जे० बी० मार्ग, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


माहथा , श्री श्रीनारायण• काग्रेस (विहार), श्री विश्वनाथ माहथा के आत्मज , जन्म 11 जून , 1901, विवाह श्रीमती 
पी० एम० वर्मन से , सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान परिषद्, 1930 - 36 , ( 2 ) काउसिल आफ स्टेट्स , 1937 - 47 ( 3 ) 
सविधान सभा, ( 4 ) अन्तरिम ससद् और (5 ) राज्य सभा , 3-4- 1952 से 6-10-1956, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - ~ 19 - 11 - 19561 


* माहेश्वरी , श्रीमती सरला• एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ), सी० पी० आई० (एम ) (पश्चिमी वगाल ), श्री हरीश भदानी 
की आत्मजा, जन्म 21 जुलाई, 1954 , विवाह श्री अरुण माहेश्वरी से, 1 पुल और 1 पुती, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4 - 1990 से अद्यपर्यन्त, हिन्दी में अनुवाद कार्य । 


स्थायी पता . सी० एफ -204, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
156 


जीवन - वृत्त 


* मित्तल, श्री सत पाल• स्नातक , ( नाम -निर्देशित ) , काग्रेस ( आई ) , श्री लाला अमर नाथजी के आत्मज , जन्म 
1 जनवरी, 1931 , विवाह श्रीमती ललिता मित्तल से , 3 पुत , सदस्य, पजाब विधान परिषद्, 1964 - 70, पजाव सरकार 
में उपमली, 1966- 67 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1976 से 2-4 -1982, 3- 4- 1982 से 2-4 -1988 और 25 - 11 -1988 
से अद्यपर्यन्त , उप- सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982- 83, महासचिव, पजाब प्रदेश काग्रेस कमेटी , 1972 । 
स्थायी पता : 13 -ई, सराभा नगर, लुधियाना (पजाब) । 


मित्र , श्री प्रतुल चन्द्र काग्रेस ( संगठन ) (बिहार) , डा० पूर्णचन्द्र मित्र के आत्मज, जन्म 29 जुलाई, 1908 , विवाह 
श्रीमती शान्ता दत्ता से , 3 पुलिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1960 से 2- 4 -1966 और 3- 4 - 1966 से 2- 4 -1972, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 - 7 - 1978 1 


- 


मित्र , डा . पूर्ण चन्द्र एल० एम० पी० , काग्रेस (बिहार ), श्री राम नारायण मिल के आत्मज, जन्म 11 अगस्त, 1977 , 
विवाह श्रीमती सती वाला देवी से, 6 पुल ओर 8 पुलिया, सदस्य , (1) बिहार विधान सभा, 1937 - 52 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3 - 4 - 1952 से 2- 4 - 1954 ओर 3 - 4 - 1954 से 23 - 8 - 1959 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 24 - 8 - 19591 


मित्र , श्री शकर प्रसाद• एम० ए० ( कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ), मानार्थ एलएल० डी० ( पजाव ), बरिस्टर- एट - लॉ, निर्दलीय 
( पश्चिमी वगाल ), श्री मणीन्द्र नाथ मिल के आत्मज, जन्म 26 दिसम्बर, 1917, विवाह श्रीमती अलोक मिल से, 1 पुत्र 

और 1 पुली, सदस्य , पश्चिमी वगाल विधान सभा , 1952 -- 57 , पश्चिमी वगाल सरकार मे मन्त्री रहे , 1956, न्यायाधीश , 
कलकता उच्च न्यायालय, 1957 - 72, मुख्य न्यायाधीश, कलकना उच्च न्यायालय , 1972 - 79, कार्यवाहक राज्यपाल , 
पश्चिमी बगाल , 1979, सदस्य, राज्य सभा , 10 - 7- 1981 से 9-8 - 1986 , कई पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि 
11- 8 -19861 


मित्रा, श्री सतोय एम . कॉम०, सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी वगाल ) , श्री हरिपाद मिला के आत्मज, जन्म 
27 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती बिजली मित्रा से, 1 पुत और 2 पुलिया, सदस्य, राज्य सभा, 10- 7-1981 से 
28-3 -1984, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23-4-1984 1 


मिर्जा, श्री दाऊद अली बी०ए० तक अध्ययन किया , काग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु ), मसूलीपत्तम के नवाव रजा 
अली खान बहादुर के आत्मज, जन्म 23 सितम्बर, 1907, विवाह बंगम रुखिया मिर्जा उर्फ शाह बेगम से , 4 पुल तथा 
2 पुलिया, सदस्य, राज्य सभा, 11 -12 -1956 से 2- 4 -1962, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि 
21 - 8 - 1986 । 


* वर्तमान सदस्य । 


157 


राज्य सभा 


मिर्धा, श्री राम निवासः एम० ए० ( राजनीति शास्त्र ), एलएलबी , काग्रेस ( आई) ( राजस्थान ), श्री वलदेव राम 
मिर्धा के आत्मज, जन्म 24 अगस्त , 1924, विवाह श्रीमती इन्दिरा मिर्धा से, 2 पुत्र और 1 पुली, सदस्य , राजस्थान 
विधान सभा, 1954 --- 57 , राजस्थान सरकार के मत्री, 1954 -- 57 , अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 1957 - 67 , 
सदस्य, राज्य सभा, 4 -5- 1967 से 2 - 4-1968, 3- 4- 1968 से 2-4 -1974, 3- 4- 1974 से 2- 4- 1980 तथा 
5- 7-1980 से 29 -12-1984, केन्द्रीय सरकार मे गृह, रक्षा, पूर्ति और पुनर्वास, सिचाई और विदेश मनालयो मे राज्य 
मली, 1970 - 77 तथा 1983- 84, उपसभापति, राज्य सभा, मार्च 1977 से अप्रैल , 1980, अध्यक्ष, राज्य सभा की 
विशेषाधिकार समिति, 1977 - 80 । 
स्थायी पताः गाव कुचारा, जिला नागौर ( राजस्थान ) । 


मिश्र , श्री ऋषि कुमार • स्नातक , काग्रेस ( राजस्थान ), श्री जीवनलाल मिश्र के आत्मज , जन्म 28 सितम्बर, 1932 , 
विवाह श्रीमती बीना मिश्र से, 3 पुत्र तथा 2 पुलिया, सदस्य , राज्य सभा , 3-4 -1974 से 2- 4-19801 
स्थायी पता : डी - 19, शान्ति पथ, तिलक नगर , जयपुर ( राजस्थान ) । 


मिश्र , श्री कलराज• एम० ए० ( समाजशास्त्र ), भारतीय जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), श्री रामाज्ञा मिश्र के आत्मज, जन्म 
1 जुलाई, 1941, विवाह श्रीमती सत्यवती देवी मिश्र से , 2 पुल और 1 पुली, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1978 से 
2 - 4- 1984 । 
स्थायी पताः गाव मलिकपुर , डाकघर सेदपुर , जिला गाजीपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


मिश्र, श्री कैलाशपतिः इन्टरमीडिएट तक अध्ययन किया , भारतीय जनता पार्टी (विहार ) , श्री हजारी मिश्र के आत्मज , 
जन्म 5 अक्तूबर, 1926, अविवाहित, मत्री, बिहार सरकार, 1977 - 80, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1984 से 
9 -4- 1990, महासचिव / उपाध्यक्ष / अध्यक्ष, भारतीय जनसघ, बिहार, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बिहार , 1980 से 
19861 
स्थायी पताः 28, राजेन्द्र नगर, पटना ( बिहार) । 


मिश्र , श्री गोविन्द चन्द्र मैट्रिक, काग्रेस ( उडीसा) , श्री वैद्यनाथ मिश्र के आत्मज , जन्म फरवरी, 1890, विवाहित , 
1 पुत, सदस्य, राज्य सभा , 6 - 12- 1956 से 2- 4- 1960, उडिया भाषा मे कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः दसपल्ला, जिला पुरी ( उडीसा) । 


*मिश्र , श्री चतुराननः मैट्रिक तक अध्ययन किया, भारतीय साम्यवादी दल (बिहार ) , श्री वचनानन्द मिश्र के आत्मज , 
जन्म 7 अप्रैल, 1925, विवाह श्रीमती हेमन्ती मिश्र से, 1 पुत्र तथा 4 पुलिया, सदस्य , ( 1) विहार विधान सभा के लिये 
तीन बार तथा ( 2 ) राज्य सभा, 10- 4- 1984 से 9- 4 - 1990 और 10- 4 -1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, ऑल इडिया 
ट्रेड यूनियन काग्रेस । 
स्थायी पताः गाव नाहर, डाकखाना भगवतीपुर -नाहर बरास्ता रामपत्ती, जिला मधुवनी (बिहार ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
158 


जीवन - वृत्त 


मिश्र , श्री चन्द्रगोपाल गजधरप्रसाद बीए , एलएलबी , किसान मजदूर प्रजा पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , श्री गजधर प्रसाद 
मिश्र के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1876 , विवाह श्रीमती जनक दुलारी बाई से , 3 पुत और 2 पुलिया, सदस्य , राज्य सभा , 
3- 4- 1952 से 2 -4- 1954 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 18- 11 -1957 । 


मिश्र, डा . जगन्नाथ . बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , पीएच०डी०, काग्रेस ( आई) (बिहार ), पडित 
रविनन्दन मिश्र के आत्मज , जन्म 24 जून, 1937 , विवाह श्रीमती वीना मिश्र से, 3 पुत और 3 पुलिया , सदस्य , ( 1 ) 
बिहार विधान परिषद्, 1968 और (2 ) बिहार विधान सभा, 1972 - 88, मत्री, विहार सरकार, 1972 - 75 , मुख्य 
मती, बिहार , 1975 - 77 तथा 1980 - 83, बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता, 1977 - 80, सदस्य, राज्य सभा , 
3 -4- 1988 से 16-3-1990, मुद्रा, बैंकिंग नथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार , आदि पर पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 2, सर्कुलर रोड , पटना (बिहार) । 


मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र वी०ए०, बी०एल० , काग्रेस ( उडीरग) , श्री गोपी नाथ मिश्र के आत्मज , जन्म 30 नवम्बर , 1920 , 
विवाह श्रीमती उमा राय से , । पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1958 से 27 - 2- 1962, सचिव, फारवर्ड ब्लॉक, उडिया में 
पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता . कुन्धेवेन्त साही, पुरी ( उडीसा ) । 


मिश्र , श्री मन्मथनाथ . वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री मणि चरण मिश्र के आत्मज, जन्म 1930 , 
विवाह श्रीमती ज्योत्स्ना रानी देवी से, 1 पुल और 2 पुलिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1962 से 2-4 -1968 1 
स्थायी पता . बारीपाडा , मयूरभज ( उडीसा ) । 


मिश्र , श्री महेन्द्र मोहन वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( आई ) (बिहार), श्री भुवनेश्वर मिश्र के आत्मज , जन्म 
1 दिसम्बर, 1929, विवाह डा० शशि लेखा मिश्र से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1976 से 2- 4-1982 तथा 
3 -4- 1982 से 2- 4- 1988 , महासचिव, विहार प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति , 1980 - 82 । 
स्थायी पता . भुवनेश्वर भवन , क्लव रोड , रामना, मुजफ्फरपुर (बिहार) ! 


मिश्र , श्री ललित नारायण , एम० ए० ( अर्थशास्त्र) , काग्रेस (बिहार ) , पडित रविनन्दन मिश्र के आत्मज , जन्म 
जनवरी, 1923 , विवाह श्रीमती कामेश्वरी देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) लोक सभा, 1952 - 57 तथा 
1957 - 62 ओर ( 2) राज्य सभा, 18-2- 1964 से 2-4- 1966 तथा 3 -4- 1966 से 2 -2-1972 , केन्द्रीय योजना , श्रम 
तथा रोजगार मत्री के ससदीय सचिव , 1957 - 60 , केन्द्रीय सरकार में योजना और श्रम तथा रोजगार , गृह, वित्त और 
रक्षा उत्पादन विभागो मे उपमत्री और राज्य मत्री रहे, 1960 - 62 तथा 1964 - 70, सचिव , बिहार प्रदेश काग्रेस 
कमेटी, महासचिव , आई० एन० टी० यू० सी , बिहार , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 - 2- 19751 


159 


राज्य समा 


मिश्र, श्री लिंगराजः एम० ए० ( स्वर्ण पदक विजेता) , काग्रेस ( उडीसा) , पडित नीलकठ मिश्र के आत्मज , जन्म 
1894, विवाह श्रीमती उमा देवी से , 2 पुत्र तथा । पुत्री, सदस्य, बिहार और उडीसा विधान परिषद , 1927 - - 30, मत्री, 
उडीसा सरकार , 1946 - 51, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1952 - 57 और (2 ) राज्य सभा, 27 - 4- 1957 से 
19- 12-1957, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 12-19571 


- 


मिश्र , श्री लोकनाथः निर्दलीय ( उड़ीसा) , पडित गोदावरिस मिश्र के आत्मज , जन्म नवम्बर, 1922 , विवाह श्रीमती 
वीणापाणि मिश्र से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1960 से 2-4- 1966, 3 -4-1966 से 2-4-1972 

और 3- 4 - 1972 से 2- 4- 1978, अध्यक्ष, याचिका समिति , राज्य सभा , उपाध्यक्ष , स्वतत्र पार्टी, उडीसा । 
स्थायी पताः 5, लेविस रोड , भुवनेश्वर (उडीसा) । 


- 


मिश्र, श्री श्याम धरः बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( सगठन ) ( उत्तर प्रदेश ) , पडित काशी प्रसाद मिश्र के आत्मज , 
जन्म 29 जुलाई, 1918, विवाह श्रीमती शाति देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, पूर्व काल में बनारस राज्य 
असेबली, 1943 - 49 , मत्री, बनारस राज्य, 1949, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1950 - 52 , ( 2 ) राज्य 
सभा, 3- 4-1952 से 2-4- 1958, 3- 4-1958 से 1 -3- 1962 और 3-4 -1968 से 2- 4-1974 और ( 3 ) लोक सभा , 
1962 - 67, केन्द्रीय सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मत्री के ससदीय सचिव, 1959 - 62 , केन्द्रीय सरकार मे 
सामुदायिक विकास, पचायती राज और सहकारिता , सिचाई और विजली, रक्षा और खाद्य तथा कृषि विभागो मे उपमत्री 
रहे, 1962 - 67 , महासचिव, काग्रेस कमेटी , बनारस राज्य , 1952 - 58, महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 
19691 


स्थायी पताः गोपीगज, वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) । 


मिश्र, श्री श्याष नंदनः एम० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( सगठन ) (बिहार ), श्री मुरलीधर मिश्र के आत्मज , जन्म 
20 अक्तूबर, 1920, विवाह श्रीमती ध्रुवस्वामिनी देवी से, सदस्य , (1 ) अतरिम ससद, 1950 - 52 और ( 2) लोक 
सभा, 1952 - 62 , प्रधानमत्री के ससदीय सचिव, 1951 -52, केन्द्रीय योजना उपमत्री, 1954 - 62, सदस्य, राज्य सभा , 
4 -12 -1962 से 2- 4- 1966 और 3 -4 - 1966 से 11 -3 - 1971 , राज्य सभा में विपक्ष के नेता , दिसम्बर, 1969 से मार्च, 
1971 , महासचिव बिहार प्रदेश काग्रेस कमेटी । 


स्थायी पता : ग्राम उमागाव , डाकघर सोठगाव , जिला दरभगा (बिहार ) । 


मिश्र , श्री श्रीकांतः मैट्रिक - पास , मुख्तारी की परीक्षा, जन सघ (बिहार ) , पंडित हसराज मिश्र के आत्मज , जन्म 5 जून , 
1920, विवाह श्रीमती ललिता देवी से, 7 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1970 से 1- 10 -1970, 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 9-11- 19701 


- 


160 


जवन - वृत्त 


मिश्र , श्री शिव कुमार काग्रेस ( आई) ( उतर प्रदेश ), श्री रामेश्वर दयाल मिश्र के आत्मज, जना अन्तमा, 1912, 
विवाह , ( 1 ) श्रीमती शिवदा आर ( 2 ) श्रीमती कृष्णा देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मदन्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान 
समा, 1948 , 1952 तथा 1969 आर ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1994 से 2 - 4 - 19901 
स्थायी पता . गाव तथा डाकघर नभीची, जिला शाहजहापुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


* मिश्र, श्री शिव प्रताप एम० ए० ( प्राचीन इतिहास ) , एम . ए. ( दशन शास्त्र ) , एलएल . बी . एम. एग डी . 
काग्रस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री एन . पी . मिश्र के आत्मज , विवाहित. 1 पुत्र तथा 1 पुरी सदम्प गन्य सभा 
3 -4 -1988 से अद्यपर्यत । 
स्थायी पता• 44-ए, टगोर टाउन , अनुभव , इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश) । 


- 


- 


मिन, श्री सत्यानन्द • काग्रेस ( उडीसा ) , श्री कुज बिहारी मिश्र क आत्मन, जना अप्रल , 1903, विवाह भागती कुन्दा 
कधी देवो मे, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य, (1 ) पूर्व काल म पटना राज्य की विधान सभा, 1947 -48 आर ( 2 ) गज्य 
सभा, 7- 4 - 1962 स 2 - 4 - 1964 1 
स्थायी पताः गाव छटामखाना , डाकखाना सकृतपुर, जिला बोलागोर ( उडीसा ) । 


मिस्त्रि , श्रीमती रोडा , सीनियर केम्ब्रिज तक शिक्षा प्राप्त की , नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री मानर शॉ 
भरुचा की आत्मजा, जन्म 16 अक्तूबर, 1928 , विवाह श्री होमी मिम्नि मे, 1 पुत्र और 1 पुरी, सदस्य, ( 1 ) आन्न 
प्रदेश विधान सभा, 1959 -~~- 67 ओर ( 2 ) आन्ध्र प्रदेश विधान परिपद , 1968 - 80 , आन्ध्र प्रदेश सरकार में मत्री नहीं, 
1968 ~~ 71 और 1978 ---80, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1980 स 2-4- 1986, महासचिव, आन्ध्र प्रदश कांग्रेस 
( आई) कमेटी, 19771 
स्थायी पता वी - 1, अमल विलास, सत बाडी, महरोली, नई दिल्ली । 


* मीणा, श्री धूलेश्वर एम० ए० ( भूगोल ), कामेस ( आई ) ( राजस्थान) , श्री हरमाजी के आन्मज, जन्म 5 अगस्त , 
1935, विवाह श्रीमती धुली बाई से , 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, मदस्य, ( 1) लोक सभा, 1962-~ - 67 तथा 1967-~ - 70 

आर ( 2 ) राज्य सभा , 5 - 7- 1980 से 4 - 7 - 1985 तथा 5 - 7 - 7986 से अधपर्यन्त । 
स्थायी पता ग्राम-~ - खोखादरा , डाक्टर खेरवाडा, जिला -~-उदयपुर ( राजस्थान ) । 


मोर , श्री गुलाम मोहम्मद वी० ए० , एलएल . वो , काप्रेम ( जम्मू और कश्मीर ), जाजा फाजा मीर के आत्मज , चन्म 
27 अप्रैल, 1932, विवाह श्रीमती बुशरा बेगम से, 2 पुत्र और 3 पुनी, सदस्य , जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, 1962 , 
जम्मू और कश्मीर सरकार में मत्री , 1963, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1964 से 13-3 - 1967 1 
स्थायी पता पुंछ शहर ( जम्मू और कश्मीर ) । 


- 


वर्तमान सदस्य । 


161 


राज्य सभा 


मीर्जा इर्शादबेग , श्री . बी० एससी , एलएल. बी० , काग्रेस ( आई) ( गुजरात ) , श्री मोर्जा अव्यूव वेग मोहम्मद 
आजमवेग के आत्मज, जन्म 3 अक्तूबर , 1949, विवाह श्रीमती सईदा बेगम से , 2 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 
21 -3 - 1983 से 9- 4- 1984 तथा 10- 4 - 1984 से 9 - 4- 1990, उप - सभाध्यक्ष , राज्य सभा, 1989- 90, महासचिव , 
गुजरात प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति । 


स्थायी पता • मीर्जा कैम्प, मोडासा, सावरकान्ठा ( गुजरात ) । 


मुडा, श्री भैयाराम इटरमीडिएट स्टेडर्ड , काग्रेस (विहार ) , श्री गोपाल मुडा के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1918, 
विवाह श्रीमती जिगी देवी से , 5 पुत्र , सदस्य, ( 1 ) बिहार विधान सभा , 1967 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 10 -4 - 1972 से 
9 - 4 -19781 


स्थायी पता : ग्राम सेलदा, डाकखाना मुरहा, जिला राची (विहार ) । 


मुंशी, श्री अरमान अली : गणतात्रिक सघ (त्रिपुरा ) , श्री अजलीश भूया के आत्मज, जन्म जनवरी , 1893, विवाह 
बेगम सेम्सिया खातून से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , (1) त्रिपुरा सविधान सभा और (2 ) राज्य सभा , 3-4- 1952 
से 2 -4- 19541 


स्थायी पता : डाकखाना अगरतला (त्रिपुरा ) । 


मुशी. श्रीमती लीलावती . काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री केशवलाल की आत्मजा, जन्म 21 मई, 1899 , विवाह श्री के . 
एम० मुशी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) पूर्व काल में बम्बई विधान सभा, 1937 - 46 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3 - 4- 1952 से 2- 4 -1958, कुछ पुस्तकों की लेखिका, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 - 2- 1978 1 


मुकर्जी, डा . राधा कुमुद : एम० ए० , पीएच० डी० , डो० लिट् की मानद उपाधि, एफ० ए० एस० वी०, (नाम-निर्देशित) , 
श्री गोपाल चन्द्र मुकर्जी क आत्मज , जन्म 25 जनवरी, 1884 , विवाह श्रीमती अनमुया देवी मे , 1 पुत्र, मदम्य , ( 1 ) 
पूर्व काल मे वगाल विधान परिषद , 1937 - 43 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1958, पद्म भूषण से 
अलकृत, 1957, भारतीय इतिहास और सस्कृति की अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 10 -9-1963 1 


- 


- 


मुखर्जी, श्रीमती कनक एम० ए० ( आनर्म), बी०टी०, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी बगाल ), 
श्री सतीश चन्द्र दामगुप्त की आत्मजा, जन्म 30 दिसबर, 1921 , विवाह श्री सरोज कुमार मुखर्जी मे , 1 पुत्र , सदस्य, 
राज्य सभा, 3-4 -1978 से 2- 4-1984 और 3-4 - 1984 मे 2-4 -1990, उपसभाध्यक्षा, राज्य ममा, 1685 - 87 , 
अनेक गला पुस्तको की लेखिका । 
स्थायी पता : ब्लाक ए०, फ्लैट स. 7, 15, वेचुलाल रोड, कलकत्ता-7000141 


162 


जीवन- वृत्त 


मुखर्जी, श्री काली . काग्रेस ( पश्चिमी वगाल ) , श्री सीतानाथ मुखर्जी के आत्मज , जन्म 5 जनवरी, 1916, विवाह 
श्रीमती शरदेंदू मुखर्जी से , सदस्य, ( 1 ) पश्चिम वगाल विधान सभा , 1952 - 57 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1972 से 
2 -4- 1978, सचिव , पश्चिम बगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काग्रेस, पश्चिम बगाल , 
1962 -- 71 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 3 - 4- 19891 


मुखर्जी, श्री देवव्रत • (प० वगाल ) , सदस्य, राज्य सभा , 4-11- 1965 से 2-4-1968 । [ अन्य व्यौरा उपलब्ध नहीं है ] 
स्थायी पता 25 , हलदरपारा रोड , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


मुखर्जी, श्री प्रणब कुमार : एम० ए० ( इतिहास तथा राजनीति विज्ञान ), एलएल० बी०, डी . लिट० ( मानद), निर्दलीय 
( गुजरात ) , श्री कामदा किंकर मुखर्जी के आत्मज , जन्म 11 दिसवर, 1935, विवाह श्रीमती शुभ्र मुखर्जी से, 2 पुत्र 

और 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 10 -7 - 1969 से 9- 7 -1975, 10- 7 -1975 से 9- 7 -1981 और 14 -8 - 1981 से 
13- 8 -1987, औद्योगिक विभाग, जहाजरानी और परिवहन , वित्त , वाणिज्य , इस्पात और खान तथा नागरिक पृर्ति विभागो 
में केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री / मत्री, 1973 - 77 और 1980 - 84, राज्य सभा के नेत , जनवरी, 1980 से दिसवर , 
1984, सचिव, वगला काग्रेस, 1967 - 71 , कई पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 19, केतन सोसाइटी , अहमदावाद ( गुजरात ) । 


मुखर्जी, श्री बी० के० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री टी० के० मुखर्जी के आत्मज , जन्म 16 अक्तूबर, 1890, विवाह 
श्रीमती लावण्य प्रवा मुखर्जी से, 6 पुत्र, सदस्य, ( 1) पूर्व काल मे सयुक्त प्रात विधान सभा 1937 - 52 ओर ( 2 ) 
राज्य सभा , 3- 4 - 1952 में 2- 4 - 1958 , महासचिव , उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल ट्रेड यूनियन काग्रेस , 1935 - 36 और 
1941 - 43 और इसके अध्यक्ष, 1937, 1941 ओर 1944 - 45, महासचिव / उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
काग्रेस, 1938 और 1944- 45 , अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काग्रेन, उत्तर प्रदेश, 1954 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - - 28 - 3- 19771 


* मुखर्जी, श्री समर वी० ए०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी वगाल ) , श्री सचिन्द्रलाल मुखर्जी के 
आत्मज, जन्म 7 नवम्बर, 1913, अविवाहित, सदस्य , (1 ) पश्चिम बंगाल विधान सभा , 1957 - 62, ( 2 ) लोक 
सभा, 1971 - 77 , 1977 - 79 और 1980 - 84 ओर ( 3 ) राज्य सभा, 29 - 12- 1986 से 9- 7 -1987 और 
10 -7- 1987 से अद्यपर्यन्त , महामत्री, सी , 19841 
स्थायी पता : 9, दिलखुश स्ट्रीट , कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


वर्तमान सदस्य । 


163 


राज्य सभा - - 


मुखोपाध्याय, श्रीमती पुरवी स्नातक , काग्रेस ( यू ) (पश्चिमी वगाल ) , श्री वी० एन० बनर्जी की आत्मजा , 
जन्म 7 जुलाई, 1923 , विवाह प्रो० विवेकानन्द मुखर्जी से, 1 पुत्र, सदस्य , पश्चिमी वगाल विधान सभा, 1952 - 68 , 
पश्चिमी वगाल सरकार मे मत्री, 1952 - 67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1970 से 2-4-1976 और 3-4 -1976 से 
2- 4-1982, महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, अध्यक्ष, पश्चिमी वगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1977, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 11 - 3- 19911 


मुत्तु , डा० ( श्रीमती ) सत्यवाणी एस० एस० एल० सी० , अ० भा० अ० द्र० मु० क ( तमिलनाडु ), श्री के० नागर नेदर 
की आत्मजा, जन्म 15 फरवरी, 1923, विवाह श्री एम० एस० मुत्तु से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , (1) तमिलनाडु 
विधान सभा , 1957 - 62 तथा 1967 - 76 और ( 2) तमिलनाडु विधान परिषद्, 1977 -78, तमिलनाडु सरकार मे 
मत्री रही, 1967 - 74, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1978 से 2- 4 -1984, केन्द्रीय समाज कल्याण मन्त्री , 1979, तमिल में 
जॉन ऑफ आर्क पर एक पुस्तक की लेखिका । 
स्थायी पता : प्लॉट न० 3211 , अन्नानगर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


मुदलियार, डा० ए० रामास्वामी . मानद डी० सी० एल० ( आक्सफोर्ड ), एलएल० डी० ( मद्रास ), निर्दलीय ( मद्रास , 
अब तमिलनाडु ) , श्री ए० कप्पृस्वामी मुदलियार के आत्मज , जन्म 14 अक्तूबर, 1887, विवाह श्रीमती कामाक्षीयाममल 
से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, (1 ) पूर्व काल मे मद्रास विधान परिषद , 1921 - 26, ( 2 ) काउसिल ऑफ स्टेट , 
1930 , ( 3 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1931 -- 34, ( 4 ) सविधान सभा 1947 - 50, ( 5 ) अनंतिम मसद, 1950 - 52 

और (6 ) राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4-1956 ओर 3- 4-1956 मे 2-4-1962, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 10 - 8 - 19761 


मुबारक शाह, ख्वाजा नेशनल कान्फ्रेस ( जम्मू और कश्मीर), सदस्य, राज्य सभा , 11 -11 -1978 से 10 - 1-19801 
[ अन्य ब्योरा उपलब्ध नहीं है ] दिवगत । श्रद्धाजलि - 9- 12- 1981 । 


मुरारी लाल, डा० : एम० वी० ( पजाव ) , काग्रेस (उत्तर प्रदेश ) , लाला श्याम लाल रोहतगी के आत्मज , जन्म 16 
मार्च, 1874, विवाहित, 1 पुत्र , सदस्य , (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936-37 , (2 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 
1947 - 51 और (3 ) राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2- 4- 1956, उर्दू मे विधवा पुनर्विवाह पर एक पुस्तक के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 - 11 - 1961 । 


मुराहरि, श्री गोडे निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ), श्री जी० गगराजू के आत्मज, जन्म 20 मई, 1926 , अविवाहित , सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4 -1962 से 2- 4 -1968, 3- 4- 1968 से 2 -4 -1974 और 3- 4 -1974 से 20 - 3- 1977 , उपसभापति , 
राज्य सभा , 13-4 -1972 से 2-4- 1974 और 26 -4- 1974 से 20 -3-1977, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार 
समिति, 1972 - 74 और 1974 - 77 , महामत्री, अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, 1958 - 59, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 6- 8 -1982 1 


- 


164 


जीवन - वृत्त 


मल्ला, श्री आनन्द नारायण एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) श्री जगत नारायण मुल्ला के आत्मज , 
जन्म 24 अक्तूबर, 1901 , विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा मुल्ला से, 1 पुत्री, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय , 
1954 - 61 , सदस्य, लोक सभा , 1967 - 70, अध्यक्ष, (1 ) भृमि अर्जन अधिनियम के सबध मे गठित ससद की 
सयुक्त समिति, 1967 - 69 और ( 2 ) अधीनस्थ विधान सबधी समिति, लोक सभा , 1969 - 70, सदस्य, राज्य सभा , 
3-4 -1972 से 2-4 -1978, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक , 1964, उर्दू मे शेरो - शायरी की पुस्तको के 
स्थायी पता : बी . निर्मला नगर, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


मुल्ला , श्री सुरेश नारायण वी० ए०, बैरिस्टर- एट- लॉ , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , पडित तेज नारायण मुल्ला के 
आत्मज, जन्म 27 जून, 1975, विवाह श्रीमती सावित्री से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1976 से 
2- 4- 1982, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23- 7- 1984 1 


मुसाफिर , श्री गुरमुख सिह काग्रेस ( पजाब ) , सरदार सुजान सिह के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1899, विवाहित 
5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा, 1947 - 50 ( 2 ) अन्तरिम ससद, 1950 - 52 , ( 3 ) लोक सभा , 
1952 - 57, 1957 - 62 तथा 1962 - ~- 66 और ( 4 ) पजाब विधान परिषद , 1966 - ~ 68 , मुख्य मत्री, पजाब , 
1966 -~- 67 , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1968 से 2- 4- 1974 और 3 -4 - 1974 से 18 - 1- 1976 , अध्यक्ष, पजाब प्रदेश 
काग्रेस कमेटी, 1947 - 59 , पजाबी, अग्रेजी और हिन्दी में अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 19 -1 -19761 


मूपनार , श्री जी० के० एस० एस० एल० सी०, काग्रेस ( आई) ( तमिलनाडु ), श्री आर० गोविन्द स्वामी मूपनार के 
आत्मज, जन्म अगस्त, 1931 , विवाह श्रीमती के . कस्तूरी मे , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 25 - 7- 1977 से 
24 - 7 -1983 और 25 - 7 - 1983 से 2 - 2 -1989, अध्यक्ष, तमिलनाड प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई ) , महामत्री, आल 
इडिया काग्रेस कमेटी ( आई) , 1980 से । 
स्थायी पता ( 1 ) मूपनार हाउस , सन्दर पेरुमल कोइल पोस्ट, जिला तजावर ( तमिलनाडु ) और ( 2 ) 36, वारेन रोड , 
मायलापुर , मद्रास ( तमिलनाडु ) ) 


1 ) प्रा० एम० जी० के० एम० एस० , पीएच० डी०, डी० एससी० ( सम्मानार्थ) , जनता दल ( राजस्थान ) , श्री के . 
१९ मनन क आत्मज, जन्म 28 अगस्त , 1928 , विवाह श्रीमती इन्दुमती मेनन से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य 

10- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास 
गा में केन्द्रीय राज्य मत्री, जनवरी, 1990 से नवम्बर , 1990 , (1 ) पद्मश्री, 1961 , ( 2 ) पद्म भूषण, 1968 
और (3 ) पद्म विभूषण , 1985 तथा अनेक वैज्ञानिक पुरस्कारो और मैडलो से अलकृत । 


स्थायी पता मकान न० 245, इस्लामिया स्कल रोड , सीकर ( राजस्थान ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


165 


राज्य सभा 


मेनन , श्री के० माधव : वी० ए०, बी० एल० , काग्रेस ( केरल ), श्री अच्युत मेनन के आत्मज, जन्म 26 जुलाई , 
1897, विवाह श्रीमती ए० वी० कुट्टिमालु अम्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, मत्री, मद्रास सरकार , 1947 - 52, सदस्य, 
राज्य सभा, 3- 4- 1954 से 2-4- 1960 तथा 3- 4- 1960 से 2- 4- 1966 , अध्यक्ष रहे, केरल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 2 
अवधियो तक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 15 - 11 -19711 


मेनन , श्री बालचन्द्र . बी० ए० , बी० एल०, भा० सा० द० ( केरल ) , श्री ए० सी० कुन्हुन्नी राजा के आत्मज , जन्म 17 
मार्च, 1911 , विवाह श्रीमती ए० राधा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , (1) केरल विधान सभा , 1957 और 1960 और 
( 2) राज्य सभा, 22 - 4- 1967 से 21 - 4- 1973, सचिव / उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय मजदूर सघ काग्रेस , 1954 - 57 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 17- 1 -1985 1 


मेनन , श्रीमती लक्ष्मी एन० : एम० ए०, एल० टी०, टी० डिप्लोमा ( लन्दन ) , एलएल० बी०, एल अलॉयन्स फ्रैंकाइज , 
पेरिस से फ्रैंच भाषा मे डिप्लोमा, काग्रेस (बिहार) , श्री एम. राम वर्मा तम्पन की आत्मजा, जन्म 27 मार्च, 1899 , 
विवाह प्रो० वी० के० एन० मेनन से, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4 -1954 , 3- 4- 1954 से 2-4 -1960 और 
3 -4- 1960 से 2 -4- 1966, प्रधान मत्री के ससदीय सचिव, 1952 - 57, विदेश मत्रालय मे केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मंत्री, 
1957 - 62, पद्म भूषण से सम्मानित , 1957, “ दि पोजीशन ऑफ वुमेन " की लेखिका । 
स्थायी पता प्लेन व्यू , त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


मेनन , श्रीमती लीला दामोदर • बी० ए०, राष्ट्रभाषा विशारद, काग्रेस ( केरल ), श्री के० यू० कृष्णन नैयर की आत्मजा , 
जन्म 4 जनवरी, 1923 , विवाह श्री के० ए० दामोदर मेनन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, (1) केरल विधान सभा , 
1947 - 52 और 1960 - 64 और ( 2) राज्य सभा, 3 -4 -1974 से 2- 4- 19801 


स्थायी पता : नौका आजाद रोड , कलर, कोचीन ( केरल ) । 


मेनन , श्री विश्वनाथ एलएल० वी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( केरल ), श्री अम्बादी नारायण मेनन के आत्मज , 
जन्म 14 जनवरी, 1927 , -विवाह श्रीमती प्रभावती मेनन से, 2 पुत्र, सदस्य, (1 ) लोक सभा, 1967 - 71 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3- 4- 1974 से 2 - 4 - 19801 


स्थायी पता • " माधव मगलम् " डाकघर - मुदवर, मुवातुपुझा ( केरल ) । 


166 


जीवन- वृत 


मेनन , श्री वी . के . कृष्णा • वी० ए०, वी० एससी० ( अर्थशास्त्र ) ( लन्दन ), एम० ए० ( लन्दन ), एम० एससी० 
( अर्थशास्त्र ) ( लन्दन) , बार - एट - लॉ , मिडल टेम्पल , किंग्स इन्स , डब्लिन ( सम्मानार्थ) , काग्रेस ( मद्रास, जो अब 
तमिलनाडु है ) , श्री कोमथ कृष्णा कुरुप के आत्मज , जन्म 3 मई, 1897 , अविवाहित , ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त , 
1947 - 52 और साथ- साथ आयरलैण्ड में भारतीय राजदूत भी , 1949 - 52, सदस्य, राज्य सभा, 26 - 5- 1953 से 
2- 3- 1956 और 3 -4- 1956 से 15-3 -1957, बिना विभाग के केन्द्रीय मत्री , 1956-57, पद्म विभूषण से सम्मानित , 
1954, दिवगत । श्रद्धाजलि - 11- 11 - 1974 । 


मेनन, श्री सी . अच्युत बी० ए०, बी० एल०, भा० सा० द० ( केरल ), श्री एम . अच्युत मेनन के आत्मज , जन्म 1913 , 
विवाह श्रीमती अमिनि अम्मा से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, केरल विधान सभा, 1952 - 54, 1957 - 59 और 
1960 - 64, केरल सरकार के मत्री, 1957 - - 59 , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 - 1968 से 24 - 4 - 1970 , मलयालम तथा 
अग्रेजी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . 105 , कुक्कलिया लेन, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) । 


मेनोन , श्री को प . सुब्रह्मण्य एस . एस . एल . सी०, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडिया (मार्क्सवादी ) ( केरल ), श्री के . 
गोविन्द मेनोन के आत्मज, जन्म 26 अप्रैल, 1924, विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य 
सभा, 3-4 -1968 से 2-4- 1974, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • कोरेपराम्बु वीडु, डाकघर - नाराकल , वारास्ता कोचीन ( केरल ) । 


मेहता , श्री अशोक बी० ए०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री रजीतराम मेहता के आत्मज , जन्म 24 अक्तूबर, 1911, 
अविवाहित, सदस्य, ( 1) लोक सभा , 1954 - - 57 और 1957 - 62 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 - 1966 से 
26 - 2- 1967, केन्द्रीय सरकार में योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण विभागो में मत्री, 1966 - 67 , 
उपाध्यक्ष, योजना आयोग, 1963, महासचिव , काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1950 - 53 , चेयरमैन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी , 
1959 - 63 , अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17-1 -1985 । 


मेहता, श्री ओम . बी० ए० , काग्रेस ( आई ) ( जम्मू और कश्मीर ), श्री एन० एल० मेहता के आत्मज, जन्म 20 
फरवरी, 1927 , विवाह श्रीमती सरला मेहता से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद्, 
1957 और 1959 - 64 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4 -1964 से 2-4 -1970, 3- 4- 1970 से 2-4 - 1976 और 
3 - 4- 1976 से 2- 4 -1982, ससदीय कार्य, जहाजरानी और परिवहन , निर्माण और आवास तथा गृह विभागो में केन्द्रीय 
राज्य मत्री रहे , 1970 -71, 1973 और 1974 - 77, अध्यक्ष, राजभाषा समिति । 
स्थायी पता . 30 , पृथ्वीराज रोड , नई दिल्ली । 


167 


* मोगरका , श्री कमल . इटरमीडिएट ( साइस ), जनता दल ( राजस्थान ) , श्री महावीर प्रसाद आर० मोरारका के आत्मज , 
जन्म 18 जून , 1946 , विवाह श्रीमती भारती से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , 
प्रधानमत्री के कार्यालय में केन्द्रीय गज्य मंत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पताः 24 - बी, कर्मिचियल रोड, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


मोरारका , श्री राधेश्याम आर० : वी० कॉम (स्वर्ण पदक विजेता) , जनता पार्टी ( राजस्थान ) , श्री रामकुमार श्रीनिवास 
मोरारका के आत्मज, जन्म 26 मार्च, 1923, विवाह श्रीमती नर्मदा मोरारका से , 2 पुत्र , सदस्य, लोक सभा, 
1952 - 67, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, लोक सभा , 1964 -~- 67 , सदस्य, राज्य सभा, 10 -4- 1978 से 9-4 -1984, 
उप- सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1979- 80 और 1982 -83 1 


स्थायी पता 24 - बी , कर्मिचियल रोड, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


मोसेस , श्री एम० एम० वी० बी० एस०, एम० डी०, डी० ओ०, डी० एल० ओ०, काग्रेस ( आई) ( तमिलनाडु ), डा० एम० 
मथाईस के आत्मज , जन्म 15 अक्तूबर, 1929, विवाह श्रीमती शीला से, 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) तमिलनाडु विधान 
सभा, 1971 - ~-76 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4-1978 से 2-4- 19841 


स्थायी पता . 2, असारी पल्लम रोड, नागर काइल , कन्याकुमारी जिला ( तमिलनाडु ) । 


मोहता, श्री गोपालदास बुलाकीदासजी : काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री बुलाकी दास जी मोहता के आत्मज, जन्म 15 
सितम्बर , 1902 , विवाह श्रीमती गगाबाई उर्फ जेठाबाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्व काल में मैन्टल 
प्रोविन्मेस एड बेरार लेजिस्लेटिव असेम्बली, 1937 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2 -4- 19561 


स्थायी पताः मोहता मिल्म , अकोला ( मध्य प्रदेश ) । 


मोहता, श्री महेन्द्र कुमार म्वतत्र पार्टी ( राजस्थान ) , श्री सूरजमल मोहता के आत्मन, जना 28 दिसम्बर, 1927 , 
विवाह श्रीमती कृष्णा देवी मोहता से , मदस्य, राज्य सभा , 3 -4 - 1968 मे 2- 4- 19741 


। 


स्थायी पता मोहता निवास , 612, क्वीन्य पार्क , कलक्ना ( पश्चिमी बंगाल ) । 


मोहन , श्री वी० आर० : वी० ए०, एम . काम०, निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ) ; श्री एन. एन . मोहन के आपन, जम 30 
जुलाई, 1925, विवा श्रीमती कोमिन्ला मोहन में, 2 पुत्र और 2 भत्रिया, सदस्य, ( 1 ) टनर प्रदेश विधान परिपर, 
1962 ~67 और ( 2) राज्य सभा, 3-4- 1972 में 28 -1-1973, पद्म विभूषण से मम्मानिन, विगत । 
अनाजलि - 19 - 2- 1973 1 


" वर्तमान सदस्य । 
170 


जीवन - वृत्त 


मोहन सिह, श्री . भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से स्नातक , काग्रेस ( पजाब ) , सरदार तारा सिह के आत्मज , जन्म 
3 जनवरी, 1909 , विवाह श्रीमती जसवन्त कौर से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) राज्य सभा, 3-4 -1960 से 
2 - 4 - 1966 और 10 - 4 - 1972 से 9 - 4- 1978 और ( 2 ) पजाब विधान सभा, 1967 , अध्यक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक , 
1950 - 55 , कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत ! श्रद्धाजलि - 27-12- 1989 ) 


मोहन सिह, श्री इन्टरमीडिएट , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , राजा विश्वनाथ शरण सिह के आत्मज, जन्म 2 जून , 
1943, विवाह रानी उपा सिह से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969 - 80 और ( 2) 
राज्य सभा, 1 - 8 -1989 से 2- 4- 1990 । 
स्थायी पता तिलोई भवन, 19 , केसरबाग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


मोहनन, श्री के . बी० ए० , भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( केरल ), श्री कृष्ण पिलै के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1940 , 
विवाह श्रीमती के० पद्मावती से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 2-7- 1982 से 1 -7- 1988, अध्यक्ष, ( 1) राज्य सभा 
की सरकारी आश्वासनो सबधी समिति, 1984 - 86 और ( 2 ) राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सबधी 
समिति , 1986 --- 881 
स्थायी पता . पडवाथ हाउस, पल्लाना, शिक्कुन्नापूजा, एल्लेप्पी जिला ( केरल ) । 


मोहनरगम , श्री आर० एम० ए०, बी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री एक रागवलु नायडु के 

आत्मज , जन्म 27 नवम्बर, 1934 , विवाह श्रीमती एम . अमिवतावल्ली से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) लोक 
सभा, 1977 - 79 और ( 2 ) राज्य सभा, 30 -6-1980 से 8-9 -1982 और 11 -2- 1983 से 29 -6- 1986, अध्यक्ष , 
राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सवधी समिति , 1984 -85 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 9- 4-1990 । 


* मोहम्मद अफजल, श्री उर्फ मीम अफजल . एम० ए० , बी० एड०, जनता दल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री मोहम्मद अहमद के 
आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1952 , विवाह श्रीमती शहनाज परवीन से , 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता , 1734, कूचा डाखनी राय, दरिया गज, नई दिल्ली । 


मोहम्मद अली, श्री बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( मध्य प्रदेश) , श्री बादल मिया के आत्मज, जन्म 7 दिसम्बर , 
1923, विवाह श्रीमती असमतुनिशा से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962 । 
स्थायी पता बुढार , जिला शहडोल (मध्य प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


171 


राज्य सभा --- 


मोहम्मद, चौधरी ए०• काग्रेस ( सगठन ) (बिहार ) , चौधरी ए० गफ्फार के आत्मज, जन्म 1922, विवाह , ( 1) श्रीमती 
तमीजुन निशा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री और ( 2 ) श्रीमती नुरूल फातिमा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22 -9- 1961 
से 2-4 -1964, 3- 4-1964 से 2-4 - 1970 और 3- 4-1970 से 7-2- 1973, दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 19- 2-1973 1 


मोहम्मद फारूकी, मौलाना• विद्वान , अल- अजहर विश्वविद्यालय , काहिरा (मिश्र ) , मास्टर ऑफ ओरियन्टल लेगवेजेज 
एड थियोलाजिकल स्टडीज सेटर, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , मौलाना विलायत हुसैन के आत्मज , जन्म 1904 , विवाह 
श्रीमती अमीना से , 4 पुत्र और 4 पुलिया , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1952 से 2-4 - 1954 और 3 -4 - 1954 से 
2 -4 -1960 , धर्म विज्ञान सम्बन्धी अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 -2 -19891 


* मोहम्मद यूनुस , श्रीः ( नाम -निर्देशित ) ( काग्रेस आई) , श्री हाजी गुलाम समदानी के आत्मज, जन्म 26 जून, 1916 , 
विवाहित, 1 पुल , अनेक स्थानो पर भारतीय राजनयिक मिशनो के अध्यक्ष , वाणिज्य मलालय के सेवानिवृत्त सचिव, 
अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, 1971 - 77 तथा राज्य मती का दर्जा, 1980 - 89 , सदस्य , राज्य सभा , 
15- 6- 1989 से अद्यपर्यन्त , कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . 1, तुगलक रोड, नई दिल्ली । 


मोहम्मद रफीक, श्री . निर्दलीय ( असम ) , श्री नूरबक्श के आत्मज , जन्य 1899 , विवाह बेगम रईसा खातून से, 4 पुल 

और 4 पुलिया, सदस्य, (1 ) असम विधान सभा, 1946 और 1952 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4- 1956 , 
उपाध्यक्ष, असम प्रान्तीय मुस्लिम लीग , दिवगत , 6- 1 - 19701 


* मोहम्मद सलीम, श्री एम० ए० ( दर्शनशास्त्र), भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी बगाल ), श्री 
अजीज - उल -हक के आत्मज, जन्म 5 जून, 1957, विवाह डा० ( श्रीमती ) रोसिना खातून से , 1 पुत और 1 पुती , 
सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 14 / 1 डी कवितीर्थ सरणि , खिदिरपुर, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


मोहिदीन , श्री एस० ए० खाजा . मुस्लिम लीग ( तमिलनाडु ) , श्री एस० अब्दुल खादर के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 
1927, विवाह श्रीमती जैलानी वी से , 6 पुल तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1968 से 2-4 -1974 और 
3- 4 - 1974 से 2- 4- 1980, सचिव , मुस्लिम लीग , तमिलनाडु । 
स्थायी पता . 4 , फर्स्ट सरदारजग, गार्डन स्ट्रीट, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


172 


जीवन - वृत 


मौर्य, श्री बुद्ध प्रिय बी० एससी , एलएल० एम० , ( साविधानिक विधि मे विशेषज्ञताप्राप्त ) , निर्दलीय ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री 
बी० आर० मोर्य के आत्मज, जन्म 12 सितम्बर, 1928 , विवाह श्रीमती काता मौर्य से, 4 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , लोक 
सभा, 1962 - 67 तथा 1971 - 77 , कृषि और उद्योग मत्रालय मे केन्द्रीय राज्य मत्री, 1974 - 77 , सदस्य , राज्य 
सभा, 10 - 4 - 1978 से 9 - 4 -1984 1 
स्थायी पता "गिरवर ", साहिबाबाद, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


म्हैसेकर , श्री गोविन्दराव रामचन्द्र . एम० एससी , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ), श्री रामचन्द्र राव म्हैसेकर 
के आत्मज, जन्म 14 दिसम्बर, 1923, विवाह श्रीमती शकुन्तला म्हेसेकर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4 - 1976 से 2 - 4- 1982 1 
स्थायी पता . 1- 8- 41 , कैलाश नगर, नान्देड ( महाराष्ट्र ) । 


याजी, श्री शील भद्रः काग्रेस (बिहार ), श्री शिवताहल याजी के आत्मज , जन्म 22 मार्च, 1976, सदस्य, राज्य सभा , 
27 - 4- 1957 से 2- 4- 1958 , 3 -4 - 1958 से 2 -4 -1964 ओर 3 - 4- 1966 से 2- 4 -1972, जनरल सेक्रेटरी / प्रेजीडेन्ट , 
फारवर्ड ब्लाक , बिहार , उपाध्यक्ष / अध्यक्ष / महासचिव , फारवर्ड ब्लाक , जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया युनाइटेड लेफ्ट 
फ्रट , 1947 -~-49, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता नशैमन फ्रेजर रोड , पटना (बिहार) । 


* यादव , श्री ईशदत्त . बी० ए० , एलएल० वी०, जनता दल ( एस ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री शिव फेर यादव के आत्मज , 
जन्म 21 सितम्बर , 1936, विवाह श्रीमती माया यादव से, 4 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 
1977 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव ऐरा खुर्द , डाकखाना ऐरा कला, जिला आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 


यादव , श्री जगदम्बी प्रसाद वी० ए०, वी० एल०, आचार्य (हिन्दी) , भारतीय जनता पार्टी (बिहार ) , श्री राजपति प्रसाद 
यादव के आत्मज , जन्म जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती जानकी देवी से, 3 पुत और 5 पुलिया , सदस्य, ( 1 ) विहार 
विधान सभा , 1962 - 67, ( 2 ) लोक सभा, 1977 - 79 और ( 3 ) राज्य सभा, 3 - 4- 1968 से 2- 4- 1974 और 
3 - 4- 1982 से 2 -4 - 1988, केन्द्रीय राज्य मती, ( 1 ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मलालय, अगस्त, 1977 से जनवरी , 
1979 और ( 2) उद्योग मतालय मे उद्योग विभाग मे जनवरी, 1979 से जुलाई , 1979, अध्यक्ष, ( 1) भारतीय जनसंघ , 
बिहार और ( 2) भारतीय जनता पार्टी, विहार , उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जनसध । 
स्थायी पता ग्राम और पोस्ट एकाशी, जिला मुगेर (विहार ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


173 


राज्य सभा 


* यादव , श्री बलराम सिह बी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेम ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री महेन्द्र सिह यादव के आत्मज, 
जन्म 22 अप्रैल, 1939, विवाह श्रीमती कृष्णा यादव से, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 
1969 - 74 और 1980 से 1984, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार , 1969 - 70, 1971 - 73, 1980 - 83 और 1984 -85, 
सदस्य, (1 ) लोक सभा, 1984 से 1989 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1984 - 901 


स्थायी पता . 26, लक्ष्मणपुरी लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* यादव , श्री रजन प्रसाद . एम० एससी० ( भूविज्ञान ), पीएच० डी०, जनता दल (बिहार ) , श्री जग्गन भगत के आत्मज , 
जन्म 18 अप्रैल , 1948, विवाह श्रीमती सुमन यादव से, 1 पुल, सदस्य, राज्य सभा , 10 -4 -1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता• क्दम कुआ, नाला रोड , पटना (विहार ) । 


* यादव , श्री राम नरेश . एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , श्री गया प्रसाद यादव के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1928 , विवाह श्रीमती अनारी देवी उर्फ शाति देवी से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 
मार्च-दिसम्बर , 1977 और ( 2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1978 और 1985 , मुख्य मत्री , उत्तर प्रदेश, जून , 1977 से 
मार्च, 1979 , उप -मुख्य मत्री, उत्तर प्रदेश, मार्च, 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 -1988 से 
12- 4- 1989 और 20 -6 - 1989 से अद्यपर्यन्त , महासचिव, भारतीय लोक दल , हिन्दी मे " समता की ओर " और " आख 
देखी नही कागज लेखी " पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : (1) मोहल्ला अलवल , आजमगढ ( उ० प्र० ) और (2) न० 1, माल एवेन्यू, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश) । 


यादव , श्री रामानन्दः एम० ए०, काग्रेस ( आई ) ( बिहार ), श्री अनत यादव के आत्मज, जन्म 1927 , सदस्य, विहार 
विधान सभा, 1952 - 57, 1962 - 67 और 1969 ---71 , मत्री, बिहार सरकार , 1969 - 71 , सदस्य , राज्य सभा , 
3 - 4- 1976 से 2- 4 - 1982 और 3 - 4- 1982 से 2- 4 - 1988 , अध्यक्ष, याचिका समिति , राज्य सभा , 1982- 84, केन्द्रीय 
राज्य मत्री, ग्रामीण विकास , जून, 1986 से अप्रैल , 1988, तीन वर्ष तक महासचिव, बिहार प्रदेश काग्रेस कमेटी । 
स्थायी पता . स्थान और डाकघर मुवारकपुर, बरास्ता तेजपुर, फुलवारिया, जिला - सारण छपरा (बिहार ) । 


यादव , श्री शरद• बी० ई०, एम० एससी० (पूर्वार्ध ) ( गणित ) , जनता दल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री नन्द किशोर यादव के 
आत्मज , जन्म 1 जुलाई, 1945, अविवाहित , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1975 - 76 तथा 1977 -~- 79 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 5- 7- 1986 से 28- 11- 1989, महासचिव , लोक दल । 
स्थायी पता : 46 - ए, मोहल्ला हाउसिग सोसायटी, इटावा ( उत्तर प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 
174 


जीवन - वृत्त 


यादव , श्री श्याम लाल एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री बालकृष्ण के आत्मज , जना 12 
सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती जानकी देवी से, 5 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1957 -~~-62 

और 1967 -68, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, अप्रैल , 1967 से फरवरी, 1968, सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1970 से 
2 -4 - 1976, 3- 4 - 1976 से 2 - 4 -1982 और 3 - 4 - 1982 से 29 - 12 - 1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1977 -79 , 
उपसभापति , राज्य सभा, जुलाई, 1980 से दिसम्बर , 1984, अध्यक्ष, ( 1 ) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति , राज्य 
सभा, 1974 - 76 और 1978 - 80 और ( 2 ) विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा, 1980 - 84 , सचिव / उपाध्यक्ष, 
•वी० के० डी०, उत्तर प्रदेश, 1969 - 73, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1977 - 801 


स्थायी पता 


सी० - 27 / 137 - 6, रामपुरी, जगतगज , वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) । 


" 


यादव , श्री हकमदेव नारायण स्नातक, जनता पार्टी (बिहार ), श्री राजगीर यादव के आत्मज , जन्म 17 नवम्बर, 
1939 , विवाह श्रीमती आशा देवी से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य (1 ) बिहार विधान सभा , 1967 - 74, ( 2 ) लोक 
सभा , 1977 - 79 और ( 3 ) राज्य सभा, 7 - 7- 1980 से 6 -7 - 1986, महासचिव , ( 1 ) बी० एल० डी०, 1975 - 77 , 
( 2 ) जनता पार्टी, बिहार , 1977 - 79 और ( 3 ) जनता पार्टी । 


स्थायी पता . गाव और डाकखाना बिजुली, जिला दरभगा (बिहार ) । 


* योगम , श्री न्योडेक एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ) , काग्रेस ( आई) ( अरुणाचल प्रदेश ) , श्री रिन्यो योगम के आत्मज, 
जन्म 1 मार्च, 1946, विवाह श्रीमती नीलिमा योगम से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 27 -5- 1990 से 
अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता ग्राम और डाकघर ओयान वाया पासीघाट , पूर्वी सियाग जिला ( अरुणाचल प्रदेश ) । 


रगनाधन, श्री एस० एम० ए० , निर्दलीय ( तमिलनाडु ) , श्री आर० सौरीराजन के आत्मज , जन्म 12 नवम्बर, 1908 , 
विवाह श्रीमती पदमा से, 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4-1974 से 2-4-1980 , भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक , 
1966 - 72 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 - 12 - 1990 1 


रगा , प्रो . एन० जी० बी० लिट् ( ऑक्सफोर्ड ), डि लिट् ( आन्ध्र प्रदेश ), राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक 
विज्ञान में डिप्लोमा ( ऑक्सफोर्ड ) , काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री नगैया गोगिनेनी के आत्मज, जन्म 7 नवम्बर, 
1900, विवाह श्रीमती भारती देवी से , सदस्य, ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा , 1930, 1935 - 45, ( 2 ) सविधान सभा , 
1946 - --50 , ( 3) अन्त कालीन ससद, 1947 - 51 और ( 4) लोक सभा, 1957 - 61, 1962 - 67 और 
1967 - 70 , अध्यक्ष , लोक लेखा समिति , 1958 -59, सदस्य राज्य सभा, 3 -4 - 1952 से 16 - 3- 1957 और 
18 -7 -1977 से 8-1 - 1980 , अध्यक्ष, आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस, 1946 - 51 , अध्यक्ष, स्वतन्त्र पार्टी , 1959 - 71, अग्रेजी 

और तेलुगू में बडी सख्या मे पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता पीजेन्ट इस्टीट्यूट, नुडुबगेलु डाकघर, जिला गुन्टूर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


175 


राज्य सभा 


- 


- 


- 


रघुवीर, ( प्रो० ) डा०: एम० ए० , पीएच० डी० ( लदन ), डी० लिट् एट० फिल० ( हॉलंड ), काग्रेस ( गुजरात ), श्री 
मुशीराम के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1902 , विवाह श्रीमती लज्जावती देवी से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) 
सविधान सभा और (2 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2- 4- 1956 और 3- 4- 1956 से 2- 4- 1962, शब्द कोशो तथा 
शब्दावली सकलन सहित विभिन्न विषयो पर अनेको पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 13- 8 -1963 1 


- 


- 


- 


- 


- 


रघुबीर सिह, डा० : एम० ए०, एलएल० बी०, डी . लिट् , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ); महामहिम महाराजा सर राम सिह जी के 
आत्मज, जन्म 23 फरवरी, 1908, विवाह महाराज कुमारी मोहन कुमारी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , अध्यक्ष, सीतामऊ 
स्टेट राज्य परिषद (विधान मडल ), 1939- 41 और 1945- 46 , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 2-4 -1954 ओर 
3 - 4 -1954 से 2- 4- 1960, हिन्दी तथा अग्रेजी की अनेको पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 21 - 2- 19911 


रचैया , श्री बी० : वी० एससी०, बी० एल० , काग्रेस ( कर्णाटक ) , श्री बसवेया के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1922 , 
विवाह श्रीमती गोरम्मा से , 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, कर्णाटक विधान सभा , 1952 - 70, मैसूर सरकार में मत्री , 
1962 - 70 , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1974 से 21-3 -1977 1 
स्थायी पताः अलूर, धमराज नगर तालुक , जिला मेसूर (कर्णाटक ) । 


रजाक , श्री ए० अब्दुल . एम० ए०, एलएल० वी०, टी० टी० एन० सी० ( ट्रावनकोर- कोचिन वर्तमान केरल ) , श्री 
अल्लापिचेई साहिब के आत्मज , जन्म 24 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती नफिजा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , 
( 1 ) ट्रावनकोर- कोचिन विधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2 -4 -1956 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - -- 21 - 2 - 1991 । 


कीय सुविधा बदला 


रजाक , श्रीमती नूरजहां : बी० ए०, बी० एल०, ए० आई० ए० डी० एम० के० ( तमिलनाडु) , श्री वी० रुस्तम खान की 
आत्मजा, जन्म 25 दिसम्बर, 1939, विवाह श्री एम० रजाक से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 25 - 7-1977 
से 24- 7 -1983 1 


स्थायी पता• 123, पिडारियर कोइल स्ट्रीट , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


* रजी , श्री सैयद सिब्ते वी० कॉम०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , श्री सैयद विरासत हुसैन के 
आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती चाद फरहाना से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) राज्य सभा, 
5- 7 -1980 से 14 -5 -1985 और 6- 12- 1988 से अद्यपर्यन्त और ( 2 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद , 1985 - 88, मत्री, 
उत्तर प्रदेश सरकार , 1985 - 88, महामत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ( आई) समिति, 19801 
स्थायी पता . डी - 2/ 8 , रिवर वैक कालोनी , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
176 


जीवन - वृत्त 


- 


- 


*रणजीत सिंह , श्री जनता दल ( एस ) ( हरियाणा); श्री देवीलाल के आत्मज, सदस्य , (1 ) हरियाणा विधान सभा 

और ( 2 ) राज्य सभा, 12- 9 -1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः गाव चौटाला, जिला सिरसा ( हरियाणा ) । 


रणबीर सिह , श्री . बी० ए०, काग्रेस ( हरियाणा), चौधरी मातू राम के आत्मज, जन्म 26 नवम्बर, 1914, विवाह 
श्रीमती हरदेवो से, 5 पुत्र , सदस्य , ( 1) सविधान सभा, 1947 - 50, ( 2) सविधान सभा (विधायी), 1947 -- 50 , 
( 3 ) अस्थायी संसद , 1950 - 52, ( 4 ) लोक सभा , 1952 - ~ 62 और (5 ) पजाब विधान सभा, 1962 -~ 66 , 
पजाब सरकार में मत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1966 -67 और 1968 - ~- 72 , हरियाणा सरकार में मत्री, 
1966- 67, सदस्य राज्य सभा, 10 - 4- 1972 से 9 -4 -1978 , अध्यक्ष, राज्य सभा की आवास समिति , 1974 -~~- 76, 
उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1976 - 771 
स्थायी पता : गाव और डाकघर साधी , रोहतक ( हरियाणा ) । 


* रत्न कुमारी , श्रीमती . इटरमीडिएट, काव्य तीर्थ, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री सेठ गोविन्द दास को आत्मजा, 
जन्म 13 दिसम्बर, 1913, विवाह श्री लक्ष्मी चन्द से, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1976 से 2-4 -1982, 3- 4- 1982 से 
2- 4 -1988 और 3 - 4 -1988 से अद्यपर्यन्त, कुछ पुस्तको की लेखिका । 
स्थायी पता : 238 , कोतवाली वार्ड, जबलपुर (मध्य प्रदेश ) । 


रत्नस्वामी, श्री एम . एम० ए० (केंटब०) , बार - एट - लॉ ( ग्रेज इन) , स्वतत्र पार्टी ( तमिलनाडु ), राय वहादुर एम० आई० 
रत्नखामी के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1885, विवाह श्रीमती मेरी से , 4 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) मद्रास 
विधान परिषद, 1921 -- 25 , ( 2 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1927 और (3 ) राज्य सभा, 3-4 -1962 से 2-4 -1968 और 
3- 4-1968 से 2- 4-1974, कुलपति, अना मलाई विश्वविद्यालय , 1942 -~~~ 48, 1968 मे पद्म भूषण से सम्मानित , 
अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -~-11- 6- 1977 1 


रथ , श्री अभिमन्युः गणतत्र परिपद ( उडीसा) , श्री भागीरथी रथ के आत्मज , जन्म 13 जून, 1921, विवाह श्रीमती 
लावण्य देवी से, 4 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4-1956 से 2-4- 1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि- ~- 20 -12- 19891 


रथ , श्री वैद्यनाथ : डी० एड०, बी० एल०, साम्यवादी दल ( उडीसा) , श्री रघुनाथ रथ क आत्मज , जन्म 12 अप्रैल , 
1912, विवाह श्रीमती तिलोत्तमा देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) उडीसा विधान सभा, 1946 - 52 और 
( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 2 -4- 1954 1 
स्थायी पता• गाव कलरहग, डाकघर पतिया, जिला कटक (उडीसा) । 


" वर्तमान सदस्य । 


राज्य सभा 


* रफीक आलम , श्रीः एम० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) (विहार) , मोहम्मद खलीलुर्रहमान के आत्मज, जन्म 
1 जून, 1929, विवाह श्रीमती आलम आरा से , 5 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1962 - ~ 67 और 
1969 ---- 80, बिहार सरकार में मत्री, अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति, बिहार विधान सभा, 1969- 70, सदस्य , राज्य सभा , 
3- 4 -1982 से 2 -4 -1988 और 3-4 -1988 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, राज्य सभा की याचिका समिति , 1986 - 88 , 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वस्त्र और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मत्रालयो में केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री, फरवरी , 
1988 से नवम्बर , 1989, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश काग्रेस ( आई ) समिति , 1980 - 83, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1988 से 
सम्मानित । 


स्थायी पताः गाव गौडामणी, डाकघर गगीहाट , वारास्ता किशनगज, जिला पूर्णिया (बिहार ) । 


रमेश बाबू , श्री एस . बी०: बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( आध्र प्रदेश) , श्री एस . बालाराम के आत्मज , 
जन्म 6 फरवरी, 1949, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 - 1982 से 2-4 - 1988 । 


स्थायी पता: 11- 6- 517, नामपल्ली, हैदरावाद ( आध्र प्रदेश ) । 


रमोल , श्री शिवानन्दः काग्रेस (हिमाचल प्रदेश ), श्री फतेह सिह के आत्मज, जन्म . 2 अक्तूबर, 1894 , विवाह 
श्रीमती भजनी देवी से , 7 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, 1952 - 56 , ( 2) लोक सभा , 
1959----62 और (3 ) राज्य सभा, 3-4 -1962 से 2-4-1968, महासचिव / अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश काग्रेस समिति , 
1952 - 59 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13- 3 -1972 1 


* रवि शंकर, पंडितः केलिफोर्निया , सान्ताक्रूज, कोलगेट -हेमिल्टन, न्यूयार्क विश्वविद्यालयो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय , 
रवीन्द्र भारती और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट् की मानद उपाधि से सम्मानित , ( नाम -निर्देशित ) , पडित श्याम 
शंकर के आत्मज, जन्म 7 अप्रैल , 1920 , विवाहित, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 12-5 -1986 से अद्यपर्यन्त, सम्मानित , 
( 1 ) पद्म विभूषण , ( 2 ) फैलो आफ सगीत नाटक अकादमी, (3 ) विश्वभारती से देशी-कोट्टम, (4 ) ग्रैमी अवार्ड , 
(5 ) एशियाड 82 के लिए कलात्मक निदेशक और सगीत के लिए रचनाकार विशिष्ट ज्योति और ( 6 ) कालिदास 
सम्मान , अग्रेजी और वाग्ला में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः 5- 13/ 131, तराना बाजार , शिवपुर , वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) । 


रहमतुल्ला , श्री के० मुहम्मदः कांग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु ) , श्री के . हुसैन पीरन साहिब के आत्मज, जन्म 2 जून , 
1902, विवाह रहमतुन्निसा बेगम से , 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) मद्रास विधान सभा , ( 2 ) मद्रास विधान परिषद , 
( 3 ) केन्द्रीय विधान सभा और ( 4) राज्य सभा , 3- 4-1952 से 2- 4-19541 


स्थायी पताः अनन्तपुर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
178 


जीवन- वृत्त 


रहमतुल्ला, श्री मोहम्मद . काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , शेख हुसैन साहिब के आत्मज , विवाह श्रीमती करीमुन्निसा 
वेगम से, 5 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा 12 वर्षों के लिए और ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4- 1976 से 2 - 4- 1982, उपाध्यक्ष / अध्यक्ष , आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति ( आई) । 
स्थायी पता डाकघर बाक्स न० 12, कडप्पा ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* रहमान , श्री मोहम्मद खलीलुर एम० ए०, एलएल० बी०, तेलुगू देशम् ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री मोहम्मद अब्दुल लतीफ 
के आत्मज, जन्म 4 जनवरी, 1936 , विवाह श्रीमती फारूख जमाल से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 
5- 10 -1987 से 2-4 -1988 और 3-4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . ( 1 ) कोडागल-509338, महबूब नगर जिला ( आन्ध्र प्रदेश ) और ( 2 ) 10- 3-14/ बी /6, सिन्धी 
कालोनी, हुमायू नगर, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) 


राउत , श्री राजाराम बालकृष्ण ( बम्बई अब महाराष्ट्र ), सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 15- 3- 1957 । [ अन्य 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं । ] 
स्थायी पता 91, कोलीवाडी, कासावाडी, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


राउतराय , श्री नीलमणि . वी० ए० , एलएल० बी० , बी० एल० डी० ( उडीसा ) , श्री चन्द्र शेखर राउतराय के आत्मज , 
जन्म 24 मई, 1920, विवाह श्रीमती नलिनी देवी राउतराय से, 1 पुत्र , 24 वर्ष तक उडीसा विधान सभा के सदस्य रहे, 

र्ष तक उडीसा सरकार मे उपमती / मत्री रहे, 4 वर्ष तक उडीसा सरकार में उप -मुख्य मत्री रहे, सदस्य, राज्य सभा, 
3-4 -1976 से 26 -6 -1977 , अध्यक्ष, (1 ) उत्कल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1967 - 70, ( 2 ) उडीसा काग्रेस , 1970 

और ( 3 ) भारतीय लोक दल , उडीसा । 
स्थायी पता• 26, कैन्टोनमेट रोड, कटक ( उडीसा ) । 


राजंगम , श्री एन० • मैट्रिक , अ० भा० अ० द्र० मु० क ( I) ( तमिलनाडु ) , श्री नारायणन् के आत्मज , जन्म 1 दिसम्बर , 
1920 , विवाह श्रीमती दावमणी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1962 - 76, तमिलनाडु 
सरकार में मत्री, 1974 - 76, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1984 से 2 -4 - 1990 । । 
स्थायी पता . 32 -ए, थानम नगर , तिरुप्पपुलियर कुडालोर एन० टी० , दक्षिणी अर्काट ( तमिलनाडु ) । 


राजगोपाल , श्री एम०: वी० एससी० तक अध्ययन किया , काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , श्री एम० मुनीरगैया के आत्मज , 
जन्म 23 अप्रैल , 1935, विवाह श्रीमती शारदा से, 1 पुन और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1982 से 
2-4 - 1988, महामत्री, कर्णाटक प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति, दो वर्षों के लिए । 


स्थायी पता मल्लोहल्ली कदानर , डाकघर दोड़बल्लापुर , बगलौर (कर्णाटक ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


179 


राज्य सभा --- 


राजगोपालन , श्री जी० बी० ए०, काग्रेस ( मद्रास, अव तमिलनाडु ), श्री जी . श्रीनिवासाचारियर के आत्मज, जन्म 22 
सितम्बर, 1921 , विवाह श्रीमती ललिता राजगोपालन से , 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2 - 4- 1958 , 
3-4 -1958 से 2-4-1964 और 3-4 - 1964 से 16-11- 1964, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मत्री के ससदीय सचिव , 
1953 - 60 , महामत्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति , 1960 - 62, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16 -11 - 19641 


राजगोपालन , श्रीमती जी० ललिताः वी० ए० ( आनर्स) , एम० ए० ( अर्थशास्त्र ), काग्रेस ( मद्रास , अव तमिलनाडु ) , 
श्री के० नरसिम्हा अय्यर की आत्मजा, जन्म 28 मार्च, 1924, विवाह श्री जी . राजगोपालन से, 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य 
सभा, 13 -1 - 1965 से 2-4 -1970 । 
स्थायी पता : 17- 12, क्रास स्ट्रीट , शास्त्री नगर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


राजन , श्री पट्टियमः बी० ए० , वी० एल०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( केरल ) , श्री कुन्ही कुट्टी के आत्मज , जन्म 28 
फरवरी , 1942, विवाह श्रीमती पद्मजा से , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1976 से 2- 4- 1982 1 
स्थायी पता डाकघर पठ्ठायकुत्रु, जिला कन्नानूर ( केरल ) । 


कि 


राजनारायण, श्री बी० ए०, एलएल० वी०, जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री अनन्त प्रसाद सिह के आत्मज, जन्म . 15 
मार्च, 1917, विवाहित, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 और 1957 और ( 2) राज्य 
सभा, 3- 4 -1966 से 2- 4 -1972 और 3 - 4- 1974 से 21 -3 - 1977, अध्यक्ष, समाजवादी दल , 1961, अध्यक्ष, अखिल 
भारतीय समाजवादी दल , 1961 - 64, महासचिव अखिल भारतीय सयुक्त समाजवादी दल, 1965-66, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 23- 2 -1987 । 


राजभोज, श्री पाडुरंग नाथुजीः काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री नाथुजी राजभोज के आत्मज , जन्म 15 मार्च, 1905 , विवाह 

पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22- 4- 1957 से 2-4-1962, मराठी में लश्करी 
पेशा नामक पुस्तक के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -7 -1984 । 


राजशेखरम , श्री पलवलासः वी० एससा० ( आनर्स ) , काग्रेस ( आई) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री सगम नायडू के आत्मज , 
जन्म 1 जनवरी, 1944, विवाह श्रीमती इदुमती से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 
2- 4 - 19821 


स्थायी पताः गाव तथा डाकघर नीलनगरम, तालुक पालाकोडा , जिला श्रीकाकुलम् ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


जीवन -वृत्त 


राजा , श्री एच . डी० : भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ( मद्रास , अव तमिलनाडु ) , श्री हरीहरीयर के आत्मज , जन्म 1904 
विवाह श्रीमती सरोजिनी राजा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4- 1958 और 3-4 - 1958 
से 3011- 1959, सस्थापक अध्यक्ष, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, पुस्तको और लघु कहानियो के लेखक, दिवगत ! 
श्रद्धाजलि - 1-12- 19591 


* राजा रमन्ना . डा . पीएच. डी . (फिशन फिजिक्स ) , जनता दल ( उत्तर प्रदेश) , श्री बी० रमन्ना के आलज, जन्म 28 
जनवरी, 1925 , विवाह श्रीमती मालेथी रमन्ना से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 23 -3 - 1990 से अद्यपर्यन्त , 
रक्षा भत्रालय में केन्द्रीय राज्य मत्री, जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990, (1 ) पद्मश्री, 1968, ( 2) पद्म भूषण, 1973 , 
(3 ) पद्म विभूषण, 1975 और ( 4) अनेक वैज्ञानिक पुरस्कारो से सम्मानित । 
स्थायी पता 407, ब्लाक 2, 9वीं क्रास रोड , रविन्द्रनाथ टैगोर नगर , बगलौर (कर्णाटक ) । 


राजू, श्री अल्लुरी सत्यनारायणः साहित्य विशाग्द और प्रचारक, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री अल्लुरी सोमराजू गरुको 
के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 1914, विवाह श्रीमती अल्लुरी अन्नपूर्णा देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) 
मद्रास विधान सभा , 1946 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा , 19 - 11 - 1953 से 2- 4 - 1954 और 3- 4- 1954 से 
2-4 -1960, महासचिव / अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति , 1951 - 52 और 1956 - 58 , दिवगत ! 
श्रद्धाजलि - 4 - 9 - 1963 । 


" राजू, श्री जे. एस० बी० ए , बी० एड०, द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ) , श्री सोनाचलम के आत्मज, जन्म 11 नवम्बर , 
1935, विवाह श्रीमती ललिता से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान सभा , 1967, 1971 और 
1980 से प्रारम्भ होने वाली तीन अवधियो के लिए और ( 2) राज्य सभा, 25 -7 -1989 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता: 28, अन्ना इल्लाम , वेंकटेशपुरम, पैरम्बलूर, जिला त्रिची ( तमिलनाडु) । 


राजू, श्री वी० बी०• सिविल इजीनियरिंग में डिप्लोमा, काग्रेस ( य ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री विस्सम राजू के आत्मज , जन्म 

मई, 1914, विवाह श्रीमती कमला से , सदस्य , ( 1 ) हैदरावाद विधान सभा, 1952 - 56 और ( 2 ) आन्ध्र प्रदेश 
विधान सभा, 1956 - 59 तथा 1967 - 70 , मत्री, ( 1 ) हैदराबाद सरकार, 1950 - 53 आर ( 2 ) 
सरकार, 1956 - 59 और 1967 - 69 , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1970 से 2 - 4 - 1976 और 3- 4 -1976 स 

282, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1974 - 76 , महासचिव / उपाध्यक्ष, प्रदेश काग्रेस समिति, आन्ध्र प्रदेश , 
महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस समिति , हैदराबाद कास्टीट्यूशनल रिफामस् नामक पुस्तक के लखन 
श्रद्धाजलि - 10- 12 -19861 


राजन्द्र कौर, डा . ( श्रीमती ) : एम० ए० ( दर्शनशास्त्रो . बी० टी०. पीएच० डी०, शिरोमणि अकाली दल ( पजाव ) , 

ह का आत्मजा, जन्म 10 फरवरी , 1931, विवाह विंग कमाडर कमल जीत सिह से, 1 पुत्र और 2 
सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 -1978 से 9 - 4 - 1984 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21- 2 - 19891 


" वर्तमान सदस्य । 


181 


राज्य सभा 


राजेन्द्रन , श्री सेडापट्टी सूर्यनारायन थेवर . द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री सूर्यनारायण थेवर के आत्मज, जन्म 16 
दिसम्बर, 1927, विवाह श्रीमती पकज अम्माल से, 5 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) मद्रास विधान सभा, 1962 - 67 

और ( 2 ) राज्य सभा , 3 -4- 1970 से 2- 4- 1976 । 
स्थायी पता• 3/ 3, एल्डम्स रोड, ‘ अन्ना इल्लम तेनमपेट्ट, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


राजेन्द्र सिह ईश्वर सिह, श्रीः बी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश ), सरदार बहादुर ईश्वर सिह के 
आत्मज, जन्म 10 अप्रैल, 1913, विवाह श्रीमती धन राजेन्द्र सिह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा , 
30- 6 - 1980 से 2- 4 -1982 । 
स्थायी पताः राजेन्द्र मार्ग, जबलपुर (मध्य प्रदेश) । 


* राठवा, श्री रामसिहः मैट्रिक , चित्रकला में डिप्लोमा और अाफीय में पोस्ट डिप्लोमा , काग्रेस ( आई) ( गुजरात) ; श्री 
पतलियामाई के आत्मज, जन्म 1 जून, 1951, विवाह श्रीमती सुधावेन रामसिह राठवा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4 - 1982 से 2 -4 - 1988 और 3 - 4- 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः गाव पिपलाडी, डाकघर पनवाड , तहसील छोटा उदयपुर , जिला बडोदरा (गुजरात ) । 


राठी , श्री कुंज बिहारी लालः वी० ए०, एलएल० बी०, जनसघ ( उत्तर प्रदेश ) , श्री लाल मगल चन्द के आत्मज , 
जन्म 17 अगस्त , 1910, विवाह श्रीमती नर्बदा देवी से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1966 से 
13- 7-1968, मत्री, भारतीय जनसघ, उत्तर प्रदेश , 1959 - 63, दिवगत । श्रद्धाजलि - 22-7- 1968 । 


राणावत, श्री महेन्द्र सिहः काग्रेस ( राजस्थान ), कवर रणधीर सिह जी के आत्मज, जन्म 31 मार्च, 1901, विवाह 
श्रीमती गुलाब कवर राठोडनीजी से , 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954, पूर्वकाल में 
कोटा स्टेट में मत्री, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16- 11 -19871 


राधाकृष्ण , श्री पुट्टापागाः एम० ए० , एलएल० वी०, तेलुगू देशम् ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री पुट्टापागा वुदैया के आत्मज , 
जन्म 13 फरवरी, 1944 , विवाह श्रीमती पी० करूणामणि से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 10 -4 -1984 से 
9 - 4 -19901 


स्थायी पताः मकान न० 2- 2 -1 / 5, कलक्टर के कार्यालय के सामने, महबूब नगर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
182 


जीवन - वृत्त 


रामकृष्णन , श्री आर० एम० ए०, बी . कॉम०, अ . भा० अ० द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री के० रगास्वामी के आत्मज , 
जन्म 26 मार्च, 1946, विवाह श्रीमती कमला से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 30 - 6-1980 से 
29- 6- 1986 , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1981 - 841 
स्थायी पता . " हरि " न० 14, सीताम्मा रोड , अलवारपेट , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


राम चन्द्र, श्री . ( हरियाणा) , सदस्य, राज्य सभा , 29 - 11 - 1966 से 2 -4 - 1968 । [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।] 


स्थायी पताः मकान न० 466, सोनीपत रोड, रोहतक ( हरियाणा) । 


रामचन्द्रन , श्री एम० एस० : इन्टरमीडिएट तक अध्ययन किया , काग्रेस ( आई ) ( तमिलनाडु ) , श्री एम० वी० सामाराव के 
आत्मज , जन्म 30 मई, 1923, विवाह श्रीमती आर० नागम्मल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
30 - 6- 1980 से 29- 6- 19861 
स्थायी पता• नबर 107, न्यू जेल रोड , मदुरै ( तमिलनाडु) । 


* रामचन्द्रन , श्री एस . के . टी० एम० ए० ( गणित) तक अध्ययन किया, काग्रेस ( आई) ( तमिलनाडु ), श्री एस० के० 
तगा रतिनास्वामी नाडार के आत्मज , जन्म 23 मार्च, 1933 , विवाह श्रीमती भुवनेश्वरी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 
25 - 7- 1989 से अद्यपर्यन्त , महासचिव , तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस समिति, 19801 
स्थायी पताः मदतुर, डाकघर गनरामनल्लुर, वाया किलापुलियुर, तेनकाशी तालुक ( तमिलनाडु ) । 


रामचन्द्रन , श्री जी०• विश्वभारती , शान्ति निकेतन से स्नातक , (नाम -निर्देशित ), श्री के. गोविन्द पिल्लै के आत्मज , जन्म 
1905, विवाह डा० ( श्रीमती ) टी० एस० सुन्दरम रामचन्द्रन से, सदस्य, केरल विधान मडल , मत्री, केरल सरकार, सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4-1964 से 2-4-1970 , गाधीजी , शिक्षा तथा ग्रामीण विकास से सबंधित पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता निदेशक , गाधीग्राम, डाकघर गाधीग्राम , जिला मदुरै ( तमिलनाडु ) । 


रामनाथन , श्री वी० . वी० ए० , बी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क (II ) ( तमिलनाडु ) , श्री वेंकटचलम् पिल्लै के 
आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1933 , विवाह श्रीमती राधा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1984 से 
2- 4 -19901 


स्थायी पता : 14, रामचन्द्रन पार्ट एक्सटेंशन, वरिद्धा चलम ( तमिलनाडु ) । 


राममूर्ति , श्रीमती टी० नल्लामुत्तुः एम० ए०, एल० टी० ( मद्रास ), वी० एससी० ( लदन ), टी० डो . ( लदन और 
कैम्ब्रिज ), काग्रेस ( मद्रास , अब तमिलनाडु ) , श्री एस . नारायणास्वामी की आत्मजा, जन्म 15 जून, 1896, विवाह श्री 

टी० वी० राममूर्ति से, सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 -1956 से 2 -4 -1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 - 11 - 19721 
" वर्तमान सदस्य । 

183 


राज्य सभा 


राममूर्ति, श्री दिंडीवनम् के : बी० ए०, बी० एल०, ( नाम- निर्देशित ) काग्रेस ( आई) , श्री एस० वी० कन्नय्या गौंडर के 
आत्मज , जन्म 5 अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती सरोजिनी देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सटस्य, ( 1) तमिलनाडु विधान 
सभा , 1967 - 71 और ( 2) तमिलनाडु विधान परिषद् 1976 -~- 84 , विपक्ष के नेता , तमिलनाडु विधान परिषद, 
1981 - 84. सदस्य, राज्य सभा , 9 -5 - 1984 से 8- 5- 1990 , सचिव / महासचिव, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी , 
1967 - 781 
स्थायी पताः ए० आई० लायड्स एस्टेट, रायापेट्टाह, मद्रास ( तमिलनाडु) । 


राममूर्ति , श्री पी० बी० एससी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी ) ( तमिलनाडु) , श्री पचपकेस शास्त्री के आत्मज , जन्म 20 
सितम्बर, 1908 , विवाह श्रीमती अम्बा राममूर्ति से, 2 पुत्रिया, सदस्य , मद्रास विधान सभा , 1952 - 57, विपक्ष के नेता, 
मद्रास विधान सभा, 1953 -- 57, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1960 से 2-4- 1966 और 25 -7 -1977 से 24- 7-1983, 
अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आश्वासनो सवधी समिति, 1982- 83, सचिव , तमिलनाडु काग्रेस समाजवादी दल , 
1935 - 40, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16- 12- 1987 । 


राम सहाय , श्री• वकालत , वेद्य परीक्षा, काग्रेस ( ओ ) ( मध्य प्रदेश) ; श्री ललता प्रसाद के आत्मज, जन्म 1895 , 
विवाह श्रीमती जगरानी से , 2 पुत्र और 1 पुत्रो, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा , 1947 - 50 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4- 1956 से 2 -4 -1962, 3- 4- 1962 से 2-4 -1968 और 3- 4- 1968 से 2-4- 1974, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1961 और 1970 -71 , अध्यक्ष, मध्य भारत विधान सभा, 1948 - 52, महासचिव, मध्य भारत, प्रदेश काग्रेस समिति, 
1954 -55, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 13 -5 - 1988 । 


राम सिंह, सरदार. स्वतन्त्र पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), सरदार इन्द्र सिह के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1923, विवाह श्रीमती 
मनोरजन कौर से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 20 -8-1969, दिवगत । श्रद्धाजलि - 21-8-1969 । 


* राम सेवक , चौधरीः वी० ए० , एलएल० वो , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री लोटन राम के आत्मज, जन्म 
27 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती चम्पा देवी से , 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , लोक सभा, 1962 ---67, 1967 - 70 

और 1971 - 77, इस्पात , खान और धातु तथा विदेशी व्यापार, पूर्ति तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभागो में 
केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री, 1967 - 71 और 1975 - 77 , सदस्य, राज्य सभा, 5-7- 1980 से 4-7- 1986 और 
5-7- 1986 से अधपर्यन्त , अध्यक्ष, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सबधी समिति, 1988 -~ 90, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 
काग्रेस कमेटी, 1977- 78, महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ( आई ), 19801 

स्थायी पताः 2, चन्द्र नगर, उरई, जिला - जालौन ( उत्तर प्रदेश ) । 
* वर्तमान सदस्य । 
184 


जीवन - वृत्त 


रामास्वाम्ग , श्री के . एस .• वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( तमिलनाडु ), श्री के. के . सुब्वना गौडर के आत्मज , जन्म 
1922 , विवाह श्रीमती शरतम्बल से, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा , 1957 -~~ 62 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1962 से 
2- 4 -1968 और 3 -4 - 1968 से 2 -4 -1974, गृह, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयो में केन्द्रीय उपमत्री , 
1967 - - 721 


स्थायी पता : डाकघर कुगालर, गोबीचेट्टीपलयम्, कोयम्बटूर जिला ( तमिलनाडु ) । 


गमास्वामी , श्री वी० वी० . ( मद्रास वर्तमान तमिलनाडु ), जन्म 1896 , सदस्य , ( 1 ) मद्रास विधान सभा, 1952 -53 , 
( 2) मद्रास विधान परिषद्, 1954 - 60 और ( 3 ) राज्य सभा , 20 -3 -1957 से 2- 4- 1968, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 1- 3- 19791 


रामेश्वर सिंह, श्री• लोक दल ( उत्तर प्रदेश ), श्री राम नन्द सिह के आत्मज, जन्म 1930 , विवाह श्रीमती नैना देवी से , 
3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1978 से 2 -4 -1984 । 
स्थायी पता बी०-9145 , फील खाग, वाराणसी ( उत्तर प्रदेश) । 


रामेया , डा० के० एल० एजी ( मद्रास ), एम० एससी०, डिप० एग्री० (केंटब ) , डी० एससी०, ( नाम -निर्देशित ) , 
श्री कृष्णास्वामी अय्यर के आत्मज , जन्म 15 अप्रैल , 1892, विवाह श्रीमती जानकी अम्मल मे , 5 पुत्र और 2 पुत्रिया , 
सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1968 से 2- 4- 1974, ( 1 ) 1956 मे पद्मश्री से और ( 2 ) 1970 में पद्म भूषण से 
सम्मानित, चावल तथा सबद्ध मामलो से सनधित पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 3- 8- 1988 । 


राय , श्री कल्पनाथ . एम० ए० ( अग्रेजी), एम० ए० ( समाज शास्त्र ), एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , 
श्री अभय नारायण राय के आत्मज, जन्म 4 जनवरी, 1941, विवाह श्रीमती रामरति देवी से (दिवगत ) , 1 पुत्र और 
4 पुत्रिया, पुनर्विवाह श्रीमती सुधा सिह से , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1974 से 2 -4 - 1980, 5- 7 -1980 से 4 - 7- 1986 

और 5- 7- 1986 से 27 -11 - 1989, ससदीय कार्य, उद्योग तथा विद्युत विभागो में केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री, जनवरी , 
1932 से अक्तूबर, 1984 और जून, 1988 से नवम्बर , 1989, महामत्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति , 
7980 - 821 
स्थायी पता डाकघर और ग्राम सेमरी, जमालपुर , आजमगढ जिला ( उत्तर प्रदेश ) । 


राय , श्री कल्याण वी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए० (सिरेकूज विश्वविद्यालय, अमरीका) , सी० पी० आई० (पश्चिमी 
बगाल ) . श्री किरण शकर राय के आत्मज, जन्म 27 दिसम्बर, 1929 , विवाह डा० ( श्रीमती) पुरवी मुखर्जी से , सदस्य , 
राज्य सभा, 10 - 7- 1969 से 9 - 7 -1975, 10 -7 - 1975 से 9 -7 -1981 और 3-4 - 1982 से 31 -1 - 1985 दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 31 -1 - 19851 


185 


राज्य सभा 


राय , श्री देव प्रसादः वी० ए० ( आनर्स ) ( राजनीति विज्ञान ) , काग्रेस ( आई) (पश्चिमी बगाल ); श्री अजीत कुमार राय 
के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 1949 , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1984 से 2- 4- 1990 । 
स्थायी पताः फ्लैट न० 4, ब्लाक ई, सी० आई० टी० योजना, XXXVR क्रिस्टाफर रोड, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल) । 


राय , प्रो . ( डा . ) निहार रंजनः एम० ए० (कलकत्ता) , डी . लिट् , और फिल० ( लेडेन ) , पुस्तकालय विज्ञान में 
डिप्लोमा ( लदन ) , एफ० एल० ए०, एफ० आर० ए० एस०, एफ० आर० एस० ए० ( ग्रेट ब्रिटेन ) , एफ० ए० एस०, काग्रेस 
(पश्चिमी बगाल ) , श्री महेन्द्र चन्द्र राय के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1904, विवाह श्रीमती मोनिका देवी से , 2 पुत्र 
और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3 -5 -1957 से 2- 4- 1962 और 3 -4 -1962 से 1-6 - 1965, अंग्रेजी और वगला में 
अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 31 -8 - 19811 


राय , श्री वीरेनः काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री सौरिन राय के आत्मज , जन्म 28 अगस्त , 1910 , विवाह श्रीमती 
मेघमाला देवी से, सदस्य , वगाल विधान परिषद, 1943 - 48, बंगाल सरकार के संसदीय सचिव, 1944- 45, सदस्य , 
(1 ) पश्चिमी बगाल विधान सभा , 1952 - 57, ( 2 ) लोक सभा, 1957 - 59 और ( 3 ) राज्य सभा, 3 -4- 1960 से 
2 - 4- 1966 और 3 -4 -1966 से 2- 4- 1972, वगला, हिन्दी , अग्रेजी और जर्मन भाषा में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः 5, सौरिन राय रोड, वेहला, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


- 


राय, श्री मनोरजनः वी० एससी०, बी० एल० , भा० सा० द० (मा०) ( पश्चिमी बगाल) , श्री अश्विनी कुमार राय के 
आत्मज, जन्म 1909, विवाह श्रीमती सावित्री राय से, 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा और (2) राज्य 
सभा , 10- 7- 1969 से 9 -7 -1975 । 


स्थायी पता : 18, गरचा फर्स्ट लेन , कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल ) । 


* राय , श्री रत्न बहादुरः भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( पश्चिमी वगाल ) , श्री दल बहादुर राय के आत्मज, 
जन्म 6 मार्च, 1948, विवाह श्रीमती नीलम राय से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 23 -3- 1989 से 2-4-1990 और 
3- 4 -1990 से अद्यपर्यन्त , नेपाली भाषा में कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पताः रगमूक टी ऐस्टेट, चन्द्र मान धुरा , डाकघर सोनदा, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी वगाल) । 


राय , श्री रविः बी० ए० ( आनर्स ), एलएल० बी०, जनता पार्टी ( उडीसा) , श्री घनश्याम राय के आत्मज , जन्म 
26 नवम्बर , 1926 , विवाह डा० ( श्रीमती ) सरस्वती स्वेन से, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1967 - 71 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3- 4 -1974 से 2 -4 -1980, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री, 1979- 80, महासचिव , ( 1 ) भारतीय 
समाजवादी पार्टी, 1960- 61 और 1973 और ( 2 ) अखिल भारतीय जनता पार्टी, 1977 - 79 , अध्यक्ष, लोक सभा , 
दिसम्बर, 1989 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता• कल्यागी नगर, कटक (उडीसा ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
186 


जीवन - वृत्त 


राष , श्री राम प्रसन्नः बी० ए०, काग्रेस (पश्चिमी वगाल ) , श्री रामकिंकर राय के आत्मज, जन्म 20 जुलाई , 1918 , 
विवाह श्रीमती मिनती राय से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1962 से 2- 4- 1968, दिवगा । 
श्रद्धाजलि - 22- 4 - 19741 


राय , श्री सत्येन्द्र प्रसाद कानेस ( पश्चिमी बगाल ) , श्री तारिणी प्रसाद राय के आत्मज, जन्म फरवरी, 1904, विवाह 
श्रीमती माया राय से, 7 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2 -4- 1956 , 3 -4 -1956 से 2-4 -1962 
और 5- 8-1964 से 2-4 -1970, दिवगत । श्रद्धाजलि - 6 -11- 19871 


रायका, श्री सागर • एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( गुजरात) , श्री कल्याण भाई रायका के आत्मज , जन्म 
१ नवम्बर, 1952, विवाह श्रीमती नीला रायका से , 2 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 27 -1 - 1986 मे 2 4 - 1988 ) 


स्थायी पता : 238 , सत्यग्रह लेन , नबर 12 , सेट्टीलिव रोड , जोधपुर टेकोवा, अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


राव , श्री आर० सम्वा शिव• वी० एससी०, काग्रेस ( आई) ( आध्र प्रदेश ), श्री वेंकट रंगा राव के आत्मज , जन्म 
7 जून , 1943, दिवाह श्रीमती लीला कुमारी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1982 से 2- 1- 1988 1 
स्थायी पताः चौथी लाइन , लक्ष्मी पुरम , गुन्टूर ( आध प्रदेश ) । 


राव , डा० ए० सुव्या. एल० आई० एम०, साम्यवादी दल ( केरल ) , डा० ए० कृष्णैया के आत्मज , जन्म 16 अक्तूबर , 
1919, विवाह श्रीमती ए० काशम्मा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1958 से 2- 4- 1964 । 
स्थायी पता मजेश्वर , जिला कैनानोर ( केरल ) । 


गव , श्री एस . वी . कृष्णामूर्ति . बी० एससी , एलएल• बी०, काग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक ) , श्री एस . वाडीराजा चार 
के आत्मज , जन्म 15 नवम्बर, 1902, विवाह श्रीमती श्यमला बाई से, 1 पुत्र ओर 3 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) मैसूर 
प्रतिनिधि सभा, 1945 - ~ 49 और ( 2 ) सविधान सभा , 1947 -- 50 , भारत की अत कालीन ससद में सभापति के पैनल 
में सदस्य, 1950 -~- 52, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2 -4- 1956 और 3-4 -1956 से 1 -3-1962, उपसभापति, 
राज्य सभा, 31-5 -1952 से 1-3 -1962, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति , 1958 ----62, कन्नड और 
अग्रेजी में पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 18 - 11 - 19681 


राष , श्री कटरगह श्रीनिवाम . बी . कॉम., निर्दलीय ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री के गगैया के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 
1916 , विवाह श्रीमती के वेकटलक्षम्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1970 से 2 - 4- 19761 
स्थायी पता सूर्यरावपेट , विजयवाडा ( आन्ध्र प्रदेश ) 1 


187 


राज्य सभा 


राव , डा . के . एल० नरसिम्हाः एल० एम० पी०, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री के० लिगामूर्ति शास्त्री के आत्मज , जन्म 
1899 , विवाह श्रीमती वेंकटा रामना से , 2 पुत्र और 4 पुत्रियां. सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1960 से 2- 4- 19651 
स्थायी पताः इन्नेस्पेटा , राजमुटरी ( आन्ध्र प्रदेश) । 


- 


- 


- 


राव , श्री के० वी० आर० एस० बालासुब्बाः वी० ए०, काग्रेस ( आई), श्री काम्मुला मणिकयाला राव के आत्मज , 
जन्म . 16 जुलाई, 1939, विवाह श्रीमती के० वी० लक्ष्मी से , 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् , 
1980 -81 और ( 2) राज्य सभा, 20 -3- 1981 से 9 -4- 19841 
स्थायी पता : काम्मुलागरी स्ट्रीट, एलुरु, पश्चिम गोदावरी ( आन्ध्र प्रदेश) । 


राव , श्री कोटामराजु रामाः बी० ए०, काग्रेस ( मद्रास , अब तमिलनाडु ), श्री कोटामराजु नारायण राव के आत्मज , 
जन्मः 9 नवम्बर , 1896, विवाह श्रीमती सारसवेणी से, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 
2- 4-1954, दिवगत । श्रद्धाजलि - 10-3 -19611 


* राव, श्री गोपाल रावः मैट्रिक , तेलुगू देशम् ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री राव सत्यनारायण स्वामी के आत्मज, जन्म 14 
जनवरी , 1937 , विवाह श्रीमती कमला कुमारी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद , 
1984 - 85 और (2) राज्य सभा, 3-4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पताः 12, लेडी माधवन रोड, महालिगापुरम , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


राव, श्री टी० भास्करः वी० ए०, निर्दलीय ( मद्रास, अव तमिलनाडु ) , श्री टी० कृष्णास्वामी नायडु के आत्मज, जन्म 
10 मई, 1896 , विवाह श्रीमती टी० नारासम्मा से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2 -4 -1960 , 
दिवंगत । श्रद्धाजलि - 21 - 7- 1975 1 


राव, श्री नारला वेंकटेश्वरः वी० ए०, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री लक्ष्मणराव के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1908, 
विवाह श्रीमती सुलोचना देवी से, 3 पुत्र तथा 5 पुनिया, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1958 से 2- 4 -1964 और 3- 4 -1964 
से 2- 4- 1970, अग्रेजी और तेलुगू में पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 -3 - 1985 । 


- 


-- 


- 


--- 


- 


- 


राव , श्री वी० एस० वेकटः काग्रेस ( हैदरावाद , अब आन्ध्र प्रदेश ); श्री वी सायना के आत्मज , जन्म 11 दिसम्बर , 
1898, विवाह श्रीमती नलिनी सावित्री देवी से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, मत्री, हैदराबाद राज्य, 1947-48, सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4-1952 से 4-11- 1953; दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 -11-1953 । 


* वर्तमान सदस्य । 
188 


जीवन - वृत्त 


- 


राव , श्री बी० रामकृष्णः बी० ए० , एलएल० वी०, डी० लिट् ( सम्मानार्थ) , एलएल . डी . ( सम्मानगर्थ) , कारेस ( आन्ध्र 
प्रदेश) , श्री नरसिह राव के आत्मज, जन्म 14 मार्च, 1899, विवाह श्रीमती अनन्तलक्ष्मी देवी से, 2 पुत्र और 
2 पुत्रिया, सदस्य, हैदराबाद राज्य विधान सभा , मत्री और मुख्य मत्री, पुराना हैदराबाद राज्य, 1950 - 56, सदस्य, राज्य 
सभा , 21 -6 - 1962 से 2- 4 -1966 , राज्यपाल, ( 1 ) केरल , 1956 - - 60 और ( 2 ) उत्तर प्रदेश , 1960 - 62 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -11- 19571 


राब , प्रो० बी० रामचन्द्राः डी० एससी० ( सम्मानार्थ) , एफ० एन० ए०, एफ० ए० एससी०, एफ० एन० ए० एससी०, काग्रेस 
( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री बी . सत्यनारायण के आत्मज , जन्म 21 नवम्बर , 1922, विवाह श्रीमती बी० सुशीला देवी 
रो , 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1982 से 2- 4- 19881 
स्थायी पता : हरनिवास, सी० बी० एम० कम्पाउड , विशाखापत्तनम ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


राव , श्री वी० शिवाः एम० ए०, काग्रेस (मैसूर , अब कर्णाटक ), डा० वी० राघवेन्द्र राव के आत्मज , जन्म 26 फरवरी , 
1891 , विवाह श्रीमती किट्टी वरसटेडिंग से, सदस्य , (1 ) सविधान सभा, ( 2 ) अन्त कालीन सरद , 1996 -~-51 , ( 3 ) 
लोक सभा, 1952 - 57 और ( 4) राज्य सभा, 25- 4-1957 से 2- 4-1960, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत ! 
श्रद्धाजलि - - 5 - 1 - 19761 


* राव , श्री मोतरू हनुमत . इन्टरमीडिएट , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी ) ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री लक्ष्मीनारायण के 
आत्मज , जन्म 1917, विवाह श्रीमती उदयम से, 2 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) भद्रास विधान सभा और आन्ध्र राज्य विधान 
सभा , 1952 - 55, (2 ) आन्ध्र पदेश विधान परिषद , 1978 -~- 84 और ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , 
सचिव, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को आन्ध्र प्रदेश राज्य समिति , 1964 - 82 , कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता सम्पादक , प्रजाशक्ति दैनिक , विजयवाडा ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


राव , श्री यल्ला शशि भूषणः बी० ए०, एलएल० बी०, तेलुगू देशम् ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री यल्ला सूर्यनारायण के 
आत्मज , जन्म 10 मार्च, 1929 , विवाह श्रीमती वाई० दमयन्ती से, 2 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 10 - 4- 1984 से 
9 - 4 - 19901 
स्थायी पता पार्वतीपुरम, जिला --विजयानगरम् ( आन्ध्र प्रदेश) । 


राव , श्रीमती रमाबाई श्रीनिवासः एम० ए० , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री वी० कृष्ण राव के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 
1915, विवाह श्री आर० श्रीनिवास राव से , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा , 10-4 -1972 से 9 -4 - 1978 1 
स्थायी पता द्वारा श्री आर० श्रीनिवास राव, 2-1 - 212, आफीसर्स रोड, चित्तूर ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 


189 


राज्य सभा -- - 


रेड्डी, श्री एन . श्रीरामः बी० एससी० (कृषि), काग्रेस (मैसूर वर्तमान कर्नाटक) , श्री रगे गौडा के आत्मज , जन्म 
3 अगस्त, 1912, विवाह श्रीमती मिल्लम्मा से, सदस्य , गज्य सभा, 3 -4 -1960 से 2- 4- 1966 और 3-4 -1966 से 
2 - 4 - 19721 


स्थायी पता : 28, माधव नगर, वगलौर । 


रेडी, श्री एम० गोविन्दा• एम० ए०, बी० टी०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मैसूर वर्तमान कर्णाटक ) , श्री एम० सत्रप्पा रेड्डी के 
आत्मन जन्म . 10 अगस्त, 1907, अविवाहित, सदस्य, (1) मैसूर सविधान सभा, ( 2 ) मैसूर विधान सभा , 
1947 - 49 और (3 ) राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2- 4-1956, 3-4-1956 से 2 -4-1962 और 3-4 -1962 से 
2- 4 -1968 , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1957 - 58 और 1962 - 64, कनड भाषा मे लघु कहानियो और नाटको के 
लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17-11- 19801 


रेड्डी, डा० एम० चेन्नाः एम० बी० बी० एस०, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री एम० लक्ष्मा रेडी के आत्मज, जन्म 
13 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती एम० सावित्री देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) भारत की अन्त कालीन 
ससद , 1950 -51 , ( 2 ) हैदरावाद विधान सभा, 1951 - 56 और (3 ) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1956 - 62, 
1962 - 67 और 1967 में चौथे आम चुनावो में फिर से निर्वाचित किये गये, हैदराबाद राज्य के मत्री, 1952 - 56 , 
आन्ध्र प्रदेश सरकार में मत्री, 1962 - 67 , सदस्य, राज्य सभा, 27-3 -1967 से 2 -4- 1968 और 3 -4 -1968 से 
26 -11- 1968, इस्पात , खान और खनिज मंत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1967 -68 । 
स्थायी पताः विजय विला, विजापुरी , लालगुडा , सिकन्दराबाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


रेड्डी , श्री एम० श्रीनिवासः विधि -स्नातक, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री मोसाली अन्ना रेड्डी के आत्मज, जन्म 
27 फरवरी 1927, विवाह श्रीमती सुजाताम्मा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3-4- 1968 से 2-4- 1974 । 
स्थायी पताः 3-4- 842, बरकतपुरा, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


रेड्डी, श्री एस . चेना . वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री शायी रेड्डी के आत्मज, जन्म 1919, विवाह 
श्रीमती रगनायकम्मा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 - 1952 से 2- 4- 1958 और 3- 4- 1958 से 
2- 4-1964 , महासचिव, हैदरावाद प्रदेश काग्रेस समिति, 1954 - 561 
स्थायी पताः 3-4-872 / 1, बरकतपुरा, हैदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


192 


M 


राज्य सभा 


रेड्डी , श्री जनार्दनः बी० ए०, बी० एड् , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री सुबरामा रेड्डी के आत्मज , जन्म 20 फरवरी , 
1934 , विवाह श्रीमती राज्यलक्षानम्मा से, 4 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 10 - 4- 1972 से 9 - 4 -19781 


स्थायी पता : वाकड , जिला नेल्लोर ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* रेड्डी , डा० जी० विजय मोहन . एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच०, डी० ई० पी० डी० ( प्राग ), तेलुगू देशम् ( आन्ध 
प्रदेश ), श्री वेकट सोमना के आत्मज, जन्म 6 अप्रैल , 1925 , विवाह श्रीमती अनन्तम्मा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , 
राज्य सभा, 3 -4 - 1986 से अद्यपर्यन्त, ताम्रपत्र से सम्मानित । 


स्थायी पता : मकान न० 64, मेहदी पटनम कालोनी, हैदराबाद- 28 ( आन्ध्र प्रदेश) । 


रेड्डी , श्री जे० सी० नागीः काग्रेस ( ओ ) ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री जे० रगा रेड्डी के आत्मज, जन्म 1909 , विवाह श्रीमती 
नाग लक्षमम्मा से , 2 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद, 1958 - 60 ओर ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4- 1960 से 16 -9- 1964 और 3-4 -1966 से 2-4 - 1972 । 
स्थायी पताः ताडपत्री, अनन्तपुर जिला ( आन्ध्र प्रदेश) । 


" रेड्डी, श्री टी० चन्द्रशेखर. इन्टरमीडिएट , काग्रेस ( आई ) ( आध्र प्रदेश) , श्री टी० वाबू रेड्डी के आत्मज , जन्म 13 
जुलाई, 1932 , विवाह श्रीमती टी० उर्मिला रेड्डी से , 2 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 20 -3 - 1981 से 9- 4 -1984 , 
10-4 -1984 से 9-4 -1990 और 10- 4-1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष , आवास समिति , राज्य सभा, 1984 - 861 
स्थायी पता 6-3- 898, सोमाजी गुडा, हेदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश) । 


रेड्डी , डा . नीलम सजीवः डी० लिट् ( मानद ), काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री चिन्नप्पा रेड्डी के आत्मज , जन्म 19 मई, 
1913 , विवाह श्रीमती नागरत्नम्मा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) मेसूर विधान सभा, 1946 और ( 2) सविधान 
सभा, 1947, मत्री , मद्रास- सरकार , 1949-51 , उप मुख्य मत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1953 , मुख्य मत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1956 

और 1962 -~-64, सदस्य, राज्य सभा 22-8 - 1952 से 15-9 -1953 , 20 -11 -1964 से 2-4- 1966 और 3-4- 1966 
से 24- 2-1967, इस्पात और खान तथा परिवहन और विमानन , नौवहन और पर्यटन मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 
1964- 67, आन्ध्र प्रातीय काग्रेस के दस वर्षों तक सचिव , अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति , 1951 , सचिव, भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस 1959----62, अध्यक्ष, लोक सभा, 1967 - 69 ओर 26 मार्च से 13 जुलाई , 1977, भारत के राष्ट्रपति , 
जुलाई , 1977 से जुलाई, 1982 1 
स्थायी पताः नागविहार, लक्ष्मी नगर, अनन्तपुर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
194 


जीवन - कृत 


रेही , श्री पी . बाबुल एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री पिची रेडी के आत्मज, जन्म 24 
सितम्बर, 1922 , विवाह श्रीमती पी० सरस्वताम्मा से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2 -4 -1998 , 
अध्यक्ष, जनता पार्टी, आन्ध्र प्रदेश । 


स्थायी पता . वरकतपुरा , हैदरावाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


रेही , श्री बी . सत्यनारायणः वी० ए०, एलएल० वी०, तेलुगू देशम् ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री चौ० नरसिम्हा रेडी के आत्मज , 
जन्म 21 अगस्त, 1927 , अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1978 से 9-4 -1984 और 10-4 - 1984 से 
11- 2-1990, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1988 -90, महामत्री , (1 ) समाजवादी पार्टी और ( 2 ) जनता पार्टी, आन्न 
प्रदेश, राष्ट्रीय मत्री, लोक दल । 
स्थायी पताः 4 -3-338, बैंक स्ट्रीट , गुजराती विद्यामदिर लेन, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


रेड्डी , डा . बेजवाडा गोपालः विश्वभारती शान्ति निकेतन के स्नातक , डी० लिट् ( मानद) , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री 
बी० पट्टाभि रामि रेड्डी के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1907 , विवाह श्रीमती बी० लक्ष्मी कान्तम्मा से , 2 पुत्र और 
1 पुत्री, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1937 और 1946 , मद्रास सरकार में मत्री, 1937 और 1947, सदन के नेता , 
1948 , सदस्य, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, मुख्य मत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1955 -56 , आन्ध्र प्रदेश सरकार में मत्री , 
1956 - 58, सदस्य , राज्य सभा, 18- 8 - 1958 से 2 -4 - 1960 और 3- 4- 1960 से 27- 2 - 1962 , आधिक कार्य विभाग 
में केन्द्रीय मत्री, 1958 , अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति , 1953 1 
स्थायी पता . बुचिरेड्डी पलम , नेल्लूर जिला ( आन्ध्र प्रदेश) । 


रेशी , श्री मल्क गोविन्दः वी० ए०, एलएल . बी , काग्रेस ( आई) (कर्नाटक ), श्री मुल्क ओवना के आत्मज , जन्म 
1916, सदस्य, ( 1) मैसूर प्रतिनिधि सभा , 1945 - 49, (2 ) मैसूर विधान सभा, 1952 - ~-57 और (3 ) राज्य सभा, 
3- 4-1958 से 2 -4 -1964, 3- 4- 1964 से 2- 4- 1970 , 3-4 -1970 से 2-4 -1976 और 3 -4 -1976 से 2 -4- 1982, 
अध्यक्ष, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1976 -~-781 
स्थायी पता• 1046 -1 , मेन रोड, IV ब्लाक , राजाजी नगर, वगलौर ( कनाटक ) । 


रेणी, श्री यल्लाः भारतीय साम्यवादी दल ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री हनुमाया वहुम के आत्मज, जन्प 1903, विवाह श्रीमती 
कात्ता देवी से , 2 पुल और 1 पुली, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1952 -57 , ( 2 ) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा , 1958 - 62 
ओर ( 3 ) राज्य सभा, 3 - 4 - 1964 से 2 - 4 - 1970, दिवगत । श्रद्धांजलि - 19 - 2 -19791 


रेडी , श्रीमती यशोदा. बी० ए० , बी० एल०, काप्रेस ( सगठन ) ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री जी . नागी रही की आत्मजा, जन्म . 
5 अगस्त, 1925, विवाह श्री डी० रगा रामानुजम से , 1 पुत और 1 पुती, सदस्य, (1 ) लोक सभा , 1962 - 67 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3 - 4- 1956 से 27- 2 -1962 और 23 -3 - 1967 से 2- 4- 1972 , दिवगत । श्रद्धांजलि 
18 - 2 - 19931 


- 


- 


195 


राज्य सभा 


- 


रेड्डी, श्री सी० गोपाल कृष्णमूर्तिः मैरिन इजीनियर, समाजवादी दल (मैसूर , अब कर्णाटक ) , श्री सी० एस० वी० रेड्डी 
के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1921 , विवाह श्रीमती विमला से, 2 पुल , सदस्य, राज्य सभा , 3-4- 1952 से 
2- 4 -1954 ; अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, मैसूर राज्य । 
स्थायी पताः चट्टमाची, चित्तूर जिला , मद्रास ( तमिलनाडु) । 


रेफाय , श्री ए० के०: बी० ए०, मुस्लिम लीग ( तपिलनाडु ) , श्री एम० एन० अब्दुल रहमान साहिब के आत्मज , जन्म 
18 जनवरी, 1924, विवाह श्रीमती अमीना बीवी से, 5 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1972 से 2- 4 -1978, तमिल 
भाषा में कई पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 2, सेकिण्ड स्ट्रीट, सेत कालोनी एग्मोर , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


रोशन लाल , श्रीः काग्रेस ( आई ) (हिमाचल प्रदेश) , श्री गणेश राम के आरमज , जन्म 18 अप्रैल , 1910, विवाह 
श्रीमती द्रौपदी देवी से, 3 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) पप्सू विधान सभा और ( 2 ) पजाब विधान सभा , उपमत्री, ( 1 ) 
पेप्सू - सरकार , 1951 -52 और ( 2) पजाव सरकार, 1956-57, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1970 से 2-4 -1976 , 
3- 4-1976 से 2-4 -1982 और 3- 4 -1982 से 2-4 -1988 । 


स्थायी पता : डाकघर सनावर, शिमला हिल्स (हिमावल प्रदेश ) । 


रोहतगी , डा . जवाहरलालः एल० एम० एस० ( नेट ) , एफ० सी० पी० एस०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , लाला प्यारेलाल के 
आत्मज , जन्म 16 फरवरी, 1887, विवाह श्रीमती स्वरूपवती से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान 
सभा, 1936, 1940 - 42 और 1947 -- 57, उनर प्रदेश सरकार में विभिन्न मत्रालयों में उपमत्री और राज्य मत्री , 
1957 - 62 , सदस्य, राज्य समा, 19-4 -1962 से 2- 4-1964, दिवगतः। श्रद्धाजलि - 25-3 -19741 


रोहतगी, श्रीमती सुशीलाः एम० ए०. काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , पडित कपिल देव मालवीय की आत्मजा, जन्म 
21 अगस्त, 1921, विवाह श्री महेन्द्र रोहतगी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1962 - 67 और ( 2) लोक सभा, 1967 - 77, वित्त, शिक्षा और संस्कृति, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मत्रालयो में केन्द्रीय उपमत्री और राज्य मत्री, 1971 - 77 और 1985 - 86, सदस्य, राज्य सभा , 28- 1 -1985 से 
2 - 4 - 19881 


स्थायी पता : 16178, सिविल लाइस, कानपुर (उत्तर प्रदेश ) । 


लाइयूबा , श्री प्रेमजी थोभनमाई : एलएल० वी०, काग्रेस ( बबई, अब महाराष्ट्र ), श्री थोभनभाई मिन्या लइयूवा के 
आत्मज , जन्म 1 अगस्त , 1918, विगह श्रीमती गगावेन प्रेमजी लइयूवा से , 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 7 -8 - 1952 से 
2 -4 -1954 और 3- 4 -1954 से 2 -4 -19601 
स्थायी पताः प्लॉट न० 230, कोलवाडा रेलवे स्टेशन के सामने, 2861-ए, सायन रोड, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


- 


- 


196 


जीवन -वृत्त 


लक्ष्मणन , श्री जी० . द्र० मुक० ( तमिलनाडु ), श्री एन. गोविन्द स्वामी के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1924, विवाह 
श्रीमती सुलोचना से, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3 -4-1974 से 8- 1-1980 , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1978 - 791 
स्थायी पता 40 , मुरुगप्पा मुदाली स्ट्रीट , मद्रास ( तमिलनाडु) । 


लक्ष्मण सिहजी बहादुर, महामहिम राये - राया महरावल सर• डूंगरपुर के जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, 
निर्दलीय ( राजस्थान ) , महामहिम राये -राया महरावल सर विजय सिहजी बहादुर , के . सी० आई० ई० के आत्मज, जन्म 7 
मार्च, 1908, विवाहित , 3 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4 -1958 | 
स्थायी पता उदय बिलास , डूंगरपुर ( राजस्थान ) । 


लक्ष्मन्ना, प्रो० सी० एम० ए० ( समाजशास्त्र) , डी० पी० ए० ( लोक प्रशासन) , डी० एफ० ए० ( कृटनीति और विदेश 
कार्य ), पीएच० डी० ( समाजशास्त्र) , तेलुगू देशम् ( आध्र प्रदेश) ; श्री मी० पपत्रा के आत्मज , जन्म 18 फरवरी, 1935 , 
विवाह श्रीमती ममता लक्ष्मन्ना से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 10 -4 -1984 से 9- 4- 1990 , अग्रेजी में 
पुस्तको और समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र पर बहत से लेखो के लेखक । 
स्थायी पता ‘ मधुलिका , 9, न्यू फाउण्ड लैड कालोनी , हब्शीगुडा, हैदराबाद ( आध्र प्रदेश ) । 


- 


AA 


लक्ष्मी नारायण, श्री मैट्रिक , काग्रेस ( आई) (दिल्ली) , श्री हरि सिह के आत्मज, जन्म 16 सितम्बर, 1927 , विवाह 
श्रीमती कस्तृरी देवी से , ३ पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 21- 11 -1983 से 20 -11-1989 1 


स्थायी पता . 402, वाग कडे खान , दिल्ली । 


41 


लखनपाल , श्रीमती चन्द्रावती एम० ए० बी०टी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , पडित जय नारायण शुक्ल की आत्मजा, 

- 29 दिसम्बर, 1904 , विवाह प्रो० सत्य व्रत से , 1 पत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2- 4 - 1956 और 
3- 4- 1956 से 2- 4- 1962, कुछ पुस्तको की लेखिका, दिवगत । श्रद्धाजलि ---31- 3 -19691 


सह, श्री एम० ए०, एलएल० वी०, भा० ज० पा० ( उत्तर प्रदेश) , श्री शिव लाल के आत्मज , जन्म 12 मई, 
प, विवाह श्रीमती कान्ता से, 2 पुत्र और 3 पत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1978 से 2 - 4 - 1984 , उपाध्यक्ष , 
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश 


स्थायी पता रामपुर रोड , हल्द्वानी, जिला नैनीताल ( उत्तर प्रदेश ) । 


197 


राज्य सभा --- 


* लाठर , श्री महेन्द्र सिहः वी० एससी , एलएल. बी, जनता दल ( एस ) (हरियाणा) , श्री लाल सिह लाठर के आत्मज , 
जन्म 15 दिसम्बर, 1932 , विवाह श्रीमती चन्दर लाठर से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1978- 79 
और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता रणधीर लेन, करनाल ( हरियाणा) । 


लाल, श्री कैलाश बिहारी बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (बिहार ) , वाबू अवध विहारी लाल के आत्मज , जन्म 
20 सितबर , 1895, विवाह श्रीमती राम किशोरी देवी से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) बिहार तथा उडीसा विधान 
परिपद, 1927 -~ 30, (2 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1935 - 45 ओर (3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4-1954 तथा 
3-4- 1954 से 19-3- 1960, हिन्दू नेशन के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 6-4 -19601 


लाल , प्रोफेसर मुकुट बिहारीः एम० ए० , प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री माखन लाल के आत्मज, जन्म 
24 मई, 1901, सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् , 1952 --- 54 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1960 से 
2-4 -1966, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश , 1957 -58, दिवगत । श्रद्धाजलि - 24-3 -19811 


लालबुअइया , श्री काग्रेस (मिजोरम ) , श्री कफनना के आत्मज , जन्म 1919, विवाह श्रीमती रुअलथनचिग से, 3 पुत्र 

ओर 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) असम विधान मभा , 1952 - 57, 1962 - 67 ओर 1970 - 72 और ( 2) राज्य सभा , 
17 - 7- 1972 से 16 - 7 -1978 | 


-- 


स्थायी पता . थाकथिग बाजार , ऐजल (मिजोरम ) । 


-- 


-- 


लाल साविया , श्री . इन्टरमीडिएट आस, काग्रेस ( आई) (मिजोरम ) , स्वर्गीय श्री होएडाला के आत्मज, जन्म 
3 नवम्बर , 1919 , विवाह श्रीमती रोथुआमी मे , 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, मटस्य, राज्य सभा, 17 -7 -1978 से 
16 - 7 - 19841 


स्थायी पताः जरकातवेग , ऐजल (मिजोरम ) । 


लावजी लाखमशी, श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( वम्बई, वर्तमान महाराष्ट्र ); श्री लाखमशी देवकरण ठाकर के 
आत्मज, जन्म 10 अक्तूबर , 1910, विवाह श्रीमती माणिक मे, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 24-9- 1952 
से 2 - 4 - 1954 ओर 3- 4 - 1954 मे 2- 4 - 1960, दिवगत । श्रद्धाजलि - 31 - 7- 1972 1 


* वर्तमान सदस्य । 
198 


जीवन - वृत्त 


लाहने , श्री मोतीराम उदयभानजी जनता पार्टी ( महाराष्ट्र ) , सदस्य , राज्य सभा, 14 -12 -1978 से 2- 4- 1980, [ अन्य 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 
स्थायी पता अलासी प्लॉट , अकोला ( महाराष्ट्र ) । 


लाहोती , श्री पूर्णमल एस० काग्रेस (हेदराबाद , अव आध्र प्रदेश ) , श्री सूरजमल डी० लाहोती के आत्मज , विवाह 
श्रीमती कस्तोर वाई से, 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 11 - 2-1954 , दिवगत । श्रद्धाजलि -~-15- 2 -19541 


लिगम, श्री एन० एम० बी० ए०, काग्रेस ( मद्रास , वर्तमान तमिलनाडु ), श्री एन० के० माधा गौदर के आत्मज, जन्म 
28 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती चित्राम्मल से , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) लोक सभा, 1952 - 57 और 
( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 - 1958 से 2 -4 -1964, दिवगत ! श्रद्धाजलि - ~ 12- 12- 19721 


लिमये , श्री श्रीपद कृष्ण वी० ए० , लाल निशान आर्गेनाइजेशन ( महाराष्ट्र ) , श्री कृष्ण गोविन्द लिमये के आत्मज , 
जन्म 8 दिसम्बर, 1909, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1960 से 2- 4 -19661 
स्थायी पता . 11 / ए, हाजी मूसा पत्रावालिया टेरेस, क्लब बेक रोड , भायखला, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


लीला देवी , श्रीमती भूषण (हिन्दी), मैट्रिक, काग्रेस (हिमाचल प्रदेश) , श्री जवाहर लाल की आत्मजा, जन्म 21 
मार्च, 1919, विवाह श्री सोहन लाल से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 12- 1956 से 2- 4 -19621 
स्थायी पता गणपति रोड , मडी (हिमाचल प्रदेश) । 


* लेन्का , श्री कार्यों चरण• एम० ए० ( राजनीतिशास्त्र ) एलएल० बी० , काग्रेस ( आई) ( उडीसा), श्री लक्ष्मन लेन्का के 
आत्मज, जन्म 2 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती विजया लक्ष्मी लेन्का से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उडीसा विधान 
सभा, 1971 - 73, 1974 ~77 और 1980, उडीसा सरकार मे मत्री, 1974 -~-76 , 1976 - 77 और 1980 -- 81 , 
सदस्य, राज्य सभा 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त, महासचिव , उडीसा प्रदेश काग्रेस समिति, 1971 -- - 74 और 1977 - 80 , 
अध्यक्ष, उडीसा प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति, 19881 
स्थायी पता 240 / 1110, एयरोड्रोम एरिया , यूनिट -I , भुवनेश्वर ( उडीसा ) । 


लेपचा , श्री सगडोपाल नवीं कक्षा तक अध्ययन किया , सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) ( पश्चिम वगाल ) , श्री पासग 
लेपचा के आत्मज, जन्म 6 मई, 1936, विवाह श्रीमती जैसरी तामग से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 
11 -3 -1980 से 2- 4- 19841 
स्थायी पता सिगतोम टी एस्टेट , डाकघर नार्थ प्वाइट , जिला दार्जिलिग ( पश्चिम वगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


199 


राज्य सभा -- - 


लेजर, श्री डेविड . वी० ए० ( आनर्स ) , एलएल० बी०, असम गण परिषद् ( असम ), श्री डेनिस लैजर के आत्मज , जन्म 
____ 10 जनवरी, 1951 , विवाह श्रीमती मेरी रत्ना लेजर से , 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 15 -6 - 1989 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : डाकघर वारपेटा रोड , जिला वारपेटा ( असम ) । 


लोकेश चन्द्र, डा . : एम० ए०, डी० लिट् , ( नाम -निर्देशित ) काग्रेस ( आई ) , डा० रघुवीर के आत्मज , जन्म 11 अप्रैल , 
1927, विवाह डा० ( श्रीमती ) शारदा रानी से, 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1974 से 2-4 -1980 और 3-4- 1980 
मे 2 -4 - 1986, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . जे-22, हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली । 


* लोथा , श्री ख्योमो• वी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( नागालैंड ); श्री रोमोमो लोथा के आत्मज, जन्म 2 मई, 1940 , 
विवाह श्रीमती ख्रीनो लोथा से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1974 से 2-4- 1980 आर 8-6-1959 
से अद्यपर्यन्त , महामत्री, नागालैंड नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन, 1967 - 69 , अध्यक्ष, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक प्रन्ट , 
1975- 76 , उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष, नागालड प्रदेश काग्रेस कमेटी ( आई) , 1980 - 891 
स्थायी पता . कॉटेज मराथा नागा बाजार , कोहिमा ( नागालैंड ) । 


लोहानी, श्री आई० टी० काग्रेस ( गुजरात ) , लेफ्टिनेट कर्नल , पालनपुर के महाराज नवाव मर ताले मोहम्मद खान क 
आत्मज , जन्म 8 जून , 1917 , विवाह पालनपुर की महारानी मकवृल जहाँ वेगम में , 2 पुत्र ओर 1 पुत्री, सदस्य , राज्य 
सभा, 13 - 8-1960 से 2-4 -1964 1 
स्थायी पता पलेस, पालनपुर ( गुजरात ) । 


वन्द , श्री सिकन्दर अली . बी० ए०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , संयद अब्दुल गफूर के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1913, 
विवाह श्रीमनी जुवेदा खातृन से, सदम्य, राज्य सभा , 3 -4- 1972 से 2-4 -1976, पद्मश्री से सम्मानित, उर्दू में 
शेरो- शायरी की पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 25 -7 -1983 1 


- 


वडुतला, श्री टी . के . सी . प्राचीन भाषाओं में स्नातक , प्रबोध (हिन्दी ) . काग्रेस ( आई ) ( केरल ), श्री चन्दन क 
आत्मज , जन्म 23 दिसम्बर, 1921 , विवाह श्रीमती जानकी वडुतले से, 3 पुत्र आर 3 पुरिया, मदन्य, गन्य सभा, 
3 - 4 -1986 से 1- 7 -1988 , अनेक उपन्यासो , लघु कथाओ, निधी और जीवनियो के तेवक, दिवगन । 
श्रद्धाजलि - 27- 7 -19881 


वरदराज, श्री जी . अखिल भाग्नोर अना द्रविड मुनेत्र क्षगम ( मिनगद ) , श्री पी . m . . नाद 
आन्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1936, विवाह श्रीमती श्रीवल्ली मे, 2 पुनिया, मदम्य , गन्य सभा 25- 7- 1433 रे 
24 -7 -1939 , दिवगन । मलाइलि - 27- 12- 10931 


वनगान गदन् । 
200 


जीवन - वृत्त 


वरियावा , डा . दास होरमसजी • एफ० सी० पी० एस०, एम० वी० बी० एस० , काग्रेस ( वम्बई, वर्तमान महाराष्ट्र ) , श्री 
होरमसजी फरदूनजी वरियावा के आत्मज , जन्म 5 जुलाई, 1897, विवाह श्रीमती पोलू नवरोजी कल्याणवाला से , 
1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 - 1954 और 3-4 -1954 से 2- 4-1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 25 - 8 - 19611 


वरेरकर, श्री भार्गवराम विठ्ठल मामा (नाम -निर्देशित ), श्री विठ्ठल वालकृष्ण वरेरकर के आत्मज, ज 
अप्रैल, 1883, विवाह श्रीमती शाता बाई से , 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1956 से 2- 4- 1962 और 3 - 4- 1962 
से 23-9-1964 , 1959 मे पद्म भूषण से सम्मानित , मराठी मे नाटको, उपन्यासो , लघु कहानियो आदि की अनेक पुस्तको 
के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 24- 9 -19641 


वी , प्रो . एलेग्जेंडर एम० ए०, बी० एल०, निर्दलीय ( मेघालय) , स्वर्गीय यू० रोम सिंग वालार पिह के आत्मज , 
जन्म 26 मार्च, 1929, विवाह प्रो० ( श्रीमती) जूडिथ खार्शिग से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, मेघालय विधान सभा , 
1972---- 78, अध्यक्ष , (1 ) याचिका समिति, 1972 - 74 ओर ( 2 ) अधीनस्थ विधान सवधी समिति, 1975 -76 , 
मेघालय विधान सभा, सदस्य , राज्य सभा, 13 -4 - 1978 से 12- 4 - 1984 , महामत्री / उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र पार्टी ( असम ) , 
1959 - 711 
स्थायी पता माल्की, शिलाग -1 ( मेघालय ) । 


* वर्मा, श्री अशोक नाथ बी० ए०, एलएल० वी०, जनता दल ( एस ) ( उत्तर प्रदेश) , आचार्य नरेन्द्र देव के आत्मज , 
जन्म 21 अक्तूयर, 1921, विवाह श्रीमती शकुन्तला वर्मा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5- 7- 1986 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता कोठी बलदेव निवास , आचार्य नरेन्द्र देव रोड, फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्मा, श्री कपिल वी० ए० , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री दीप नारायण वर्मा के आत्मज, जन्म 21 मार्च, 
1928, विवाह श्रीमती मिसला मिश्र से , सदस्य, राज्य सभा, 24 - 1- 1985 से 4- 7 -1986 और 5 -7 - 1986 से 
अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 


1, मोरा बाई मार्ग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


वर्मा, श्री केशो प्रसाद ( मध्य प्रदेश) , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1960 से 22 -12 - 1960 1 [ अन्य विवरण उपलव्य 
नहीं है] 


स्थायी पता फफादोह वार्ड, सयपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


201 


राज्य सभा 


वर्मा, श्रीमती नारायणी देवी काग्रेस ( राजस्थान ), श्री राम सहाय भटनागर की आत्मजा, जन्म 1902 , विवाह श्री 
माणिक्य लाल वर्मा से , 1 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1970 से 2-4 - 1976 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~-28- 3- 19771 


वर्मा, श्री निरजन बी० ए० , एलएल० बी०, जनसघ ( मध्य प्रदेश) , श्री शकरलाल वर्मा के आत्मज , जन्म अक्तूबर, 
1914, विवाह श्रीमती चन्द्र कला देवी से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, मध्य भारत / मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1952 - 57 , विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 तक, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1966 से 2 -4-1972, 
उपाध्यक्ष, जनसघ मध्य प्रदेश । 


स्थायी पता . एडवोकेट , विदिशा ( मध्य प्रदेश ) । 


वर्मा, श्री बी० बी० : वार - ऍट - लॉ , काग्रेस (विहार) , श्री अदेय प्रसाद वर्मा के आत्मज , जन्म 26 फरवरी, 1892 , 
विवाहित , 3 पुत्रियों, सदस्य, (1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1934 - 39 और 1946- 47 , ( 2) अत कालीन ससद, 
1950 - 52 , ( 3 ) लोक सभा, 1952 - 57 और 1957 - 61 और ( 4 ) राज्य सभा , 3- 4- 1962 से 2 - 4- 1968 , 
महासचिव, बिहार प्रदेश काग्रेस समिति , 1937 - 39, दिवगत । श्रद्धाजलि - 30-4- 1974 1 


वर्मा, श्री भगवती चरण : वी० ए० , एलएल० बी०, (नाम-निर्देशित ) , श्री देवी चरण के आत्मज, जन्म 30 अगस्त , 
1903, विवाह श्रीमती नन्दिता वर्मा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 14-4-1978 से 5-10- 1981, अनेक 
उपन्यासो, नाटको, कविताओ आदि के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 11 -19811 


वर्मा, श्री महादेव प्रसाद • एम० ए०, बी० टी० , जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश) , चौधरी रायपाल के आत्मज, जन्म 10 
मई, 1906, विवाह श्रीमती सुन्दरी देवी से, 3 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962-67 ओर ( 2 ) राज्य 
सभा, 3 -4 - 1974 से 2- 4 -1980, कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय क्रान्ति दल , उत्तर प्रदेश, हिन्दी में " हमारा सन्देश " 
नामक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता . देव निवास , कटरा गोसाईगज , जिला फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


- 


वर्मा, श्री मान सिह : बी० ए०, साहित्य रत्न , टी० डिप्लोमा, जनसघ ( उत्तर प्रदेश) , श्री डाल चन्द साध के आत्मज , 
जन्म 10 फरवरी , 1912, विवाह श्रीमती सावित्री देवी वर्मा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 
1967 - 68 , सदस्य , राज्य सभा , 3 -4 - 1968 मे 2- 4- 1974 , मयुक्त सचिव / सचिव / उपाध्यक्ष, जनसब उत्तर प्रदेश , 
1952 -- 56 और 1972 -73 । 
स्थायी पता . प्रेम निवास, एफ / 3, जवाहर क्वार्टर्म, सिविल लाइन्स , मेरठ ( उत्तर प्रदेश) । 


202 


जीवन - वृत्त 


*वर्मा, श्रीमती वीणा • एम० ए० ( समाज शास्त्र ), काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ) , श्री पी० एल० रायजादा की 
आत्मजा, जन्म 1 सितम्बर , 1941 , विवाह श्री श्रीकात वर्मा से, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा , 26 - 6- 1986 से 
2 - 4- 1988 और 3- 4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता तिलक नगर, बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


वर्मा, श्री वीरेन्द्र वी० ए०, एलएल० वी०, जनता दल ( उत्तर प्रदेश ), चौ० रघुवीर सिह के आत्मज , जन्म 18 
सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती रामेश्वरी देवी से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1952 -~-62 , 
1967- 68 और 1969 - 77, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1959 - 60, 1970 - 71 और 1975 - - 77 , सदस्य , राज्य सभा , 
3- 4 -1984 से 2- 4 -1990 और 3- 4 - 1990 से 14- 6- 19901 
स्थायी पता : डाकघर शामली, जिला मुजफ्फरनगर ( उत्तर प्रदेश ) 1 


वर्मा, श्री श्रीकांत एम० ए० (हिन्दी साहित्य ), काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ), श्री राज किशोर वर्मा के आत्मज , 
जन्म 18 सितम्बर, 1931, विवाह श्रीमती वीणा वर्मा से , 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 -1976 से 2- 4-1982 और 
3 - 4- 1982 से 25 -5 - 1986 , लघु कथाओ, कविताओ, उपन्यासो आदि अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 - 7- 19861 


वर्मा, श्री सी० एल० काग्रेस (हिमाचल प्रदेश ), ठाकुर हरिदास के आत्मज , जन्म 1910, विवाह श्रीमती सालो देवी 
से , 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1952 से 2- 4- 1958 और 3- 4- 1964 से 2 -4 -1970 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 19- 2- 1973 1 


वलीउल्लाह, श्री मोहम्मद बी० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( मैसूर , अब कर्णाटक ) , मोहम्मद इब्राहीम साहेव के 

आत्मज, जन्म 1899, विवाह श्रीमती हवेबुन्निसा वेगम से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 3 ) मैसूर सविधान सभा , 
1948 - 50, ( 2 ) मैसूर विधान सभा, 1950 - 52 और (3 ) राज्य सभा , 3-4 -1952 से 2-4 -1958 और 
3 -4 - 1958 से 17- 12 -1960, दिवगत । श्रद्धाजलि -~-19-12-19601 


वलीउल्लाह, श्री रऊफ • एम० ए०, साहित्य सुधाकर , काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ) , मोहम्मद भाई के आत्मज, जन्म 14 
जनवरी, 194s, विवाह श्रीमती विजया से , सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 -1984 से 9- 4 - 19901 


स्थायी पता 1196 , कडौंदा पोल , पचपति, कालूपुर , अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


वल्लभराव , श्री जयन्ती वेकटचेला कामेश्वर एम० ए०, साम्यवादी दल ( आध्र प्रदेश) , श्री जगन्नाथराव के आत्मज , 
जन्म 9 दिसम्बर, 1919, विवाह डा० जे० वी० लक्ष्मी से, 1 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1954 से 2 -4-19601 
स्थायी पता . श्रोफ खाना स्ट्रीट, विजयनगरम् ( आन्ध्र प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 


203 


राज्य सभा -- 


वशिष्ठ, कुमारी शान्ता . एम० ए०, एलएल० वी०, एम० ए० ( सामाजिक कार्य) (शिकागो) , काग्रेस ( ओ ) (दिल्ली) , 
श्री लक्ष्मी दत्त वशिष्ठ की आत्मजा, जन्म 20 जून , 1924, सदस्य, दिल्ली राज्य विधान सभा, 1952 - 56, दिल्ली 
राज्य के मुख्य मत्री की ससदीय सचिव, 1952- 53 , उप मत्री, दिल्ली राज्य, 1953 -54, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1960 
से 2- 4-1966 और 3- 4-1966 से 2-4- 1972 ! 
स्थायी पता बी - 125 , सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली । 


वसावडा , श्री शाम प्रसाद रुपशंकर : बी० ए० , ( आनर्स ) , एम० ए०, काग्रेस ( ओ ) ( गुजरात ), श्री रूपशकर 
बसावडा के आत्मज , जन्म 26 फरवरी, 1903, विवाह श्रीमती अनसूया वेन एस० वसावडा से , 4 पुत्र और 3 पुत्रिया , 
सदस्य, ( 1 ) बम्बई विधान सभा, 1946 - 57 और ( 2) राज्य सभा, 30 -8 -1968 से 2-4 -1970 और 3-4 -1970 से 
20- 11 -1972, ‘ पदम भूषण से सम्मानित , दिवगत । श्रद्धाजलि -~-21-11 -1972 । 


वाघेला, श्री शकर सिह : एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , राष्ट्र भाषा हिन्दी परिचय, भारतीय जनता पार्टी ( गुजरात) , श्री 
लक्ष्मण सिंह वाघेला के आत्मज , जन्म 21 जुलाई, 1940, विवाह श्रीमती गुलाव कुवरवा से, 3 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) 
लोक सभा, 1977 - 79 और ( 2 ) राज्य सभा, 10 -4 -1984 से 27 -11- 1989, महासचिव , (1 ) जनसघ, गुजरात, 
1971 - 77 और ( 2 ) भारतीय जनता पार्टी, गुजरात , 19801 


स्थायी पता • 23, विठ्ठल पार्क सोसाइटी, मेहसाणा ( गुजरात ) । 


* वाजपेयी , श्री अटल बिहारी : एम० ए०, भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , प० कृष्ण विहारी वाजपेयी के आत्मज , 
जन्म 25 दिसम्बर , 1926, अविवाहित, सदस्य, लोक सभा, 1957 - 62 और 1967 - 84, अध्यक्ष, लोक लेखा 
समिति, लोक सभा , 1969 - 70 , केन्द्रीय विदेश मत्री, 1977 - 79, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1962 से 25 -2- 1967 

और 30 - 6- 1986 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, ( 1 ) सरकारी आश्वासनो सबधी समिति, राज्य सभा, 1966-67 और (2 ) 
याचिका समिति , राज्य सभा, 1990 से अद्यपर्यन्त, भाषणो और कविताओ के सकलन सवधी पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता . शिदे की छावनी, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) । 


वाडिया , प्रो० अर्देशिर रत्नजी . बी० ए० ( वबई और कैन्टब ), बार- एट - लॉ , ( नाम -निर्देशित ) , श्री रत्नजी वाडिया के 

आत्मज , जन्म 4 जून, 1888, विवाह श्रीमती तहमीना होमजी पोस्तवाला से, 2 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) मैसूर विधान परिषद , 
1930- 31 और 1942- 43 और ( 2) राज्य सभा, 3-4 -1954 से 2-4 -1960 और 3- 4-1960 से 2-4 -1966, 1961 
में पद्म भूषण से सम्मानित, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 15- 11- 19711 


* वर्तमान सदस्य । 
204 


जीवन - वृत्त 


वासन , श्री एस . एस . काग्रेस (मद्रास , अव तमिलनाडु ), श्री एन० सुब्रह्मण्य अय्यर के आत्मज, जन्म 10 भार्च, 
1903 , विवाह श्रीमती पट्टम्माल से, 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1964 से 28-8- 1969, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 28- 8 - 19691 


विकल, श्री रामचन्द्र इटरमीडिएट (हिन्दी मे विशेष योग्यता), विद्यावाचस्पति ( डो० लिट्) ( मानद ), काग्रेस ( आई ) 
( उत्तर प्रदेश ) , चौधरी पतगम सिह के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1916, विवाह श्रीमती हस कुमारी से, 5 पुल और 2 
पुलिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 - 71, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता , 1967, उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के अध्यक्षो की तालिका मे सदस्य , 1969 -70, मली, उत्तर प्रदेश सरकार, 1969 - 70 , अध्यक्ष , आश्वासन 
समिति , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1970 -71, सदस्य , ( 1 ) पाचवीं लोक सभा और ( 2) राज्य सभा, 3 -4- 1984 से 
2 - 4- 19901 
स्थायी पता के वी० 41, कवि नगर, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 


विजय भूषण देवशरण, श्री . मीनियर कैम्ब्रिज, निर्दलीय ( मध्य प्रदेश ), राजा देव शरण सिह के आत्मज , जन्म 11 
जनवरी, 1926 , विवाह श्रीमती जया कुमारी देवी से, 2 पुत और 3 पुलिया , सदस्य (1) मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1952 -62 , (2 ) लोक सभा, 1962 - 67 और ( 3) राज्य सभा, 3 -4- 1970 से 2- 4-1976, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 4 - 10 - 19821 


विजयवर्गीय , श्री गोपीकृष्ण काग्रेस ( मध्य प्रदेश) , श्री बालमुकुन्द विजयवर्गीय के आत्मज , जन्म जनवरी, 1905 , 
विवाह श्रीमती रामेश्वरी देवी से, 1 पुल और 2 पुत्रिया , सदस्य , (3 ) सविधान सभा, 1947 -- 50 और ( 2 ) ग्वालियर 
विधान मडल , 1948 , वाणिज्य मती, ग्वालियर राज्य , 1948, सदस्य, पूर्व काल मे मध्य भारत विधान मडल , 
1948 - 50, मध्य भारत के मुख्य मती, 1949 - 50 , सदस्य , राज्य सभा. 3 -4 -1954 से 2 - 4- 1960 और 3- 4 - 1960 
से 2- 4- 1966, अध्यक्ष, ( 1 ) ग्वालियर राज्य काग्रेस , 1938 और 1941- ~- 43 और ( 2 ) मध्य भारत प्रदेश काग्रेस 
समिति , 1949 और 1951- 52, दिवगत । श्रद्धाजलि - 19-3 - 1984 1 


विजय सिह, श्री बी० ए० , एलएल० बी० , काग्रेस ( राजस्थान) , ठाकुर खागर सिहजी के आत्मज , जन्म 1919 , 
विवाह श्रीमती उछय कुमारी शेखावत से, 3 पुत और 2 पुलिया , सदस्य , राज्य सभा , 3-4 -1954 से 2- 4-1960 और 
3 - 4 - 1960 से 13 - 5 - 1964 , दिवगत । श्रद्धाजलि - ~- 27 -5 - 1964 1 


विजया राजे, कुंवरनी . जनता पार्टी ( बिहार ), महामह्मि कर्नल महाराजा सर उदयजी राव पौर की आत्मजा, जन्म 
16 सितम्बर, 1919, विवाह लेफ्टीनेट डा० राजकुमार बसन्त नारायन सिह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 
3- 4-1952 से 20 -3 -1957 1 
स्थायी पता . राज बगला, डाक्घर और जिला हजारीबाग (बिहार ) । 


205 


* विडतलै विरुम्मी , श्री एस० • वी० ए०, द्रविड मुनेत्र कषगम ( तमिनलाडु ) , श्री शकरन् पिल्ले के आत्मज, जन्म . 22 
फरवरी , 1939 , विवाह श्रीमती एस . वी . नित्यकल्याणी मे , सदस्य, राज्य सभा, 15- 3 - 1989 से 24 -7 - 1989 और 
25 - 7 -1989 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 1 / 57 , तमिलनाडु हाउसिंग यूनिट , थॉमस पार्क , रेस कोर्म रोड, कोयम्बटर ( तमिलनाइ ) । 


* विनसेट , श्री एम० बी० ए०, वी० एल०, सी० एस. डब्ल्यू. ( सयुक्त राज्य अमरीका) , अखिल भारतीय अना दर० मु. 
क० ( तमिलनाडु) , श्री जी० माइकल के आत्मज, जन्म 5 अप्रल, 1949 , विवाह श्रीमती सरोज विनमंट से, 1 पुर आर 
1 पुत्री, सदम्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1977 - 84, तमिलनाडु सरकार मे वित्त मत्री के ससदीय सचिव, 1978- ~~-80 , 
सदस्य, राज्य सभा, 30 - 6-1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . के . पी . रोड , नगरकोइल , जिला कन्याकुमारी ( तमिलनाड ) । 


विल्ललन , श्री तिल्लई . एम० ए०, वी० एल०, द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ) , श्री रामकृष्णन् के आत्मज , जन्म 4 अप्रैल , 
1928 , विवाह श्रीमती दयानिधि विल्ललन से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 - 1968 से 2- 4 -1974, तमिल और 
अग्रेजी भाषा मे अनेक उपन्यासो के लेखक । 


स्थायी पता मीनाक्षी इल्लम , 134, बाजार स्ट्रीट, चिदम्बरम् ( तमिलनाडु ) । 


विल्सन , श्री तरगट्टरी जॉन मोजेज़ : बी० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ), श्री तरगट्री मोजेज के आत्मन , 
जन्म 20 मार्च, 1922, विवाह श्रीमती इदिरा से, 3 पुत्र , सदस्य , (1 ) सविधान मभा, 1946 -- -- 50, ( 2 ) मद्राम 
विधान सभा, 1946 - 52, (3 ) मद्रास विधान परिपद , 1952 -53 आर ( 4 ) गज्य सभा, 7 -7 -1955 मे 2- 4- 1958 । 


स्थायी पता : गन बगला, गुटर ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


विश्वास , श्री चारू चन्द्र • एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( पश्चिमी वगाल ), श्री आशुतोष विश्वास के आन्मज, जन्म 
21 अप्रैल , 1888, विवाह श्रीमती सुहासिनी विश्वास मे , 6 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1930 - 37 और 
( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954 और 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री, 1950 से मई 
1952 और केन्द्रीय मत्री, विधि और अल्पमख्यक कार्य, मई 1952 में अप्रैल 1957, सदन के नेता, गुज्य ममा, फरवरी , 
1953 से नवम्बर, 1954, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिनि , 1953-~~ 57, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 12- 12-19601 


विश्वासराय , श्री राधाकृष्ण : काग्रेम ( टडोसा) , विवाहित, 2 पुत्र , समदीय मचिव, हलीमा सरकार , 1937, मी , लोक 
निर्माण विभाग और जनजातीय विकास , उडीमा मरकार, 1946 48, गदम्य, राज्य मभा, 3 -4 - 1952 मे 1- 4 -19571 


स्थायी पता : गाव नुआपुट , डास्पर जयपुर , जिला कोरापुट ( उडीमा ) । 


•वर्तमान सदस्य । 


जीवन -वृत्त 


* वीरप्पन, श्री के . के . , बी० ए०, बी० एल०, द्र० मु० क . ( तमिलनाडु ), श्री करुप्यानन के आत्मज , जन्म 12 
अगस्त , 1945, विवाह श्रीमती शिवाकामी वीरप्पन से , 2 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 32, करुप्पानन स्ट्रीट, एस० पी० पुडुर नमकल, जिला सेलम ( तमिलनाडु ) । 


वेकटनारायण , श्री पिदाह : राष्ट्र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की , प्र० सो० पा . ( आध्र प्रदेश ) , श्री चलमय्या के आत्मज, 
जन्म 17 सितम्बर, 1907, विवाह श्रीमती सुशीला राधवरत्नम्मा से, सदस्य , ( 1) मद्रास विधान सभा, 1946 - - 52 और 
( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1952 से 2- 4 - 19581 
स्थायी पता • " सनशाइन " जवाहर स्ट्रीट , काकिनाडा ( आध्र प्रदेश) । 


वेकटप्पा, श्री जे० • बी० एससी० , प्र० सो पा . (मैसूर , अब कर्णाटक ); श्री जे० नरनप्या के आत्मज, जन्म 15 मई, 
1928, विवाह श्रीमती चौडम्मा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) मैसूर विधान सभा, 1957 - 62 और ( 2 ) राज्य 
सभा , 3 - 4-1962 से 2- 4- 1968 । 


स्थायी पता , सिदलाघट्टा टाउन , कोलार जिला (कर्णाटक ) । 


वेंकटरामन, श्री एम . आर० बी० ए०, बी० एल० , भा० सा० द० (मार्क्सवादी) ( तमिलनाडु) , श्री एम . आर . 
रामास्वामी शिवन के आत्मज , जन्म 20 अगस्त, 1906, विधुर, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1968 से 2-4-1974 , 
मत्री, तमिलनाडु राज्य समिति , भा० सा० द० , 1943-~~- 48 और 1953 -~~-62 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 25 -7 - 1983 { 


वेकटरामन , श्री एस० . काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु) , श्री सुब्रह्मण्य अय्यर के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1903 , 
विवाह श्रीमती वलम्बल से , 1 पुत्र और 4 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1956 और 3 -4 -1956 से 
2- 4- 1962 , मत्री, तमिलनाडु काग्रेस समिति , 1946 -52, दिवगत । श्रद्धाजलि -~~~ 17 - 11 -19801 


* वेंकटरामन , श्री दिण्डीवनम् जी० बी० ए०, वी० एल०, द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री वी० गोपाल गौंडर के 
आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1931, विवाह श्रीमती वी० वसन्ता से, 3 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 25- 7-1989 
से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 19, जयपुरम कालोनी, दिण्डीवनम् , दक्षिणी अर्काट जिला (तमिलनाडु ) । 


वेकटरामन , श्री विल्लुरी . एम० ए० , स्वतत्र पार्टी ( आध्र प्रदेश) , श्री जोगी नायडू के आत्मज , जन्म 15 मई, 1923 , 
विवाह श्रीमती माणिक्यम से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 30 -11 -1953 से 2- 4- 1956 और 3- 4- 1956 
से 2- 4- 1962 , दिवगत । श्रद्धाजलि - ~- 4- 8- 1978 { 


। 


* वर्तमान सदस्य । 


207 


राज्य सभा --- 


वेंकटराव , श्री चडलवाडा : मैकेनिकल तथा आटोमोवाइल इजीनियरी मे डिप्लोमा, काग्रेस ( आई ) ( आध्र प्रदेश ), श्री 
नदैया के आत्मन, जन्म 11 मार्च, 1931 , विवाह श्रीमती सुगुणा देवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
10 - 4- 1978 से 5- 1 -1981, दिवगत । श्रद्धाजलि - 16- 2-19811 


वेंका, श्री वी० : इन्टरमीडिएट, द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री वीरास्वामी के आत्मज, जन्म 11 जुलाई , 1935, विवाह 
श्रीमती वी० रत्नबाई से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) तमिलनाडु विधान परिषद, 1970 -76 ओर ( 2) राज्य सभा , 
3 - 4 -1978 से 2- 4 - 1984, दिवगत । श्रद्धाजलि -~ 22 - 2- 1988 


वैद्य , श्री कन्हैयालाल डी० . काग्रेस ( मध्य भारत , अव मध्य प्रदेश) , श्री दौलतराम वैद्य के आत्मज , जन्म 1908 , 
विवाह श्रीमती रूपकुवर बाई वैद्य से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4- 1956, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 18 -12 -19741 


वेरो , श्री मेल्हुप्रा : काग्रेस ( नागालैण्ड ) , श्री पोसवुये के आत्मज जन्म 1934 , विवाह श्रीमती केरेले से, सदस्य , राज्य 
सभा, 18-3-1964 से 2-4- 1968 और 3-4- 1968 से 2-4- 1974 | 
स्थायी पता : फेकटाउन , जिला कोहिमा, (नागालैण्ड ) । 


वैशपायन , श्री एस० के० . एम० एससी० ( भौतिकी ), काग्रेस ( आई) ( महाराष्ट्र ), श्री कृष्णराव एम० वैशपायन के 
आत्मज, जन्म 14 मई, 1916, विवाह श्रीमती प्रतिभा एस० वेशपायन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) महाराष्ट्र 
विधान परिषद, 1970 -76 और ( 2 ) राज्य सभा , 3- 4- 1964 से 2- 4- 1970 और 3 -4 - 1976 से 24- 8- 1981 , 
दिवगत ! श्रद्धाजलि - 25- 8- 19811 


वोरा , श्री मोती लाल : काग्रेस ( आई ); ( मध्य प्रदेश ) , श्री मोहन लाल वोरा के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर , 
1928, विवाह श्रीमती शान्ति देवी वोरा से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1972-85, मध्य 
प्रदेश सरकार में राज्य मत्री / मत्री, 1981 और 1982- 84, मुख्य मत्री, मध्य प्रदेश , 1985- 88 , सदस्य , राज्य सभा , 
3 -4 - 1988 से 8 - 3- 1989, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा नागर विमानन मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1988 -89 , 
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश काग्रेस ( आई) , समिति, 1984 -85 । 
स्थायी पता . 33, मोहन नगर, दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) । 


व्यास, डा . एम. आर० : डाक्टरेट ( राजनीतिशास्त्र ) , वी० एससी० ( अर्थशास्त्र ) लन्दन , काम ( महाराष्ट्र ) , श्री एल . 
डी० व्यास के आत्मज, जन्म 24 जून, 1919, विवाह श्रीमती मनुला व्यास से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य ममा , 
3- 4 - 1972 से 2- 4 - 1978 , उपाध्यक्ष, बम्बई प्रदेश काग्रेस समिति, जर्मन भाषा में भारतीय राष्ट्रीय इनिराम की पुम्नक के 
लेखक, दिवंगत । श्रद्धाजलि - 23- 2- 19871 


208 


जीवन - वृत्त 


व्यास , श्री कृष्ण कांत • काग्रेस ( मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश), श्री बृजलाल व्यास के आत्मज, जन्म 30 अगस्त, 
1910, विवाह श्रीमती लीलावती व्यास से , 4 पुत्र और 2 पुत्रिग , सदस्य, ( 1 ) अनतिम ससद, 1950 - 52 और ( 2 ) 
राज्य सभा , 3 - 4 -1952 से 2 - 4- 1956, दिवगत । श्रद्धाजलि - 12- 11 - 1973 । 


व्यास , श्री जयनारायण • मैट्रिक , काग्रेस ( राजस्थान ), पडित सेवारामजी व्यास के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1899 , 
विवाह श्रीमती गौरजा देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, मुख्य मत्री, (1) पूर्वकाल मे जोधपुर राज्य , 1948-49 और (2 ) 
राजस्थान , 1951- ~- 54, सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा / अनतिम ससद, अप्रैल , 1951 तक और ( 2 ) राज्य सभा , 
20- 4 -1957 से 2- 4- 1960 और 3- 4- 1960 से 14 -3 - 1963, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - ~ 15 - 3 - 1963 1 


व्यास , श्री रमेश चन्द्र काग्रेस ( राजस्थान) , श्री छीतर लाल जी के आत्मज, विवाह श्रीमती रमादेवी से , 2 पुत्र और 
4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957- 58 और (2 ) राज्य सभा, 3-4- 1962 से 22-2- 1967, अध्यक्ष, भारतीय 
राष्ट्रीय मजदूर संघ काग्रेस, राजस्थान , दिवगत । श्रद्धाजलि -~~- 17- 2 - 1975 1 


शर्मा, श्री अजित कुमार एम० ए० ( राजनीति विज्ञान) , समाजवादी दल ( असम), श्री वेनुघर शर्मा के आत्मज , 
जन्म 21 अप्रैल, 1922 , विवाह श्रीमती करुणामयी शर्मा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4- 1978 से 
9 - 4 - 1984 , मत्री, समाजवादी दल , असम , 1950 - 52 और 1955-- -- 771 
स्थायी पता सुवागपुर, गुवाहाटी ( असम) । 


शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद : काग्रेस ( आई) (विहार ), श्री राम नरेश शर्मा के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1919, 
विवाह श्रीमती तारादेवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1962 ~ 67 और 1971 - 77 और ( 2 ) 
राज्य समा, 3- 4-1968 से 11 - 3-1971, 10 - 4-1978 से 19-2 -1983 और 22- 8-1984 से 2- 4-1988 , उद्योग और 
नागरिक पूर्ति , नौवहन और परिवहन , पर्यटन और विमानन तथा एचार मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1974 - 77 और 
1980 -~~-83, राज्यपाल, ( 1 ) पजाब, फरवरी से अक्तूबर, 1983 और ( 2 ) पश्चिमी बगाल , अक्तूबर, 1983 से अगस्त , 
1984, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश काग्रेस समिति, दिवगत । श्रद्धाजलि - 2- 11 - 19881 


शर्मा, डा . एव० पी० , एम . एससी० , ए. एम. और पीएच० डी० , काग्रेस ( आई ) ( राजस्थान ) , पडित उमराव लाल 
शर्मा के आत्मज , जन्म 20 नवम्बर, 1921 , विवाह श्रीमती शान्ता रानी शर्मा से, 3 पुत्र, सदस्य , ( 1 ) राजस्थान विधान 
सभा, 1962-~~- 71, ( 2) लोक सभा, 1971 -- 77 और (3 ) राज्य सभा, 2 -7-1985 से 2-4- 1988 1 
स्थायी पता : डाकघर खैरथल, जिला अलवर ( राजस्थान) । 


- 


- 


209 


राज्य सभा 


* शर्मा, श्री कृष्ण लाल . वी० ए० , भारतीय जनता पार्टी (हिमाचल प्रदेश ), श्री राम नारायण के आत्मज, जन्म 
1 नवम्बर , 1925, अविवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय 
सचिव / महासचिव, 1980 - 901 
स्थायी पता • कुमार हाउस, शाकली, शिमला (हिमाचल प्रदेश ) । 


शर्मा, श्री किशन लाल : विशारद, काग्रेस ( आई) ( राजस्थान) , श्री नानालाल के आत्मज, जन्म 1912, विवाह 
श्रीमती चन्द्रिका देवी से, 4 पुत्र और 6 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) राजस्थान विधान सभा , 1957 ---62 और 1967 - 72 

और (2 ) राज्य सभा, 3-4 -1974 से 2-4 -1980, महासचिव, राजस्थान प्रदेश काग्रेस समिति , 1959 --- 73 । 
स्थायी पता : नई हवेली, नाथद्वारा, उदयपुर ( राजस्थान) । 


* शर्मा, श्री चन्दन : एम० ए० , काग्रेस ( आई ) ( हिमाचल प्रदेश) , श्री शिबराम शर्मा के आत्मज , जन्म 10 जून , 
1948, विवाह श्रीमती कस्तूरा देवी से , 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . ग्राम कडो ( देतवार), डाकघर कडो भटनोल , तहसील शिलाई, जिला सिरमौर ( हिमाचल प्रदेश ) । 


शर्मा, श्री पूर्ण चन्द्र • बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( असम ), श्री विष्णु चन्द्र शर्मा के आत्मज, जन्म 7 अक्तूबर , 
1900, विवाह श्रीमती मोक्षदा देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) असम विधान सभा, 1937 - 52 और ( 2) 
राज्य सभा, 3-4 -1956 से 2-4- 1962, दिवगत । श्रद्धाजलि - 12-8 -1986 । 


शर्मा, पडित बालकृष्ण : काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , पडित जमनादास शर्मा के आत्मज , जन्म 8 दिसम्बर , 1897, विवाह 
श्रीमती सरला शर्मा से , 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) केन्द्रीय विधान सभा , (2 ) सविधान सभा, ( 3 ) अन्त कालीन ससद , 
( 4 ) लोक सभा, 1952 - 56 और (5 ) राज्य सभा , 13 -12 -1956 से 29- 4- 1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 29 - 4 - 19601 


शर्मा, श्री बृज बिहारी एम० ए०, एलएल० वी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , राय मुक्ति नाथ शर्मा के आत्मज, जन्म 
23 सितम्बर , 1897 , विवाह श्रीमती मनराजी देवी से , 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4- 1954 और 
3 - 4- 1954 से 2- 4- 1960, दिवगत । श्रद्धाजलि - 22 -12 -1978 1 


* वर्तमान सदस्य । 
210 


जीवन- वृत्त 


- 


- 


शर्मा, श्री भगवत दयाल . एम० ए०, कांग्रेस ( ओ ) ( हरियाणा) , पडित मुरारी लाल के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 
1978, विवाह श्रीमती सावित्री देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, पजाब विधान सभा, 1962 -- - 66, मत्री, पजाब 
सरकार, 1962 -~~~-66, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1966- 67, मुख्यमत्री, हरियाणा, नवम्बर, 1966 से मार्च, 1967 , 
सदस्य, राज्य सभा, 2-8 -1968 से 1- 8- 1974 , अध्यक्ष, ( 1) पजाव प्रदेश काग्रेस समिति, 1963 और 1964 - 66 

और ( 2 ) हरियाणा प्रदेश काग्रेस समिति , 19661 
स्थायी पता • 17 - सी, नार्थ वेस्ट एवेन्यू रोड , पजाबी बाग , नई दिल्ली । 


शर्मा, श्री माधोराम : बी० ए०, एम. डी . ( होम्यो) , काग्रेस ( पजाव) , पडित वुध राम के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल , 
1913, विवाह श्रीमती जीओ देवी से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) पजाब विधान परिषद, 1952 -~- 54 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3- 4-1958 से 2-4 - 1964 , महासचिव , पजाब प्रदेश काग्रेस समिति , 1952 , दिवगत । श्रद्धाजलि 
18- 8 - 19801 


शर्मा, श्री योगेन्द्र : बी० ए०, भा० सा० द० ( बिहार ), श्री गया प्रसाद शर्मा के आत्मज; जन्म 20 अगस्त , 1915 , 
विवाह श्रीमती गीता शर्मा से, 4 पुत्र, सदस्य , (1 ) लोक सभा, 1967 - 70 और ( 2 ) राज्य सभा , 10- 4- 1972 से 
9 -4 - 1978 और 10-4 -1978 से 9- 4-1984, मत्री, (1 ) भासाद की बिहार राज्य समिति , 1956 - ~-62 और ( 2 ) 
भा साद० की राष्ट्रीय परिषद , 1962 - ~- 78 , दिवगत । श्रद्धाजलि-~~- 15 -3 - 19901 


शर्मा, श्री लैमयूम ललित मधोब : सस्कृत और हिन्दी पडित , काग्रेस ( मणिपुर ), श्री बिन्दु मधोब शास्त्री के आत्मज , 
जन्म अप्रैल , 1893 , विवाह, (1 ) श्रीमती कृतमाला देवी और ( 2 ) श्रीमती जसोमती देवी से, 3 पुत्र और 6 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा , 1- 12- 1956 से 2- 4- 1960 और 3 -4 -1960 से 2- 11- 1964 , अध्यक्ष , मणिपुर राज्य काग्रेस , 
दिवगत । श्रद्धाजलि-~~- 16-11-19641 


" शर्मा, श्री सतीश कुमार हायर सेकेन्डरी, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश ) , श्री वी० आर० शर्मा के आत्मज, जन्म • 
11 अक्तूबर , 1947, विवाह श्रीमती स्टैरै शर्मा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6 -1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • ई -315, ग्रेटर कैलाश, पार्ट - II नई दिल्ली । 


शम्भू प्रसाद, श्री एस० • स्नातक ( विश्व भारती ), काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश) , श्री एस . शिवाबाहम के आत्मज, जन्म . 
26 जनवरी, 1911 , विवाह श्रीमती एस० कामाक्षम्मा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 
2 -4 -1956, दिवगत ! श्रद्धाजलि - 31 - 7-19728 


" वर्तमान सदस्य । 


211 


राज्य सभा -- 


शहाबुददीन , श्री सैयद . एम० एससी०, बी० एल०, जनता पार्टी (बिहार ) , श्री सैयद निजामुद्दीन के आत्मज, जन्म 4 
नवम्बर, 1935 , विवाह श्रीमती शाहेर बानो ( मजीद ) से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, भारतीय विदेश सेवा, 1958 -~-78 , 
अल्जीरिया और मारीटानिया मे भारत के राजदूत, 1973 - 75, सदस्य , राज्य सभा , 25 -7 -1979 से 9-4-1984 1 
स्थायी पता कहकशा हाउस , मोहल्ला करीमगज, गया (बिहार ) । 


शान्ति देवी , श्रीमती : उनर प्रदेश , सदस्य , राय सभा, 27- 4- 1961 से 2- 4- 19621 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं 


स्थायी पता : मोहल्ला कटरा बुलाकीदास, डाकघर जसवत नगर , जिला इटावा ( उत्तर प्रदेश ) । 


शान्ति भूषण, श्री : बी० एससी , एलएल० बी०, जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री विश्व मित्र के आत्मज, जन्म 11 
नवम्बर, 1925, विवाह श्रीमती कुमुद भूषण से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, 1969 - 70, सदस्य , 
राज्य सभा, 14 - 7-1977 से 2-4- 1980, केन्द्रीय विधि , न्याय और कम्पनी मामलो के मत्री, 1977 - 791 
स्थायी पता : बी० 16 सेक्टर 14-ए, नोएडा ( उत्तर प्रदेश ) । 


शामनाड , श्री हमीद अली : बी० ए०, बी० एल०, मुस्लिम लीग ( केरल ) , श्री अब्दुल खादर शामनाड के आत्मज , 
जन्म 23 जनवरी, 1929, विवाह श्रीमती उम हलीम से , 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा , 1960 - 64 और 
( 2 ) राज्य सभा, 5- 2- 1970 से 21 - 4- 1973 और 22- 4 -1973 से 21 -4 -1979, महासचिव, मुस्लिम लीग, केरल । 
स्थायी पता : एडवोकेट, सी - व्यू, कासरगोड ( केरल ) । 


शारिक , श्री शरीफुद्दीन : एम०ए० , बी० एड, डी० टी०, एच० यू०, एलएल० बी० ( अलीगढ़ ), नेशनल काफ्रेंस ( जम्मू 
और कश्मीर), श्री एम० अब्दुल गनी के आत्मज , जन्म 3 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती सरवर बेगम से , 1 पुत्र और 
4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 2-4 -1980 से 10- 11 -19841 
स्थायी पता . चोगुल रोड हडवारा, जिला, कुपवारा ( जम्मू और कश्मीर ) । 


शाल , श्री गुलाम मोहिउद्दीन • बी० ए०, एलएल० बी०, नेशनल कान्फ्रेंस ( जम्मू और कश्मीर ) , ख्वाजा मोहम्मद 
अब्दुल्लाह शाल के आत्मज, जन्म 7 अक्तूबर , 1926 , विवाह श्रीमती ताजुनिसा बेगम से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा, 16 - 4-1980 से 15 - 4-1986 , कश्मीर समस्या पर एक पुस्तक के लेखक । 


स्थायी पता : शाल विला, काजी वाग , अनन्तनाग ( जम्मू और कश्मीर) । 


- 


212 


जीवन-वृत्त 


पानी पडित अलगराय : काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री द्वारिका राय के आत्मज , जन्म 29 जनवरी , 1900. विवाह 
श्रीमती परमेश्वरी देवी से , 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 - 52, ( 2 ) सविधान सभा और ( 3 ) 
राज्य सभा. 13 -12 - 1956 से 24 - 4 -1958, सचिव , दिल्ली प्रदेश काग्रेस समिति , 1930 - 33, महामत्री / अध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश काग्रेस समिति, 1950 - 55 , ऋग्वेद पर पुस्तक लिखी, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 18- 3- 1967 । 


शास्त्री, श्री प्रकाश वीर . विद्या भास्कर, शास्त्री, एम०ए०, जन सघ ( उत्तर प्रदेश ) , श्री दलीप सिंह के आत्मज , जन्म 
30 दिसम्बर, 1923, विवाह श्रीमती यशोज से, 2 पुत्र , सदस्य , ( 1 ) लोक सभा, 1958 - 70 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3-4 -1974 से 23 - 11- 1977, महासचिव , भारतीय क्रान्ति दल , कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 23 - 11 -19771 


- 


शास्त्री, श्री ब्रह्मदेव राम : जनता पार्टी (बिहार ) , सदस्य, राज्य सभा 25 - 7- 1979 से 2- 4 -1980 [ अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं है । 


स्थायी पता : ग्राम ढका चैनपुर, डाकघर ढका, जिला पूर्वी चम्पारन (विहार ) । 


शास्त्री, श्री भोला पासवान . स्नातक ( शास्त्री, काशी विद्यापीठ ), काग्रेस ( यू) (विहार ), श्री धूसर पासवान के 
आत्मज , जन्म 1914, विवाह श्रीमती देवकी देवी से , सदस्य, विहार विधान सभा , ससदीय सचिव / मत्री , बिहार सरकार, 
1946 - 51 और 1952 - 63, तीन वार विहार के मुख्य मत्री रहे, सदस्य, राज्य सभा , 31 -5- 1972 से 2 -4-1976 

और 3- 4- 1976 से 2- 4- 1982 , केन्द्रीय मत्री , निर्माण , आवास और शहरी विकास , 1973- 74, राज्य सभा में विपक्ष के 
नेता, फरवरी-मार्च, 1978, अध्यक्ष, भारत सरकार के अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 17 -1 -19851 


शास्त्री, श्री लाल बहादुर , ( काशी विद्यापीठ ) , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री शारदा प्रसाद के आत्मज , जन्म 1905 , 
विवाह श्रीमती ललिता शास्त्री से , 4 पुत्र और 2 पत्रिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937 - 52, उत्तर प्रदेश 
सरकार में ससदीय सचिव / मत्री, 1946 - 51, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 -1952 से 2 - 4 - 1954 और 3 - 4 -1954 स 
13- 3- 1957 , केन्द्रीय रेल और परिवहन मत्री, बाद में भारत के प्रधान मत्री, 9 - 6 - 1964 से 11 - 1 -1966, मत्री, उत्तर 
प्रदश काग्रेस समिति, महामत्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति , 1951 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 14- 2 -19661 


आ काडारदास कालीदास : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( महाराष्ट्र ) , श्री कालीदास विचारदास शाह के 
मज, जन्म 15 अक्तूबर , 1908 , विवाह श्रीमती मधबेन के० शाह से , 2 पुत्र और 3 पुनिया , सदस्य, (1 ) बम्बई 
नपान सभा, 1952 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 - 4 - 1960 से 2- 4 - 1966 और 3- 4 -1966 से 22- 5 - 1971 . सूचना और 
प्रसारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण , निर्माण आवास और शहरी विकास मत्रालयो मे केन्द्रीय मत्री, 1967 - 71 , सदन 

, राज्य सभा , नवम्बर , 1969 से अगस्त, 1971, अनेक वर्षों तक बम्बई प्रदेश काग्रेस समिति के 

उपाध्यक्ष / अध्यक्ष रहे , महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस समिति, 1962 - 63 , दिवगत । 


श्रद्धाजलि - 14 -3 -19861 


213 


राज्य सभा 


शाह, श्री भोगीलाल मगनलाल • काग्रेस ( सौराष्ट्र , अब गुजरात), श्री मगनलाल वीरचन्द शाह के आत्मज, जन्म 
23 जनवरी, 1887, विवाह श्रीमती चचलवेन से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) पूर्वकाल में भावनगर राज्य विधान 
सभा , 1945 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4- 1956, दिवगत, 15-12- 1976 । 


शाह, श्री मणिलाल चतुरभाई • एम० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( वम्बई , अव महाराष्ट्र ) , श्री चतुरभाई अनूपचन्द शाह 
के आत्मज , जन्म 30 अक्तूबर, 1894, विवाह श्रीमती सरस्वती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) सविधान सभा , 
1946 - 49, ( 2 ) अनन्तिम ससद , 1950 - 52 और ( 3) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 2-4 -1956 और 3 -4 -1955 
से 9- 1 - 1960 , वित्त मत्रालय में केन्द्रीय उपमत्री / राज्य मत्री, 1954 - 57, दिवगत । श्रद्धाजलि - 8- 2 -19601 


- 


शाह, श्री मणिक लाल चुन्नीलाल : बी० ए०, एलएल० बी० , काग्रेस ( गुजरात) , श्री चुन्नीलाल शाह के आत्मज , 
जन्म दिसम्बर, 1896 , विवाह श्रीमती तारा बेन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, पूर्वकाल में बम्बई विधान सभा , 
1946 - 57, मत्री, पूर्वकाल मे बम्बई राज्य, 1957 - 60, मत्री, गुजरात सरकार , 1960 - 62 , सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4- 1962 से 2- 4 -1968 । 
स्थायी पता . गुलवाई टीकरी , अहमदावाद ( गुजरात ) । 


- 


शाह, श्री मेघजीभाई पेठराज : काग्रेस ( बम्बई, अव महाराष्ट्र ), श्री पेठराजभाई शाह के आत्मज, जन्म 1904 , 
विवाह श्रीमती मणिवेन शाह से, 2 पुत्र ओर 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1956 से 26- 7-19571 


स्थायी पता • मेघदूत केन्द्रीय जेल रोड , जामनगर ( गुजरात ) । 


शाह , श्री मनुभाई . बी० एससी० (रसायन - शास्त्र ) , बी० एससी० ( टैक . ), काग्रेस ( गुजरात ), श्री मनसुखलाल 
मणिकलाल शाह के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर , 1915, विवाह श्रीमती विद्यावेन शाह से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , 
पूर्व काल मे सौराष्ट्र विधान सभा, 1948-~-56, मत्री, सौराष्ट्र - सरकार , 1948 - 56 , सदस्य , ( 1) राज्य सभा , 
3- 4 - 1956 से 12- 3 -1957 और 3- 4 -1970 से 2- 4- 1976 और ( 2 ) लोक सभा , 1957 - 62 और 1962 - 67, 
औद्योगिक विकास , भारी उद्योग, वाणिज्य, उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1956 - 671 


स्थायी पता • लाल बगला, जामनगर ( गुजरात ) । 


214 


जीवन - वृत 


- 


- 


- 


- 


" शाह , श्री वीरेन जे : ए एम . पी . ( हसवर्ड ) ( यू. एस. ए. ) , भारतीय जनता पार्टी ( महाराष्ट्र ) , श्री जीवन लाल 
मानीचन्द के आत्मज, जम 12 मई, 1926, विवाह श्रीमती अजना शाह मे, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदन्य, (1 ) लोक 
सभा, 1967 -~-70 और ( 2) राज्य ममा, 14-8- 1975 मे 13- 8-1991 और 3-4 -1993 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 6 - ए मुनीना, बी . जी . खेर मार्ग, यम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


शाही , श्री नागेश्वर प्रसाद • एम . ए. , एलएल. यी , विशारद, सस्कृत में मध्यमा, लोकदल ( उत्तर प्रदेश ) , श्री बालेघर 
प्रसाद शाही के आत्मज, जन्म 20 नवम्बर, 1921, विवाह श्रीमती सुशीला शाही से , 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3-4 -1970 से 2-4 -1976 और 3 -4- 1976 से 2-4- 1982, अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आवासनो सम्बन्धी 
समिति , 1980 - 821 
स्थायी पता . ग्राम और डाक घर चेलघाट, जिला गोरयापुर ( उत्तर प्रदेश) । 


शाहेदुल्ला , श्री सैयद : बी . ए. ( आनर्स ) ( अर्थशास्त्र ) , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ( पश्चिमी बंगाल ) , 
श्री सैयद हमीदुल्ला के आत्मज , जन्म 24 मार्च, 1913, विवाह श्रीमती रबिया वेगम मे, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , 
( 1 ) पधिमी बगाल विधान परिषद और विधान सभा तथा ( 2 ) राज्य सभा , 3 -4 -1978 से 2- 4 -1984, वगला में कुछ 
पुस्तकों के लेखक , दिवगत । प्रद्धाजलि - 21 - 2- 1991 । 


शिल्ला , श्री शोवालेस के . : एम . ए. , एलएल० वी०, आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस ( मेघालय ) , श्री नेवेल 
शैल्लम के आत्मज, जम 3 अक्तूबर, 1939, विवाह श्रीमती कॉस्टोरियल शिल्ला से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , 
राज्य सभा, 13 - 4 - 1972 से 12- 4 - 19781 
स्थायी पता . पनालियर, जोवाई ( मेघालय ) । 


शिवप्रकाशम , श्री एस . • डिप्लोमा ऑफ इंडियाने ऑफ ग्रावेट, 5. मु . ० ( पाडिचेरी ) , श्री पणमुगवेल के आत्मज , 
जन्म 23 अक्तूबर, 1905, विवाह श्रीमती जगदम्बाल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7- 8- 1969 से 
6- 8- 1975 , तमिल में कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । द्धाजलि - 11 -10 -1989 


वर्तमान मदस्य । 


215 


राज्य सभा 


* शिव शकर, श्री पी० • बी० ए० ( आनर्स ) अग्रेजी, श्रेष्ठता सहित, एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( गुजरात ), श्री पी० 
वाशिह के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1929, विवाह श्रीमती पी० लक्ष्मी बाई से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, न्यायाधीश, आध्र 
प्रदेश उच्च न्यायालय , अक्तूबर, 1974 से जून, 1975 , सदस्य, (1 ) लोक सभा, 1979 -80 और 1980 - 84 और 
( 2 ) राज्य सभा, 10- 5 -1985 से 13 - 8- 1987 आर 14 -8 - 1987 से अद्यपर्यन्त, विधि , न्याय ओर कम्पनी कार्य , 
पेट्रोलियम , रसायन और उवर्रक , ऊर्जा, वाणिज्य , खाद्य और नागरिक पृर्ति , विदेश , योजना तथा मानव संसाधन विकास 
मत्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1980 - 84 और 1986 - 89, सभा के नेता, राज्य सभा, जुलाई, 1988 से नवम्बर, 1989 , 
विपक्ष के नेता, राज्य सभा, दिसम्बर, 1989 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : 3-6-105 श्री सदन हिमायत नगर, हेदराबाद ( आध्र प्रदेश) । 


* शिवाजी, डा . येलामनचिली : एम० वी० बी० एस० , तेलुगु देशम् ( आध्र प्रदेश ), श्री राधा कृष्ण के आत्मज , जन्म 
28 जुलाई, 1947 , विवाह डा० हेमा से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , मत्री, लोक दल , 
आन्ध्र प्रदेश, 1989 मे जॉन देल्वी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • डाकघर -- वृन्दावन गार्डन्स , गुट्टर ( आन्ध्र प्रदेश) । 


शिशिर कुमार, श्री : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ( विहार ), सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1964 से 2- 4- 1970 और 3- 4- 1970 
से 2- 4- 1976 1 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है । 


स्थायी पता : 129, हाई काकड बाग कॉलोनी, पटना (बिहार ) । 


- 


शुक्ला, श्री केशवप्रसाद : बी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश) , श्री रघुनाथ प्रसाद शुक्ला के 
आत्मज , जन्म 14 मार्च, 1922, विवाह, श्रीमती प्रेमवती शुक्ला से , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4 -1982 से 2- 4 - 1988 । 


स्थायी पता 


उपरहती, डाकघर -- उपरहती, रीवा ( मध्य प्रदेश ) । 


शुक्ला, श्री चक्रपाणि . काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला के आत्मज , जन्म 2 अप्रैल, 1916, 
विवाह श्रीमती कृष्णा कुमारी शुक्ला से , 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 - 62 और 
1962 - 67 और ( 2 ) राज्य सभा, 8 - 2- 1966 से 2 -4 -1970 और 3 -4 -1970 से 2- 4- 1976 1 
स्थायी पता • वालोदा बाजार , रायपुर ( मध्य प्रदेश) । 


* वर्तमान सदस्य । 
216 


जीवन- वृत्त 


शुक्ला , श्री महावीर प्रसाद ची० ए०, एलएल० वी , काग्रेम ( उत्तर प्रदेश ), प. झुलारू राम शुक्ला के आत्मज , 
जन्म 5 अप्रल, 1908, विवाह श्रीमती कृष्णा प्यारी देवी से , 2 पुत्र आर 4 पुत्रिया , सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1952 - 62, उपमत्री, उत्तर प्रदेश सरकार , 1959 - 60, सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 - 1902 म 2- 4 - 1964 3 - 4 -1964 से 
2- 4 -1970 और 3- 4- 1970 से 2- 4- 1976, सचिव / महारचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति , 1955 - 58 ओर 
1961 - 631 


स्थायी पता 


गाव रायपुर, डाकघर- माद्रा मकुन्दपुर, जिला इलाहबाद ( उतर प्रदेश ) । 


शेख , श्री अब्दुल रहमान लोक दल ( उत्तर प्रदेश) , श्री अब्दुल समद शेख के आत्मज, जन्म 1934 , विवाह 
श्रीमती फातिमा वेगम मे, 3 पुत्र आर 2 पुत्रिया , सदस्य, जम्मू आर कश्मीर विधान सभा, जम्मू और कश्मीर विधान सभा 
के उपाध्यक्षा के पेनल मे सदस्य , 1972 -73, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1978 मे 2- 4- 1984 , अध्यक्ष, ( 1 ) जम्मृ आर 
कश्मीर राज्य जनसघ, 1972 -73 आर ( 2 ) जम्मू और कश्मीर , भारतीय लोक दल , 1974 - 77, कार्यवाहक अध्यक्ष, 
लोक दल , 1975 - 76 , महासचिव, लोक दल । 
स्थायी पता • 108 , वी०सी० वजारत रोड, जम्मू तवी ( जम्मू आर कश्मीर ) । 


शेख, श्री घास मोहिउद्दीन बी० ए०, काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदश ), श्री दस्तगीर साहब शेख के आत्मज, जन्म 
1 फरवरी, 1934, विवाह श्रीमती बेगम अशरफ से , 4 पुत्र ओर 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1978 से 
9 - 4 - 19841 


स्थायी पता• 4 / 88, मॉस्क स्ट्रीट, गुडर , जिला नेल्लोर ( आन्ध्र प्रदेश) । 


शेखावत, श्री भरो सिह जनसव ( मध्य प्रदेश ), सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1974 से 5-12-1977 [ अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं है ।] 
स्थायी पता . द्वारा भारतीय जनसघ प्रादेशिक कार्यालय, मोमवारा, भोपाल ( मध्य प्रदेश ) । 


शेखर, श्री एन० सी० • इन्टरमीडिएट, साम्यवादी दल ( केरल ), श्री वी . नारायण पिल्ल के आत्मज, जन्म जून , 
1906 , विवाह श्रीमती इदायथ जानकी से , 4 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1954 से 2- 4 - 1960 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~ 5- 12- 1996 1 


शेजवलकर , श्री नारायणराव कृष्णराव वी० एससी , एलएल० वी , जनमय ( मध्य प्रदेश ) , श्री कृष्णराव महादव 
के आत्मज, जन्म 7 अगस्त , 1923 , विवाह श्रीमती विमल शेजवलकर मे, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 
3 -4 -1968 में 2- 4- 1974, महासचिव आर अध्यक्ष, जनसव, मध्य प्रदेश । 
स्थायी पता कृष्ण - कृपा , विवेकानद मार्ग, लश्कर, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) । 


217 


राज्य सभा 


शेट्टी, श्री वी० पी० वासप्पा : काग्रेस ( पूर्वत मैसूर वर्तमान कर्णाटक ), श्री वी० पुप्पन्ना शेट्टी के आत्मज , जन्म 2 
फरवरी, 1901 , विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, उपाध्यक्ष, मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1948, सदस्य , 
राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4 -1958 और 3- 4- 1958 से 2- 4- 1964 । 


स्थायी पता 


कॉफी प्लान्टर , चेलीगोडिगे एस्टेट, डाकघर अल्डर, जिला चिकमगलूर (कर्णाटक ) । 


शेरखान , श्री एम० . काग्रेस ( ओ ) ( पूर्वत मेसूर वर्तमान कर्णाटक ) , श्री थाफजुल हुसन खा के आत्मज, जन्म । 
10 दिसम्बर, 1922, विवाह श्रीमती अशरफुलनिसा बेगम से, 4 पुत्र ओर 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 9- 3-1961 से 
2-4- 1964, 3- 4-1964 से 2- 4-1970 तथा 3-4 - 1970 से 2-4-1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -12-19891 


पुन और पुनिया, सदस्य,राज्य सभा,A 


ST 


शेरवानी, श्री मुस्तफा रशीद बी० एससी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , श्री निसार अहमद शेरवानी के आत्मज , जन्म 
12 जुलाई , 1921, विवाह श्रीमती तारा कादर से, 3 पुत्र ओर 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1960 से 2-4- 1965 , 
3- 4 - 1966 से 2- 4 -1972 और 5 - 7 -1980 से 8- 4 -1981, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20- 4 -1981 1 


श्यामकुमारी देवी, श्रीमती काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री लाल मगल सिह की आत्मजा, जन्म 1910, विवाह ठाकुर 
दलगजन सिह जूदेव से , सदस्य , ( 1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952 - 57 और 1957-~ ~- 62, ( 2 ) लोक सभा , 
1963 - 67 और (3 ) राज्य सभा , 3- 4- 1968 से 2-4 -1974 और 3 -4 -1974 से 2-4 - 1980, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 23 - 7 - 1984 । 


* श्रीधरन् , श्री अरगिल . इटरमीडिएट, जनता दल ( केरल), श्री ए० गोपालन के आत्मज , जन्म 29 मार्च, 1923, 
विवाह श्रीमती नलिनी से, सदस्य , ( 1 ) चोथी लोक सभा और ( 2 ) गज्य सभा, 2- 7- 1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय 
वाणिज्य मत्रालय में राज्य मत्री, अप्रैल, 1990 से नवम्बर , 1990, महामत्री , प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, केरल , 1958 - 62 , 
अध्यक्ष, समाजवादी दल , 1961 - 71, अध्यक्ष, जनता पार्टी, केरल, 1982 - 84 और 1986 - 881 
स्थायी पता • अरगिल हाउस , कालीकट ( केरल ) । 


श्रीनिवासन , श्री टी० के० द्र० मु० क . ( तमिलनाडु ) , श्री एन० कोठाडापाणि के आत्मज , जन्म 14 नवम्बर , 1922 , 
विवाह श्रीमती सरस्वती से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1970 से 2- 4 - 1976, एक उपन्यास और लघु 
कहानियो के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 -10- 19891 


श्रीनिवासन , श्री थॉमस : एम० ए०, एल टी०, काग्रेस (मद्रास अव तमिलनाडु) , श्री देवाचिले थाथेर के आत्मज , 
जन्म 25 जनवरी, 1904, विवाह श्रीमती मार्था से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4- 1960 से 
17 - 4- 1963 , इतिहास पर पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 22 -4 -19631 


* वर्तमान सदस्य । 


218 


जीवन- वृत्त 


- 


- 


- 


- 


श्रीमाली, डा . के . एल . . एम० ए० (दर्शन शास्त्र ), एम०ए० ( प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ), पीएच . डी० ( कोलम्बिया ) , 
काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री रतन लाल श्रीमाली के आत्मज, जन्म 30 दिसम्बर , 1909, विवाह श्रीमती गगावाई श्रीमाली 
से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 2- 4-1956 और 3-4 -1956 से 1 -3- 1962, ससदीय 
सचिव / केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, 1953-~ - 58, शिक्षा संबंधी विपयो पर पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • विद्या भवन , उदयपुर ( राजस्थान ) । 


- 


श्रीवास्तव , डा . जे० पी० • डी० एससी० ( आगरा ) , डी० लिट् ( लखनऊ ) , एम . एससी . टेक ., ( विक्ट० ), ए० एम० 
एस . टी० , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश), मुशी जानी प्रसाद श्रीवास्तव के आत्मज, जन्म 16 अगस्त , 1889, विवाह श्रीमती 
कैलाश श्रीवास्तव से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 14- 12- 1954 , मत्री, उत्तर प्रदेश 
सरकार, 1931---- 36 और 1937, दिवगत । श्रद्धाजलि - ~ 15 - 12- 19541 


- 


- 


- 


सकटा प्रसाद, डा . स्नातक , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), श्री चुन्नू लाल के आत्मज, जन्म 28 मार्च, 1928 , 
विवाह श्रीमती शियो रानी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) लोक सभा, 1967 ~- 77 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3- 4 - 1982 से 29 - 12 - 19841 
स्थायी पता • ग्राम और डाकघर अख्तियारपुर, जिला सीतापुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


- 


सजीवैया, श्री डी० बी० ए० , वी० एल० , काग्रेस ( आध्र प्रदेश ), श्री डी० मुनेया के आत्मज , जन्म 14 फरवरी , 
1921, विवाह श्रीमती कृष्णावेणि सजीवैया से, सदस्य , (1 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52, ( 2 ) मद्रास विधान सभा , 
1952 और ( 3 ) आध्र प्रदेश विधान सभा , 1952 - ~-64, मद्रास और आध्र प्रदेश की सरकारों मे मत्री, 1952 -~- 60, 
मुख्य मत्री, आध्र प्रदेश , 1960 - ~- 62, सदस्य , राज्य सभा 3 -4 - 1964 से 2- 4- 1970 और 3- 4 - 1970 से 7-5 - 1972, 
श्रम और रोजगार तथा उद्योग मत्रालयो मे केद्रीय मत्री, 1964-~ ~ 67 और 1970 -71, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस , 
1962 ~ ~ 64, दिवगत । श्रद्धाजलि - 8 -5 -1972 ! 


सतानम , श्री के . एम० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु) , श्री कस्तूरी रगा के आत्मज, जन्म 14 
जुलाई, 1895, विवाह श्रीमती सुन्दरम से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1937 -~~42 , 
( 2 ) सविधान सभा , 1946-~~- 50 और ( 3 ) अत कालीन ससद, 1950 - ~- 52, केन्द्रीय रेल राज्य मत्री, 1949 - 52 , 
उपगज्यपाल, विध्य प्रदेश , 1956- 57, अध्यक्ष, वित्त आयोग , 1956- 57, सदस्य, राज्य सभा, 18 -4- 1960 से 
2- 4- 1962 और 17- 4- 1962 से 2-4 -1964 , अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि-~~- 11 -3 - 19801 


- 


सतोख सिह, सरदार . एम० एससी० ( आनर्स ), काग्रेस (दिल्ली ), भाई मुकुन्द लाल के आत्मज, जन्म 7 अक्तूबर , 
1922, विवाह श्रीमती निर्मलजीत कौर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 36-4- 1962 से 15 -4- 1968 1 
स्थायी पता 76 - डी , मालचा मार्ग, डिप्लोमेटिक एनक्लेव , नई दिल्ली । 


- 


- 


219 


राज्य सभा -- 


- 


- 


सईद अहमद, श्री . वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदश ) , श्री सईद इसहाक के आत्मज , जन्म 1896, 
अविवाहित, सदस्य , (1 ) लोक सभा, 1952 ----54 ओर ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1962 से 2- 4- 1968 ओर 3- 4- 1968 
से 2 - 4 - 1974, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 23 - 2- 19871 


सईद , मुफ्ती मोहम्मद एम० ए० , एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( जम्मू और कश्मीर) , मुफ्ती गुलाम मोहम्मद के 
आत्मज , जन्म 12 जनवरी, 1936 , विवाह वेगम गुलशन नजीर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , (1 ) जम्मू और 
कश्मीर विधान सभा, 1962---- 72 तथा 1985 - 86 , तथा ( 2 ) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद् , 1972---- 77, उपमनी 

ओर मत्री , जम्मू और कश्मीर सरकार, 1967 -~-70 और 1972 - 75, सदस्य , राज्य सभा , 22 -10 - 1986 से 
28- 7 -1989, केद्रीय पर्यटन मत्री, 1986- 87, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर प्रदेश काग्रेस समिति, 1975 - 87 । 


स्थायी पता • विजव्हारा , जिला अनन्त नाग ( जम्मू आर कश्मीर) । 


सईद , मुहम्मद, डा० वी० ए० • एम० ए०, एलएल० वी०, पीएच० डी० ( लदन) , वार - एट - लॉ , काग्रेस ( केरल ) , 
श्री अब्दुल अजीज के आत्मज , जन्म 29 मई, 1923, विवाह श्रीमती सारा वीवी मे , 2 पुत्र आर 2 पुत्रिया, सदस्य , 
राज्य सभा , 22- 4- 1973 से 21 - 3- 1977, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालयो में केन्द्रीय राज्य मत्री, 1975 - 77 , 
कुछ पुस्तका क लखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13- 3 - 1985 1 


* सकी, श्री टी० ए० मोहम्मद वी० ए०, वी० एल०, डी० एम० के० ( तमिलनाडु ), श्री मोहम्मद अनीफ के आत्मज , 
जन्म 1 जुलाई, 1942, विवाह श्रीमती मुनव्वरजहा से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4 - 1990 से 
अद्यपर्यत । 


स्थायी पता 12 / 1, इन्फेन्द्री रोड, वेल्लोर , नॉर्थ अरकोट , अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट ( तमिलनाडु ) । 


सकसेना, श्री मोहन लाल वी० एससी , एलएल० वी०, ( नाम-निर्देशित) , श्री तेज कृष्ण के आत्मज जन्म 
26 अक्तूबर, 1896 , विवाह श्रीमती शकुन्तला से, 1 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, ( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् , 
1924 -- 26, ( 2) केन्द्रीय विधान सभा, 1935 -~~-47, ( 3 ) सविधान सभा , ( 4) अन्त कालीन मसद, 1950- --52 , 
(5 ) लोक सभा , 1952 - 57 और (6 ) राज्य सभा, 22-11-1959 से 2-4 - 1964, केन्द्रीय पुनर्वास मत्रो , 
1948 --50, सचिव / अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति , 1929 - 35 और 1937 -- 39 , कुछ पुस्तको के लेखक , 
दिवगत । श्रद्धाजलि -- 16- 8 - 19651 


सकमेना, श्री हर प्रसाद स्नातक , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री तुलसी राम के आत्मज, जन्म जुलाई, 1885, विवाह 
श्रीमती जगत रानी सक्सेना से , 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1952 से 2-4- 1956 और 3- 4-1956 से 

2- 4- 1962, वावू ( एक उर्दू व्यग्य ) के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 8 - 11- 1962 1 
* वर्तमान सदस्य । 
220 


जीवन- वृत 


सखलेचा, श्री वीरेन्द्र कुमार • वी० ए०, एलएल . बी , जनसघ ( मध्य प्रदेश ) , श्री केशरीमलजी सखलेचा के आत्मज , 
जन्म 4 मार्च, 1930 , विवाह श्रीमती चेतन कुमारी से , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा , 
1957 --- 72, विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा , अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, मध्य प्रदेश विधान सभा, तीन वपा 
के लिए, उप -मुख्य मत्री, मध्य प्रदेश, दो बार, मदस्य , राज्य सभा, 10- 4- 1972 से 26- 6- 1977 1 
स्थायी पता चोली घाटी, जावद , जिला- मदसार ( मध्य पदश ) । 


सच्चिदानद, श्री आयुर्वेद वाचस्पति , काग्रेस ( यू ) ( र्णाटक ) , श्री टीएस० अनतमृति के आत्मज , जन्म 30 जुलाई, 
1929 , अविवाहित , सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4 - 1978 से 9- 4 - 1984 1 
स्थायी पता . 406- ए, II ए- क्रास, तीसरा ब्लाक कोरामगल , बगलोर ( कर्णाटक ) । 


--- 


सत्पथी, श्रीमती नन्दिनी . एम० ए०, काग्रेस ( उडीसा) , श्री कालिन्दी चरण पाणिग्रही की आत्मजा, जन्म 19 जून , 
1931 , विवाह श्री देवेन्द्र सत्पथी मे, 2 पुत्र , मदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1962 से 2-4 -1968 और 3- 4-1968 मे 
29 -11- 1972, मृचना आर प्रसारण मत्रालय में केन्द्रीय उपमत्री और राज्य मत्री रही, 1966 - - 72, उडिया मे लघु 
कथाओं और निवधो की लेखिका । 
स्थायी पता पीठापुर , कटक ( उडोसा ) । 


सत्यचरण , श्री एम० ए०, वी० टी०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री वश बहादुर लाल के आत्मज , जन्म 5 जुलाई, 
1907 , विवाह श्रीमती पद्मावती दवा से , 3 पुत्र ओर 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1960 से 13 -8 -1963, कुछ 
पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 14- 8- 1963 1 


सत्यनारायण, श्री मोतुरी (नाम -निदेशित ) , जन्म 1902 , विवाह श्रीमती सूर्यकाता देवी से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया , 
सदस्य , ( 1 ) सविधान सभा, 1948 --- 50, ( 2 ) अत कालीन ससद , 1950 - 52, ( 3 ) मद्राम विधान परिपद्, 
1952 --- 54 ओर ( 4 ) राज्य सभा , 3 -4 - 1954 से 2- 4- 1960 तथा 3 -4 - 1960 से 2-4 - 1966, 1958 मे पद्मश्री में 
सम्मानित । 
स्थायो पा " सूर्यानीकुज ", 7, फर्स्ट क्रेसेट रोड , गाधीनगर , अडयार, मद्रास ( तमिलनाडु) । 


सत्यनारायण, श्री वेणीगल्ल • इटरमीडिएट , काग्रेस ( आध्र प्रदेश ), श्री वीरय्या वेणीगल्ल के आत्मज, जन्म 
5 अक्तूबर, 1918, विवाह श्रीमती नागेश्वरम्मा से , 1 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य , आध्र प्रदेश विधान परिषद , 
1958 - ~- 70, आध्र प्रदेश सरकार के मत्री, 1967 -- 69 , सदस्य , राज्य सभा, 3 -4 - 1970 से 2 -4 -1976 तथा 
3-4 -1976 से 20-10- 1980, दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -11 -19801 


221 


राज्य सभा 


सत्यव्रत सिद्धान्तालकार , प्रो . सिद्धान्तालकार ( स्नातक ) , विद्या मार्तण्ड ( डाक्टोरेट ) , (नाम -निर्देशित ) , प० वालक 
राम लखनपाल के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1898, विवाह श्रीमती चद्रावती लखनपाल से , 1 पुत्र, कुलपति , गुरुकुल 
कागडी विश्वविद्यालय, सदस्य , राज्य सभा, 25 -11- 1964 से 2- 4 - 1968 , शिक्षा और समाजशास्त्र पर अनेक पुस्तको के 
लेखक । 


स्थायी पता • द्वारा गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, डाकघर - गुरुकुल कागडी, जिला, सहारनपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


* सत्या बहिन , श्रीमती . एम० ए० ( समाजशास्त्र) , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री बलदेव प्रसाद की आत्मजा, 
जन्म 5 जनवरी, 1944, विवाह श्री चन्द्रप्रकाश नायक से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4-1988 से 
अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : लक्ष्मण सदन , लालपुर , सिविल लाइन्स , एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 


* सनदी, प्रो० आई० जी० . एम० ए०, राष्ट्र भाषा प्रवीण , काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , श्री जी० एच० सनदी के 
आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती जेबुन्निसा बेगम सनदी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , (1 ) 
कर्णाटक विधान सभा, 1972 ---78 और ( 2) राज्य सभा , 10 -4 - 1990 से अद्यपर्यत । 
स्थायी पता : कविराज मार्ग, विश्वेवर नगर , हुवली (कर्णाटक ) । 


सपू, श्री प्रकाश नारायण . एम० ए०, एलएल० वी०, एलएल० डी० ( सम्मानार्थ), वार- एट- लॉ , काग्रेस ( उत्तर प्रदेश) , 
राइट ऑनरेवल सर तेज बहादुर सम्र के आत्मज, जन्म 11 फरवरी , 1894 , विवाह श्रीमती जनक दुलारी चाक से , 
3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य परिषद्, 1934 - 47 और इसके अध्यक्षो के पैनल में , 1941 -42, सदस्य, राज्य 
सभा, 3- 4 -1956 से 2- 4- 1962 और 3- 4- 1962 से 2- 4 -1968, उपसभाध्यक्ष , राज्य सभा, 1958 -59, अध्यक्ष, 
लिबरल पार्टी, 1938 - 39, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय , 1947 - 54, विधि और सविधान विषयक पुस्तको के 
लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 29- 4 -19691 


सरदार सिह, श्री : एम० ए० ( कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ) , वार- एट - लॉ, निर्दलीय ( राजस्थान), राजा बहादुर अमर सिह के 
आत्मज, जन्म 16 मार्च, 1920, विवाह राजकुमारी भुवन राज्य लक्ष्मी से, सदस्य, ( 1 ) जयपुर विधान परिषद्, 1945 , 
( 2 ) सविधान सभा , 1947 - 50, ( 3 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52 और ( 4 ) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 
16 - 9 - 1956, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 2 - 1997 । 


सरदेसाई , श्री श्रीनिवास गणेश • वी० काम०, भारतीय साम्यवादी दल ( महाराष्ट्र) , श्री गणेश सखाराम सरदेसाई के 
आत्मज, जन्म 3 मार्च, 1907, विवाह श्रीमती गागी भाटवडेकर से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1970 से 
2- 4 -1976, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता • 497, रुप राज , सरदार पटेल रोड , वम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
222 


जीवन- वृत्त 


सरिंग , श्री लेनार्ड सोलोमन . आई एससी०, सिविल इजीनियरिंग में डिप्लोमा, काग्रेस ( आई) (सिक्किम ) , जॉन 
मिगमा सरिंग के आत्मज , जन्म 12 फरवरी , 1942 , विवाह श्रीमती त्यरमित मेरी लेप्चा से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा , 20 - 10 - 1975 से 19 - 10 -1981 और 20 - 10 - 1981 से 19 - 10 - 1987, उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष, सिक्किम 
प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति । 
स्थायी पता सिगहिक बस्ती, डाकघर मनगन, उत्तरी सिक्किम (सिक्किम ) । 


सरूप सिह, डा . बी० ए० ( आनर्स ) , एम० ए०, पीएच० डी०, लोक दल ( हरियाणा) , चौधरी गोरधन सिह के आत्मज , 
जन्म 9 जनवरी, 1917, विवाह श्रीमती सुशीला देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 10 - 4-1978 से 
9- 4- 1984 , कुलपति , दिल्ली विश्वविद्यालय , 1971 - 74, अध्यक्ष, समाजवादी दल , दिल्ली, 19511 
स्थायी पता • गाव और डाकघर साधी, रोहतक ( हरियाणा) । 


सरोगी, श्री पन्नालाल वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ) , श्री महादेवलाल सरोगी के आत्मज, जन्म 
14 जुलाई, 1921 , विवाह श्रीमती सत्यवती से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पश्चिमी वगाल विधान परिषद्, 
1952 --- 62 और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1962 से 6 - 8 -1963 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 - 8 -1963 1 


सर्वटे , श्री विनायक सीताराम वी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री सीताराम विष्णु सर्वटे के आत्मज , 
जन्म 2 अप्रैल, 1884, विवाह श्रीमती सरस्वती से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, विधायी निकाय, पूर्वकाल में इन्दौर 
राज्य, इन्दौर राज्य मे मत्री, 1947- 48, सदस्य, ( 1 ) सविधान सभा, 1949 -50, ( 2 ) अत कालीन ससद, 1950 - 52 

और ( 3) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 2- 4 -1958, हिन्दी और मराठी मे पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 13 - 3 - 1972 । 


-- 


सर्वटे , श्री विष्णु विनायक बी० एससी , एलएल० बी० , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ) , श्री विनायक सीताराम सर्वट के 
आत्मज , जन्म 25 अगस्त, 1906, विवाह श्रीमती आशावती सर्वटे से, 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) विधान परिषद्, पूर्वकाल 
में होलकर राज्य , 1944 - 48 और ( 2 ) पूर्वकाल मे मध्य भारत विधान सभा, 1948 - 52, उपाध्यक्ष , मध्य भारत 
विधान सभा, 1952 - 56, अध्यक्ष, मध्य भारत विधान सभा की प्राक्कलन समिति , 1953 --- 56, उपाध्यक्ष , मध्य प्रदेश 
विधान सभा, 1956- 57, सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1958 से 2 - 4 - 1964 1 


स्थायी पता 


62 , जेल रोड, इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) । 


* सलारिया , श्री शब्बीर अहमद : एम० ए०, एलएल० बी०, नेशनल कान्फ्रेंस ( जम्मू और कश्मीर ), चौधरी 
फिरोजुद्दीन सलारिया के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर , 1934 , विवाह श्रीमती जुबैदा से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया , 
महा - अधिवक्ता, जम्मू और कश्मीर, 1981 - 84, सदस्य, राज्य सभा, 27- 9 -1989 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 


दि विक्टरी , 201 , दलपट्टिया, जम्मू ( जम्मू और कश्मीर ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


223 


राज्य सभा 


सलीम , श्री मुहम्मद यूनुस बी० ए०, एलएल० बी०; काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश), श्री मोहम्मद युसूफ के आत्मज, जन्म 
26 सितम्बर , 1912, विवाह श्रीमती साजिदा खातून से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया , मदस्य , लोक सभा, 1967 - 71, विधि 

और रेल मंत्रालयो के केन्द्रीय उपमत्री, 1967 - 71, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4 -1974 से 2 -4 - 19801 
स्थायी पता . टुप वाजार , हेटरावाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


सविता बहिन , श्रीमती हिन्दी मे आनर्स उपाधि , साहित्य रत्न, साहित्य अलकार , सिद्धान्त शास्त्री, काग्रेम (दिल्ली) , 
स्वामी सत्यव्रती की आत्मजा , जन्म 23 जनवरी , 1919, विवाह डा० उलफत राय मे, 2 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , ( 1 ) 
पजाब विधान परिपद् और उसकी आवास तथा सुख - सुविधा समिति की अध्यक्षा, 1962 - 66 तथा ( 2 ) राज्य सभा , 
3 - 4 - 1972 से 2 -4 - 1978 , पद्मश्री से सम्मानित , दिल्ली प्रदश काग्रेस समिति की महा- सचिव । 


स्थायी पता 


के फ्लेट, सागर अपार्टमेट्स , 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली । 


* सहाय , श्री दयानन्द : एम० काम०, काग्रेस ( आई ) (विहार ) , श्री गिरिजा नन्द सहाय के आत्मज , जन्म 15 नवम्बर , 
1932, विवाह श्रीमती सुशीला सहाय से, 1 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4 -1978 से 9-4- 1984 और 
3 -4 -1988 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता • अनुग्रहपुरी कालोनी , गया (विहार ) । 


सागमा , श्री एमनसिह एम० : काग्रेस ( असम ) , श्री साजग सागमा के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1913, विवाह श्रीमती 
सरोजिनी आर० माराक से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , असम विधान सभा , 1952 - 56 ओर 1962 , असम सरकार 
मे मत्री, 1962 - 66, सदस्य, राज्य सभा, 4 -5 - 1967 से 2 -4 - 1970 और 3- 4 - 1970 से 2 -4 -19761 
स्थायी पता . अपर चादीनरी, डाकघर तृरा , गारो हिल्स ( असम) । 


साडिल , श्री घासीराम . उडीसा, सदस्य , राज्य सभा , 5- 5 -1959 से 2- 4 - 19601 [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं ह ।] 


स्थायी पता . ग्राम कैनपुर , डाकघर भालडा, जिला मयूरभज (उडीसा ) । 


साठे , श्रीमती तारा रामचन्द्रःवी० ए०, मान्टेसरी शिक्षा पद्धति मे डिप्लोमा, काग्रेस ( महाराष्ट्र) , श्री यशवन्त विष्णु रानाडे 
की आत्मजा, जन्म 29 मार्च, 1913, विवाह श्री रामचन्द्र कृष्ण रानाडे से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4 - 1962 से 2- 4 - 1968, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1965 - 671 
स्थायी पता “ जवाहर ", 870 / 3, शिवाजी नगर, भडारकर इन्स्टीट्यूट रोड, पुणे ( महाराष्ट्र ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
224 


~ 


जीवन -वृत 


सादिक अली, श्री स्नातक , काग्रेस ( राजस्थान ) , श्री ताहिर अली के आत्मज , जन्म 1910, विवाह श्रीमती शान्ति से , 
सदस्य , ( 1) अन्त कालीन ससद, 1950 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा, 4- 11 -1958 से 2- 4- 1964 और 3 - 4- 1964 से 
2-4 -1970, महासचिव, अ०भा०का० समिति, 1958 - 62, 1966 - 67 और 1968 , कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता द्वारा काठेवाली की बिल्डिग, हाथीपोल के बाहर, उदयपुर (राजस्थान ) । 


सान्याल , श्री शशाकशेखर एम०ए०, एलएल०बी०, भारतीय साम्यवादी दल ( माक्सवादी ) ( पश्चिमी वगाल ) , श्री 
भवतारण सान्याल के आत्मज जन्म 11 जून, 1901, विवाह श्रीमती ऊषारानी सान्याल से , 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , 
( 1) बगाल विधान सभा, 1937 - 45, ( 2 ) केन्द्रीय विधान सभा, 1946 -~- 47, (3 ) पश्चिमी बगाल विधान परिषद , 
1958 - 66 और ( 4 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1970 से 2- 4 -1976 ! दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 - 12- 1990 ! 


* सामन्तराय , श्री प्रभात कुमार बी०ए० ( आनर्स ) , एम०ए०, एलएलबी०, जनता दल ( उडीसा) , श्री सूर्यमणि 
सामन्तराय के आत्मज, जन्म 22 अप्रैल, 1950, विवाह श्रीमती प्रतिभा मन्जरी महन्ती से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , 
राज्य सभा, 3 - 4 - 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता 


गाव तथा डाकघर शासनिपाडा, बरास्ता मरश्चई, जिला कटक ( उडीसा) । 


सामी, श्री वी० पी० एम० इण्टरमीडिएट , द्र० मु० क० ( पाडिचेरी ) , श्री वी० पुगवनम् के आत्मज , जन्म 12 अप्रैल , 
1930, विवाह, श्रीमती इन्दिरा से , 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा , 28- 7- 1977 मे 27 - 7 -1983 1 


स्थायी पता 


न. 70 , डा . अम्बेडकर स्ट्रीट , थर्ड क्रास , वेकट नगर एक्सटेशन ( पाडिचेरी ) । 


साम्बशिवम्, श्री एरा एस॰एस॰एल॰सी, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री एरा मामूर्ति के आत्मज जन्म 
12 अक्तूबर, 1924, विवाह (1 ) श्रीमती वेकालक्ष्मी से और ( 2) श्रीमती एसजे० शान्ति से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, 
सदस्य, ( 1) तमिलनाडु विधान परिषद, 1968 -~-78 ओर ( 2 ) राज्य सभा, 25 -7- 1983 से 24- 7- 19891 
स्थायी पता 11 , अगराहरम स्ट्रीट , कुरिजिपाडी, जिला दक्षिण अर्काट ( तमिलनाडु ) । 


* सारग, श्री कैलाश नारायण एम० ए०, एलएल० वी०, भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) , श्री जगन्नाथ प्रसाद 
सारंग के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1935 , विवाह श्रीमती प्रसून सारग से , 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 
10- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , महासचिव, ( 1 ) जनता पार्टी, 1978 - 80 और ( 2 ) भारतीय जनता पार्टी, 1980 - 851 
स्थायो पता 90 / 8, शीश महल , भोपाल (मध्य प्रदेश ) । 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


225 


राज्य सभा 


सालस्कर , डा० वी० एच० : काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ); सदस्य , राज्य सभा, 30 - 11 - 1981 से 2-4- 1982 1 
[ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है ।] 


स्थायी पता . लेडी लक्ष्मीबाई जगमोहनदास मार्ग, एम० एच० न० 69ए, मनीषा, वम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


सालिग राम, डा० : काग्रेस ( पजाव / हिमाचल प्रदेश ), श्री पुरुषोत्तम राम के आत्मज , जन्म 15 अगस्त, 1909 , 
विवाह श्रीमती विद्या देवी से , 4 पुत्र ओर 4 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1966 से 19 - 3- 1972, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 4 - 11- 19861 


सालिम अली, श्री : डी० एससी० ( सम्मानार्थ) , (नाम -निर्देशित) , डा० सालिम मोइजुद्दीन अली के आत्मज, जन्म 
12 नवम्बर, 1896 , सदस्य , राज्य सभा, 4- 9 - 1985 से 20- 6 - 1987, ( 1 ) पद्म भूषण से सम्मानित, 1958, ( 2 ) 
पद्म विभूषण से सम्मानित, 1976 और ( 3 ) कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कारो के प्राप्तकर्ता, पक्षी-विज्ञान पर पुस्तको 
के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 27 -7 -19871 


* साल्वे, श्री एन० के० पी० : बी० काम०, एफ० सी० ए०, काग्रेस ( आई) (महाराष्ट्र ), श्री पी० के० साल्वे के आत्मज , 
जन्म 18 मार्च, 1921, विवाह डा० ( श्रीमती ) अम्वृति साल्वे से , 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा , 
1967 - 77, अध्यक्ष , (1 ) कराधान विधि सशोधन विधेयक , 1973 सम्बन्धी प्रवर समिति और ( 2 ) लोक सभा की 
विशेषाधिकार समिति , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1978 से 2- 4 -1984, 3 -4 - 1984 से 2- 4- 1990 और 3 - 4- 1990 से 
अद्यपर्यन्त , सूचना और प्रसारण , इस्पात और खान तथा ससदीय कार्य मत्रालयो मे केन्द्रीय राज्य मत्री, 1982 - 84 , 
अध्यक्ष, नवा वित्त आयोग, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : माउट रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) । 


सावकर, श्री बी० एस० . काग्रेस ( महाराष्ट्र ), श्री शेषराव सावकर के आत्मज, जन्म 12 अगस्त, 1902, विवाह 
श्रीमती सुलोचना वाई से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) हैदरावाद विधान परिषद्, 1957 -58 और ( 2 ) राज्य सभा , 
28 - 6- 1960 से 2- 4- 1966 तथा 3 -4 -1966 से 2- 4 -1972, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस समिति, 1960, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 13 - 6 - 19771 


साहा, श्री सूरज मल : वी० ए० , बी० एल०, जन काग्रेस ( उडीसा) , श्री भगीरथ साहा के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 
1918, विवाह श्रीमती नानू देवी साहा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1970 से 13-9 -1971 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 15- 11 - 19711 


* वर्तमान सदस्य । 
226 


जीवन - वृत 


साह, श्री वैकंठ नाथ • इटरमीडिएट (कला) , उडीमा उच्च न्ययालय से अभिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण की , काग्रेस ( आई ) 
( उडीसा) , श्री देदारी साहू के आत्मज, जन्म 15 अगस्त , 1930, विवाह श्रीमती सुवरनामनि मार में , 1 पुत्र और 4 
पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 7-10- 1988 से 2-4 -1990 1 
स्थायी पता गाव पवित्रडिहा, डाकघर कियोझागढ , जिला क्यिोझर ( उड़ीसा ) । 


। 


* साह, श्री रजनी रजन • वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस ( आई ) (बिहार) , श्री एम . पी . माह के आत्मज, जन्म 15 
नवम्बर, 1934, विवाह श्रीमती बिमलेश गुप्ता से, 3 पुत्रिया , मदस्य , राज्य समा, 10 -4 -1984 में 9-4-1990 और 
10 -4 -1990 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, राज्य सभा की याचिका समिति , 1988 - --901 
स्थायी पता : साहू टॅक, पुरानो बाजार, मुजफ्फरपुर (बिहार ) । 


* साहू, श्री सन्तोष कुमार वी० ए०, एलएल० वी , काग्रेस ( आई) (उडीसा), श्री कमल लोचन साटू के आत्मज, 
जन्म 15 दिसम्बर , 1935, विवाह श्रीमती वमन्ती कुमारी साहू से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 
1961 और 1967, उपमत्री, उडीसा सरकार , 1962 - 67, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1976 से 2-4 -1982 , 3-4 -1982 
से 2 - 4- 1988 ओर 3 - 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984 - 86 , महासचिव , उडीसा प्रदेश काग्रेम 
समिति , 1962 - 68 और 1974 - 761 
स्थायी पता . 5, सत्यनगर , भुवनेश्वर (उडीमा ) । 


सिह, श्री अजीत : वी० एससी , यो टेक . ( आनर्स ) , एम एस ; जनता दल ( उत्तर प्रदेश ) , चौधरी चरण मिा के 
आत्मज, जम 12 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती राधिका मिह से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
5- 7 -1986 से 27 -11 -1989, अध्यक्ष , ( 1 ) लोक दल ( अ ) , मार्च, 1987 में मई , 1998 और ( 2 ) जनता पार्टी , 
मई, 1988 से मार्च, 1989, महासचिव , जनता दला 
स्थायी पता • शिव विलास, कचहरी रोड , नानकचद कालेज के सामने, मेरट ( उतर प्रदेश ) । 


सिंह, राजा अजीत प्रताप : भारतीय जनसथ ( उत्तर प्रदेश) , राजा वहादुर राजा प्रताप यादुर मिह के आनाड, जन्म . 
14 जनवरी, 1917 , विवाह रानी लक्ष्मी देवी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदन्य , (1 ) उनर प्रदेश विधान मम 
1947 ---- 52 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1958 से 23 - 2- 1962 1 
स्थायी पता १, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश) । 


- 


- 


- 


वर्तमान सदस्य । 


227 


राज्य सभा 


सिह, केएन अवधेश प्रताप बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री लाल चन्द्र शेखर सिह के आत्मज , 
जन्म अक्तूबर, 1888, विवाह श्रीमती महाराज कुमारी से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) सविधान सभा, 
( 2) अत कालीन ससद और ( 3 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2- 4- 1954 और 3- 4- 1954 से 2- 4- 1960, पूर्वकाल 
में रीवा रियासत के प्रधान मत्री, 1948, मुख्य मत्री, पूर्वकाल मे विध्य प्रदेश , 1948- 49, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 16- 6- 1967 । 


सिह, श्री आर० के० जयचन्द्र • एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( मणिपुर) , श्री आर० के० वीरचन्द्र सिह के 

आत्मज , जन्म 28 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती सरोजिनी देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
10 -4- 1984 से 12- 7-1988, युवा कार्य और खेल तथा रसायन और पेट्रो रसायन मत्रालयो में केन्द्रीय राज्य मत्री , 
1984 - 88 | 
स्थायी पता : सगोलवद रोड , विजय गोविन्द, इम्फाल ( मणिपुर ) । 


सिह , श्री आर० के० दोरेन्द्र . एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस ( आई) ( मणिपुर), श्री आर० के० तोम्बीसाना सिह के 

आत्मज, जन्म 3 सितम्बर, 1934, विवाह श्रीमती शान्तादेवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा , 
1961 - 65, सदस्य , मणिपुर विधान सभा , 1974 - 88, मुख्य मत्री, मणिपुर, 1974 - 77 और 1980 , सदस्य , राज्य 
सभा, 20 -9 - 1988 से 12- 3 - 1990 , महामत्री, समाजवादी पार्टी, मणिपुर , 1964 -~- 66, अध्यक्ष, मणिपुर काग्रेस 
( आई) , 1978 - 80 । 
स्थायी पता : मोइराग खोम, इम्फाल (मणिपुर ) । 


सिह , श्री इन्दर : काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), सरदार देव सिह के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1890, विवाह (1 ) सरदारनी 
दया कौर और ( 2 ) सरदारनी महेन्द्र कौर से , 6 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पजाब विधान सभा, 1946 - 51 , 
( 2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् , 1956 - 58 और ( 3 ) राज्य सभा , 3- 4- 1970 से 2 -4- 1976, “ साल्वेज आफ स्केप 
के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 15-11- 1983 1 


सिह, श्री इन्द्रदीप : एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , भारतीय साम्यवादी दल (बिहार ), श्री रघुवीर सिह के आत्मज , जन्म 
1 जुलाई, 1914, विवाह श्रीमती शाति देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, बिहार विधान परिषद् , 1964 - 74, विहार सरकार के 
मत्री, 1967-68, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1974 से 2-4 -1980 तथा 7-7- 1980 से 6 -7- 1986, सचिव, बिहार राज्य 
परिषद् , भारतीय साम्यवादी दल , 1962 - 67 । 
स्थायी पता (1) ग्राम और डाकघर शकारा, जिला सिवान (बिहार ) और (2 ) अजय भवन, लगाटोली, पटना 
(विहार ) । 


228 


जीवन - वृत्त 


सिंह. श्री डरेगबम तम्पोक • एम० ए०, काग्रेस ( मणिपुर) , श्री इरेगवम अमर सिह के आत्मज, जन्म 1 अप्रल , 
1935, विवाह (1 ) श्रीमती टम्पाक्लीमा देवी से और ( 2 ) श्रीमती ( डा .) इवेटोम्बी देवी से , 3 पुत्र ओर 1 पुत्री , सदस्य , 
मणिपर विधान सभा, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति , मणिपुर विधान सभा , सदस्य, राज्य सभा , 18- 6- 1974 से 
9-4- 1978 , महामत्री, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, 1973, सयुक्त मत्री, ( 1 ) राष्ट्रवादी समाजवादी प्रजातात्रिक पार्टी, 
1966- -- 68 ओर ( 2 ) राष्ट्रवादी पार्टी, 1969- 70 , ससदीय सचिव, सयुक्त विधायक दल । 
स्थायी पता • चिगामाखा, इम्फाल ( मणिपुर ) । 


AAPAARomanammi 


सिह, ठाकुर कामाख्या प्रसाद : मैट्रिक तक अध्ययन , काग्रेस ( आई ) (बिहार ), ठाकुर रुद्रेश्वरी प्रसाद सिंह के 
आत्मज , जन्म 4 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती कमलादेवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान 
सभा, 1969 -~~- 71, 1972 - 76 और 1980 - 83 और ( 2 ) राज्य सभा, 10- 4- 1984 से 9- 4- 1990 । 


स्थायी पता 


ककवारा, बाका, भागलपुर (बिहार ) । 


Poonam 


*सिह , श्री के . एन . एम . कॉम , एलएल० बी० , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश) , ठाकुर रामफल सिंह के आत्मज , 
जन्म 1928, विवाह श्रीमती सोनाराजी देवी से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1970 , 1971 - 77 और 
1984 -~~- 89, केन्द्रीय उपमत्री, ( 1 ) ससदीय कार्य, 1971 - 74 ओर ( 2 ) कृषि और सिचाई, 1974 - 77 में , सदस्य , 
राज्य सभा, 3 -4- 1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ( आई) , 1988 - 90 । 
स्थायी पता . सिविल लाइन्स , सुल्तानपुर ( उत्तर प्रदेश) । 


सिंह, बाबू गोपीनाथ . बी० ए० ( आनर्स ) , काग्रेस (उत्तर प्रदेश ), श्री एम० भगवन्तराय साहेव के आत्मज , जन्म 
15 अप्रैल, 1901, विवाह , श्रीमती कृष्णा देवी से, सदस्य , ( 1 ) अन्त कालीन ससद और ( 2) राज्य सभा, 3 -4- 1952 
में 2-4-1954 और 3-4- 1954 से 2- 4-1960, कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 24- 7-19671 


manawwan 


सिह, श्री घनश्याम : बी० एससी० ( भाग - I), काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री मोती सिंह के आत्मज, जन्म 
21 जनवरी, 1940 , विवाह श्रीमती रामादेवी से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1982 से 2-4 - 1988 , 
महामत्री, उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति ( आई) , 1981 - 831 
स्थायी पता : गाव सोफा, डाकघर दयाल नगर, तहसील खेर, जिला अलीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 


सिह, श्रीमती जहानारा जयपाल . माटेसरी अध्यापन में डिप्लोमा ( कोलम्बो ), काग्रेस (विहार ) , श्री टी० सी० एस० 
अपरलम की आत्मजा, जन्म 31 मई, 1923 , विवाह, श्री जयपाल सिह से , 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 

2017-9 - 1964, 3 - 4- 1964 से 2- 4 - 1970 और 10- 4 - 1972 से 9 - 4- 1978, परिवहन और नागर विमानन , 
पर्यटन, शिक्षा और युवा सेवा मत्रालयो में केन्द्रीय उपमत्री , 1966 - - 701 
स्थायी पता . सुओमटोली, राची (बिहार) । 


- 


- 


AAAAA 


वर्तमान सदस्य । 


229 


राज्य सभा 


- 


सिह, श्री जे. के . पी० एन० : काग्रेस ( आई ) (बिहार ), श्री राज किशोर प्रसाद नारायण सिह के आत्मज , जन्म 
7 मार्च, 1919, विवाह रानी चन्द्र प्रभा सिह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1962 से 2- 4- 1968 और 
10 - 4- 1978 से 9 -4 - 1984, महामत्री, ( 1) बिहार राज्य जनता पार्टी, 1955 - 60 और ( 2 ) स्वतत्र पार्टी, बिहार 
राज्य । 


स्थायी पता मकसूदपुर राज पैलेस , गया (बिहार ) । 


सिंह, श्री आंगोम तोम्पोक . योग वेदान्त का अध्ययन किया, काग्रेस ( आई) ( मणिपुर), श्री लिकलाई सिह के 
आत्मज, जन्म 1913 में , विवाह श्रीमती खुराई लीमा देवी से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य , गज्य सभा, 3 -4 -1954 से 
2-4 -1956 और 10 -4- 1978 से 9 -4- 1984, दिवगत । श्रद्धाजलि -~-23-8 -1985 1 


* सिंह, श्री डब्ल्यू. कुलविधु • एम० ए०, एलएल० वी०, जनता दल ( मणिपुर), श्री डब्ल्यू जोनृ सिह के आत्मज , 
जन्म 25 जून , 1926, विवाह श्रीमती जम्पक देवी से , 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा 13-6 - 1990 से 
अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . वागखरी, अपागपल्ली रोड, इम्फाल (मणिपुर) । 


सिह, श्री डी० पी० एम० ए० , वार एट लॉ , काग्रेस (बिहार) , श्री केदार नाथ सिह के आत्मज , जन्म 4 अप्रैल , 
1922, विवाह श्रीमती त्रिपुर सुन्दरो से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 17- 6 - 1971 से 2 - 4- 1972 तथा 
10- 4 -1972 से 9 -4 - 1978 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 3- 1988 । 


सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण : शास्त्री, ( काशी विद्यापीठ, वाराणसी के स्नातक ) , काग्रेस ( स. ) (उत्तर प्रदेश) , श्री 
प्रसिद्ध नारायण सिंह के आत्मज, जन्म 8 अगस्त , 1904, विवाह श्रीमती सुशीला देवी से , 2 पुत्र और 4 पुत्रिया , 
सदस्य, ( 1) अनतिम ससद ओर ( 2 ) लोक सभा, 1952 - 57 और 1957, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, 1957-58 , 
सदस्य, राज्य सभा, 8- 1-1965 से 2-4 -1970 और 3-4 -1970 से 2-4- 1976, उद्योग और पूर्ति तथा लौह और इस्पात 
मत्रालयो मे केन्द्रीय मत्री, 1964 - 67 , उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री, लगभग छ मास तक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - - 5 - 8 - 1982 1 


* सिह, श्री दिग्विजय : एम० ए०, एम० फिल०, जनता दल ( एस ) (बिहार ), श्री कुमार सुरेन्द्र सिह के आत्मज, जन्म 
14 नवम्बर, 1955, विवाह श्रीमती पुतुल कुमारी से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10 -4- 1990 से अद्यपर्यन्त , 
केन्द्रीय उपमत्री, वित्त एवम् विदेश मत्रालय, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . लाल कोठी, गिधौर , मुगेर (बिहार ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
230 


जीवन - वृत्त 


जून , 


सिह, श्री देवेन्द्र प्रसाद बी० ए०, वी० एल० , पी० एस० पी० (बिहार ) , श्री मुकुटधारी सिंह के आत्मज , जन्म 
1913, विवाह श्रीमती शाति सिह से, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1958 से 2-4- 1964 1 
स्थायी पता कोसी नूक , बक रोड , पटना (बिहार) । 


* सिह, श्रीमती प्रतिभा वी० ए० ( आनर्स ), काग्रेस ( आई) (बिहार) , श्री सी० पी० एन० सिह को आत्मजा, जन्म 
7 जुलाई, 1929, विवाह कुवर प्रेम राज सिह से, 1 पुत्र , सदस्य , (1 ) बिहार विधान सभा, 1962 से 1969 और 
( 2 ) राज्य सभा , 31- 12-1970 से 2 -4- 1976, 3 -4 -1976 से 2- 4-1982, 3- 4- 1982 से 2-4 -1988 और 
3 -4- 1988 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . ( 1 ) ग्राम सुरसद, जिला सीतामढी (बिहार ) और ( 2 ) न्यू डाक बगला रोड , पटना (बिहार) । 


सिह, श्री विन्देश्वरी प्रसाद बी० ए० , बी० एल०, काग्रेस (बिहार ), श्री धनुषधारी सिह के आत्मज , जन्म 8 सितम्बर, 
1915, विवाह श्रीमती सत्यभामा देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 17-6 -1971 से 2- 4-1974 1 
स्थायी पता लालजीटोला , पटना (बिहार) । 


सिह, ठाकुर भानु प्रताप चीफ्स कालेज डिप्लोमा, काग्रेस ( मध्य प्रदश ) , ठाकुर गिरि राज सिह के आत्मज, जन्म 
9 नवम्बर, 1907, विवाह श्रीमती रुक्मणी कुमारी देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , ( 1) अत कालीन ससद और 
( 2) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 2- 4- 1954 , 3- 4- 1954 से 2-4 -1960 और 3- 4 -1960 से 2- 4- 1966 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 25 - 7 - 1983 1 


सिह, श्री भानु प्रताप एम० एससी० ( अकगणित ) , निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ) , डा० एस० वी० सिह के आत्मज, जन्म 
10 अगस्त , 1917, विवाह श्रीमती सरोज देवी से , 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, (1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1962 - 67 और 1969 - 74 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 -1976 से 2 -4 -1982, कृषि और सिचाई तथा ग्रामीण 
निर्माण मत्रालयो मे केन्द्रीय राज्य मत्री, 1977 - 79 , महासचिव, भारतीय लोक दल , 1976, कृषि सवधी पुस्तको के 
लेखका 


स्थायी पता 


सोहना कृषि फार्म, डाकघर सोहना, जिला वस्ती (उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


231 


राज्य सभा 


सिंह, श्री भीष्म नारायण : वी० ए०, काग्रेस ( आई ) (विहार ) , श्री राधा प्रसाद सिह के आत्मज , जन्म 13 जुलाई , 
1933 , विवाह श्रीमती राम कुमारी देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, विहार विधान सभा, 1967 - 69, 
1969 - 72 और 1972 - 76 , बिहार सरकार मे राज्य मत्री, 1971 और 1972 - 74, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1976 
से 2- 4 - 1982 और 3- 4 - 1982 से 15 - 4- 1984 , ससदीय कार्य , निर्माण और आवास तथा नागरिक प्रति मत्रालयो मे 
केन्द्रीय मत्री, जनवरी से अक्तूबर, 19801 


स्थायी पता : (1 ) डाकघर उदयगढ , थाना छत्तरपुर, जिला पालामऊ (विहार) और ( 2 ) हमीदगज , डाकघर 
डाल्टनगज , जिला पालामऊ (विहार ) । 


सिंह, श्री महेन्द्र बहादुर : कैम्ब्रिज प्रमाणपत्र, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री लाल बहादुर सिह के आत्मज, जन्म 
31 दिसम्बर, 1925 , विवाह श्रीमती शेम कुमारी देवी से, 1 पुत्री; सदस्य , (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1962 - 71 
और (2 ) राज्य सभा, 10-4 -1972 से 9 -4- 1978 । 


स्थायी पता • डाकघर सरायपल्ली, तहसील महासमुद, जिला रायपुर ( मध्य प्रदेश) । 


सिह, श्री राजेन्द्र प्रताप . एम० ए०, काग्रेस (बिहार ) , राजा राधिका रमण प्रसाद सिह के आत्मज, जन्म 15 अगस्त , 
1915, विवाह श्रीमती शारदा सिह से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4 -1954 , 
3- 4- 1954 से 2-4 -1960, 3- 4-1960 से 2- 4-1966 और 3- 4- 1966 से 2- 4- 1972, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 
1957- 58 , 1961 मे पद्म विभूषण से सम्मानित । 
स्थायी पता : के -81, हौज खास, नई दिल्ली । 


* सिह , श्री राम अवधेश • एम० ए०, वी० एल०, लोक दल (बिहार ), श्री मन राखन सिह के आत्मज, जन्म 18 
जून, 1937, विवाह श्रीमती श्यामादेवी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, ( 1) बिहार विधान सभा, 1961-62, ( 2) लोक 
सभा, 1977 -~- 79 और ( 3 ) राज्य सभा , 7 - 7- 1986 से अद्यपर्यन्त , हिन्दी मे पुस्तकों के लेखक । 


स्थायी पता • 335 , एम० आई० जी०, लोहिया नगर, पटना (बिहार ) ! 


सिह. श्री राम कपाल बी० ए० एलएल० वी०. काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ), लाला प्रहलाद मिर के आत्मज, जम 
जुलाई, 1892, विवाह श्रीमती चन्द्रवती देवी से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, मदस्य , ( 1 ) उनर प्रदेश विधान ममा, 1948 -- 52 

आर ( 2) राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2 -4 -1956 और 3- 4 -1956 में 14-3 - 1961 , दिगन । 
श्रद्धाजलि - 14 - 3 - 19611 


वर्तमान सदस्य । 
232 


जीवन - वृत्त 


सिंह, डा . राम कृपाल . एम० ए० ( अग्रेजी) , एम० ए० ( प्राकृत जैन ) , पीएच० डी०, जनता पार्टी (बिहार ), श्री सूर्यदेव 
सिह के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती मृदुला सिह से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , बिहार विधान 
परिषद, 1968 - 74, बिहार सरकार में मत्री, 1971 , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1974 से 2- 4 -1980, श्रम और ससदीय 
कार्य मत्रालय के केन्द्रीय राज्य मत्री, 1977 - 791 
स्थायी पता 62 / 20, कालकाजी एक्सटेशन , नई दिल्ली । 


* सिंह, डा . रुद्र प्रताप • एम० ए०, पीएच० डी० (हिन्दी साहित्य ), काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , राजा उमा प्रताप सिंह 
के आत्मज, जन्म 12 मई , 1936 , विवाह श्रीमती रुद्र कुमारी सिंह से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , ( 1) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा , 1962 - 67, ( 2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1967 - 71 , ( 3 ) लोक सभा, 1971 --- 77 और ( 4 ) 
राज्य सभा, 5 -7 - 1980 से 4- 7 -1986 और 5- 7- 1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता गाव और डाकघर जमोन, जिला सुल्तानपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


* सिंह, श्री विश्वजित पृथ्वीजित इडियन स्कूल सर्टिफिकेट , काग्रेस ( आई ) ( महाराष्ट्र ) , कैप्टन कवर पृथ्वीजित सिह 
के आत्मज , जन्म 29 अक्तूबर, 1946 , विवाहित, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1982 से 2- 4 -1988 और 3- 4- 1988 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 11 - क , मेहरीना नेपीयन सी रोड, बम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


सिह, श्री विश्वनाथ प्रताप बी० ए० , बी० एससी० , एलएल० बी० , निर्दलीय ( उत्तर प्रदेश ) , श्री राजा बहादुर राम 
गोपाल सिह के आत्मज , जन्म 25 जून , 1931, विवाह श्रीमती सीता कुमारी से, 2 पुत्र , सदस्य , ( 1) उत्तर प्रदेश 
विधान सभा, 1969 - 71 और 1981 -~- 83 और ( 2 ) उत्तर प्रदेश विधान परिपद, 1980 -81, मुख्य मत्री, उत्तर प्रदेश , 
1980 - 82 , सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1971 --74 ओर 1980 और ( 2 ) राज्य सभा, 23 - 7 -1983 से 2-4 -1988 , 
वाणिज्य, पृर्ति , वित्त और रक्षा मत्रालयो मे केन्द्रीय उप मत्री / राज्य मत्री / मत्री , 1974 - 77 और 1983 - 87, सभा के 
नेता, राज्य सभा , दिसम्बर, 1984 से अप्रैल, 1987, बाद में भारत के प्रधान मत्रो, दिसम्बर , 1989 से नवम्बर, 19901 
स्थायी पता 4, अशोक रोड, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश) । 


सिह, डा० वी० बी० एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री जग बहादुर सिह के आत्मज , 
जन्म 1 अक्तूबर , 1924, विवाह डा० ( श्रीमती ) श्यामा सिह से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 
3 - 4 - 1972 मे 2- 4 - 1978, अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 21 - 7 - 1978 । 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


233 


राज्य सभा --- 


सिह, श्री वीर बहादुर : एम० ए०, डी० लिट् ( मानद ) , काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ) , श्री रघुनन्दन सिह के आत्मज , 
जन्म 18 फरवरी, 1935, विवाहित , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1967, 1969 , 1974, 
1980 तथा 1985 , उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागो के मत्री, 1970 -- 1976 और 1980 - ~- 85, उत्तर प्रदेश के 
मुख्य मत्री, 1985 - ~- 88 , सदस्य , राज्य सभा, 22-11- 1988 से 30 -5- 1989; केन्द्रीय सचार मत्री, 1988 - 89 , 
महासचिव , उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवंगत । श्रद्धाजलि -~-18 -7 -1989 । 


सिह, श्री वीर भद्र प्रताप : एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ) , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), श्री रामधनी 
सिह के आत्मज, जन्म 1 अक्तूबर, 1931, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 - 1984 से 2- 4- 1990, भारत की बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण विधि सबधी एक पुस्तक के लेखक । 


स्थायी पता : मौहल्ला ब्रह्मस्थान , डाकघर सदर, जिला आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* सिंह, श्री शकर दयाल : एम० ए०, जनता दल (बिहार) , श्री कामता प्रसाद सिह के आत्मज, जन्म 27 दिसम्बर, 
1937, विवाह श्रीमती कानन बाला सिह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) लोक सभा , 1971 - 77 और ( 2 ) राज्य 
सभा, 10- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त , हिन्दी में अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : कान्ता सदन , बोरिंग रोड , पटना (बिहार ) । 


सिंह, राजा शकर प्रताप : इटरमीडिएट , काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), राजा रणधीर सिंह के आत्मज , जन्म • 7 जनवरी, 
1922, विवाह रानी इन्द्राकुमारी से, 1 पुत्र, सदस्य, (1 ) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952 - 57 और ( 2) राज्य सभा , 
3 - 4- 1966 से 2 -4 - 1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - 4- 5- 1979 । 


सिह, श्री शिव नन्दन • बी० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ), श्री प्रताप सिह के आत्मज, जन्म 1927 , 
विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया; सदस्य, राज्य सभा, 20 -3- 1978 से 2-4 -1980, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 29 - 4 - 1985 । 


सिंह, श्री शिव स्वरूप : ( उत्तर प्रदेश), जन्म 1907, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 -~ 57 और ( 2 ) 
राज्य सभा , 31 -12 -1970 से 2 -4 - 1972, [ अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है ।] दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -1 -19851 


* सिह , डा . सजयः एम० ए०, पीएच० डी०, जनता दल ( एस ) (उत्तर प्रदेश), राजा रणञ्जय सिह के आत्मज, जन्म 25 
सितम्बर, 1951, विवाह श्रीमती गरिमा सिह से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , उत्तर प्रदेश विधान सभा , 1980 - 89 , 
राज्य मत्री / मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1982 - 87, सदस्य, राज्य सभा, 13 -7 - 1990 से अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय संचार राज्य 
मत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता . 19, विक्रमादित्य मार्ग , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
234 


जीवन - वृत्त 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


सिह, श्री सवाई मान निर्दलीय ( राजस्थान ), महाराजा सवाई माधो सिह के आत्मज, जन्म 21 अगस्त , 1911, विवाह 
राजकुमारी गायत्री देवी से 4 पुत्र और 1 पुत्री, भूतपूर्व जयपुर राज्य के शासक , अक्तूबर , 1922 से मार्च, 1949 , 
राजप्रमुख, राजस्थान, मार्च, 1949 से अक्तूबर, 1956, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1962 से 8- 11- 1965 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 27 - 7 - 19701 


- 


- 


- 


सिंह, श्री सिनाम कृष्णमोहन एम० ए०, वी० एल०, काग्रेस (मणिपुर ), श्री सिनाम तोम्बा सिह के आत्मज , जन्म 10 
नवम्बर, 1903, विवाह श्रीमती इवेम्हल देवी से, 1 पुत्र, सदस्य , राज्य सभा, 13 -1 -1965 से 2- 4-1966 और 
3 -4-1966 से 2-4-1972 , महात्मा गाधी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर मणिपुरी भाषा मे एक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता : केसामथाग लैसम लीरक , इम्फाल ( मणिपुर) । 


सिधिया , श्रीमती विजया राजे भारतीय जनता पार्टी ( मध्य प्रदेश ) ठाकुर महेन्द्र सिह जी को आत्मजा, जन्म 12 
अक्तूबर , 1919, विवाह ग्वालियर के महामहिम महाराजा मर जीवाजी राव सिधिया से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , 
( 1) लोक सभा , 1957 - 62, 1962 ~ ~ 67 तथा 1971 -~~- 77 , ( 2) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1967 -~~- 71 और ( 3 ) 
राज्य सभा, 10-4 -1978 से 9-4- 1984 और 10 -4- 1984 से 27 - 11 - 1989 , उपाध्यक्ष, (1 ) जन सघ, 1973 ओर 
( 2) भारतीय जनता पार्टी । 
स्थायी पता• जीजा आशीष, जय विलास परिसर, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) । 


* सिद्दीकी, श्री अब्दुल समद बी० ए०, जनता दल (कर्णाटक ) , श्री बशीर अहमद सिद्दीकी के आत्मज, जन्म 5 
फरवरी, 1939 , विवाह श्रीमती सईदा नय्यर सुल्ताना से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 3- 4 -1988 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 51 / ए, अरब मोहल्ला, रायचूर ( कर्णाटक ) । 


सिद्दीकी , श्री शमीम अहमद • मैट्रिक , काग्रेस ( आई) (दिल्ली), श्री रफीक अहमद सिद्दीकी के आत्मज, जन्म 10 
दिसम्बर, 1940, सदस्य, राज्य सभा, 21 -11 - 1983 से 20- 11 -19891 
स्थायी पता 5245, वल्लीमारान , दिल्ली । 


सिद्धलिगया , श्री टी० बी०ए०, बी० एल०, काग्रेस ( मैसूर अब कर्णाटक ), श्री टोटप्पा के आत्मज, जन्म 1898, विवाह 
श्रीमती पर्वतम्मा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1 ) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1929-~~~ 45 और ( 2 ) मैसूर विधान 
परिषद, 1947 -- 50, मत्री, मेसूर सरकार , 1950 और 1952 -53, सदस्य , ( 1) सविधान सभा और ( 2) राज्य सभा , 
3- 5 - 1967 से 2 - 4 -1970 , अध्यक्ष, मैसूर राज्य काग्रेस , 1947-~~- 50, दिवगत । श्रद्धाजलि - 23 - 7 -19841 


" वर्तमान सदस्य । 


235 


राज्य सभा 


सिद्ध, डा० एम० एम० एस०. एम० वी० बी० एस०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश ) , डा० ० एस० सिद्ध के आत्मज, जन्म 
8 जून , 1915 , विवाह श्रीमती हरवस कुमारी मे, 1 पुत्र , सदस्य , राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 , 18- 7-1977 
से 2-4- 1978 और 3-4- 1978 से 2- 4-1984, बी० सी० राय , राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, 1982 ! 


स्थायी पता सिद्ध निवास, चारवाग, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश) । 


सिन्हा , श्री अवधेश्वर प्रसाद बी० ए० , काग्रेस (विहार ) , श्री धनुपधारी प्रसाद सिहा के आत्मज , जन्म जून, 1907 , 
विवाहित, सदस्य , ( 1 ) अनतिम ससद, ( 2 ) लोक सभा, 1952 ---56 ओर ( 3 ) राज्य सभा, 10 - 12-1956 से 
2- 4- 1958, 3 -4 - 1958 से 2-4 - 1964, 3- 4 -1964 से 2- 4 -1970 और 3 -4 -1970 से 2-4 -1976, अध्यक्ष, आवास 
समिति , राज्य सभा , 1972 - 74, दिवगत । श्रद्धाजलि - 3-5 -19891 


* सिन्हा, श्रीमती कमला एम० ए०, एम० एड०, जनता दल (बिहार), श्री केदारेश्वर मुखर्जी की आत्मजा, जन्म 30 
सितम्बर , 1932, विवाह श्री बसावन सिन्हा से , 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) विहार विधान परिषद्, 1972 -- 84 ओर ( 2 ) 
राज्य सभा, 19-4- 1990 से अद्यपर्यन्त , उपाध्यक्ष, जनता पार्टी विहार , 1986 - 88, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, एच० एम० 
एस०, 1987 -~ 90 और 19901 


स्थायी पता• एम -3 / 32 , एस . के . पुरी, पटना (विहार ) । 


सिन्हा, श्री कृष्ण मोहन प्यारे . बी० ए० ( आनर्स ) और विधि शास्त्र अतिम वर्ष तक अध्ययन किया, काग्रेस 
(बिहार ), श्री द्रुद वहादुर सिन्हा के आत्मज, जन्म जनवरी, 1902, विवाह श्रीमती राजपति देवी से, 4 पुत्र, सदस्य , 
( 1 ) विहार विधान सभा, 1953 - 56 और ( 2 ) राज्य सभा, 10-12- 1956 से 2- 4-1958 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 22 - 2 - 1978 1 


सिन्हा, श्री गगा शरण (नाम-निर्देशित ) , श्री राम प्रसाद सिन्हा के आत्मज, जन्म 1905, विवाह श्रीमती चन्द्रमणि 
देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा (निर्वाचित) , 3 -4-1956 से 2-4-1962, 3- 4-1962 से 2-4- 1968 और ( नाम 
निर्देशित ) 3-4-1968 से 2-4- 1974, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1956 - 59 , दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 22 - 8 -1988 । 


सिन्हा, श्री ब्रज किशोर प्रसाद : एम० ए० , बी० एल०, काग्रेस (विहार ), श्री इन्द्रदेव नारायण सिन्हा के आत्मज, जन्म 
21 जनवरी, 1909, विवाह श्रीमती शिव किशोरी सिन्हा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) अनतिम ससद और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3- 4 -1952 से 2- 4 -1958 , 3- 4- 1958 से 2 -4 - 1964 और 3- 4- 1964 से 2 -4 -1970, महासचिव, बिहार 
प्रदेश काग्रेस समिति, 1941 - 491 
स्थायी पता : गाव और डाकघर शिवतार , जिला गया (बिहार ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
236 


जीवन - वृत 


- 


- 


सिन्हा, श्री महेश्वर प्रसाद नारायण : प्रजा समाजवादी दल (बिहार) , श्री सरयू प्रसाद नारायण सिन्हा के आत्मज , 
जन्म 19 दिसम्बर , 1896, विवाह श्रीमती पार्वती देवी से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , (1 ) बिहार विधान परिषद, 
1920 से 1952 के बीच और ( 2 ) राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 2- 4 -1956 1 


- 


स्थायी पता : रिवर व्यू , डाकघर हाजीपुर , जिला मुजफ्फरपुर (बिहार ) । 


* सिन्हा, श्री यशवत • एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ) , जनता दल ( एस० ) (बिहार) , श्री विपिन बिहारी सरन के 
आत्मज, जन्म 6 नवम्बर, 1937, विवाह श्रीमती नीलिमा सिन्हा से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, 1960 में भारतीय प्रशासनिक 
सेवा मे शामिल हुए 1984 में खेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली , सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय वित्त 
मत्री, नवम्बर , 1990 से अद्यपर्यन्त , राज्य सभा में सदन के नेता, दिसम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त, महामत्री, जनता पार्टी, 
1986 - - 88, फ्रेंकफर्ट , पश्चिमी जर्मनी में भारत के कौसिल जनरल, महामत्री, जनता दल । 


स्थायी पत्ता . रोड न० 6, राजेन्द्र नगर, पटना (बिहार ) । 


सिन्हा, श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण . बी० ए० ( आनर्स ) , काग्रेस (बिहार) , श्री सरयू प्रसाद नारायण सिन्हा के 

आत्मज , जन्म 29 दिसम्बर, 1906, विवाह श्रीमती रामकिशोरी देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) बिहार 
विधान परिषद, 1930 - 37 , ( 2) बिहार विधान सभा, 1937 ~ - 52 और ( 3 ) राज्य सभा , 3 -4 -1952 से 
2 -4 - 1958, 12 - 10 - 1959 से 2 -4 - 1960 तथा 3- 4 -1960 से 2- 4- 1966 अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा , 
1954 - 58, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता क्लब रोड, मुजफ्फरपुर (बिहार) । 


सिन्हा , श्री राम बहादुर स्नातक ( बिहार विद्यापीठ ) , काग्रेस (बिहार ) , श्री शीतल प्रसाद सिन्हा के आत्मज, जन्म 
30 जुलाई, 1910, विवाह श्रीमती राधा देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3- 4- 1952 से 2-4 -1958 , 
3 -4 -1958 से 2- 4- 1964 तथा 3 -4- 1964 से 2- 4- 1970, दिवगत । श्रद्धाजलि -~- 5- 1- 19761 


सिन्हा, श्री रेवती कान्त : इंटरमीडिएट और विशारद (हिन्दी विश्वविद्यालय , प्रयाग ), सयुक्त सपाजवादी दल 
( बिहार ), श्री रजनी कान्त सिन्हा के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती विद्यावती सिन्हा से , 4 पुत्र और 
3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 7- 4 - 1967 से 2- 4- 1970, दिवगत ! श्रद्धाजलि - 9 - 7- 19791 


सितलवाड , श्री एम . सी० : बी० ए०, एलएल० बी० , ( नाम -निर्देशित ) , श्री चिमनलाल सितलवाड के आत्मज, जन्म 
12 नवम्बर, 1884, विवाह श्रीमती विमला गोरी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1965 से 2- 4- 3972 , 
अध्यक्ष, राज्य सभा को विशेषाधिकार समिति, 1969 - 70, भारत के एटर्नी जनरल , 1950 - 62, अध्यक्ष, विधि आयोग , 
1955- - 58, पद्म विभूषण से अलकृत, 1957, विधि विषय की पुस्तको के लेखक , दिवगत । 
श्रद्धाजलि -~ - 2 - 8 -19741 


* वर्तमान सदस्य । 


237 


राज्य सभा 


सिलदेरा, डा . सी० : एम० बी० बी० एस०, काग्रेस ( आई) (मिजोरम ), श्री सी० हुकुआमा के आत्मज , जन्म 6 मई , 
1935, विवाह श्रीमती लल्लामजुआलि से, 3 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा , 17 -7 -1984 से 28 -11- 19891 
स्थायी पता : तुईखुअतलाग, आइजॉल (मिजोरम ) । 


सिसोदिया , श्री सवाई सिंह : एम० ए० ( राजनीति विज्ञान ) और साहित्य रल, काग्रेस ( आई) ( मध्य प्रदेश) , ठाकुर 
मोहब्बत सिह के आत्मज , जन्म 19 नवम्बर, 1919 , विदाह श्रीमती कचन देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, 
( 1 ) पूर्व काल में मध्य भारत विधान सभा , 1952 - 56 और ( 2 ) मध्य प्रदेश विधान सभा , 1956 - 57, मध्य 
भारत / मध्य प्रदेश सरकार के उपमत्री रहे , 1952 - 57, सदस्य , राज्य सभा, 28-4 -1969 से 2-4 - 1970, 3-4 -1970 
से 2- 4 -1976 तथा 3 - 4- 1976 से 2- 4- 1982, अध्यक्ष, आवास समिति , राज्य सभा , अप्रैल - अक्टूबर , 1980, वित्त 
मत्रालय में केन्द्रीय राज्य मत्री, 1980, महामत्री, मध्य प्रदेश काग्रेस समिति, 1964 - 711 


स्थायी पता : 309 , पदमा टावर -1, राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली । 


सीता देवी, श्रीमती : मध्यमा और विशारद, काग्रेस ( पजान ) , आचार्य राम देव की आत्मजा, जन्म . 10 मई, 1910 , 
विवाह श्री छवील दास से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, ( 1) पजाब विधान सभा, 1946 - 57, ( 2) पजाब विधान 
परिषद् , 1964 - 70 और (3 ) राज्य सभा, 10 -4-1972 से 22 - 3-1974, दिवगत । श्रद्धाजलि -- 22- 3-19741 


सीता युद्धवीर, श्रीमती : स्नातक , काग्रेस ( आन्ध्र प्रदेश ) , श्री अमर चन्द महता की आत्मजा, जन्म 9 नवम्बर, 
1922, विवाह श्री युद्धवीर से , 2 पुत्र , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1958 से 2- 4 -1964 और 3- 4 -1964 से 2 - 4- 19701 
स्थायी पता : द्वारा डेली मिलाप मुक्करमजाही रोड , हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 


सीतारमैय्या , डा० पट्टाभि : बी० ए०, एम० बी० और सी० एम० ( मद्रास) , डी० लिट०, ( आंध्र प्रदेश ) , काग्रेस ( मद्रास 
अब तमिलनाडु), श्री सुब्रह्मण्यम के आत्मज, जन्म 24 नवम्बर, 1880 , विवाह श्रीमती बी० राजेश्वरम्मा से, 2 पुत्र , 
सदस्य , (1 ) सविधान सभा और ( 2 ) राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 2-7 -1952 , अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार 
समिति, 1952 -53, अध्यक्ष , ( 1 ) आन्ध्र -प्रातीय काग्रेस समिति, 1937 -- 39 और ( 2 ) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस , 
1948 - 50, अनेक पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 17 -12 -19591 


सीताराम सिंह , श्री : भारतीय लोक दल (बिहार ): श्री दशरथ सिह के आत्मज , जन्म मई, 1919, विवाह श्रीमती 
अशरफी देवी से, 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1970 से 2-4- 1976, अध्यक्ष, सयुक्त समाजवादी दल, बिहार, 
19681 


स्थायी पता : कुशहर खास , डाकघर महुआ, मुजफ्फरपुर (बिहार) । 


238 


जीवन- वृत्त 


सुकुल, श्री पशुपति नाथ . एम० ए० ( अग्रेजी साहित्य) , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ), डा . शकर नाथ सुकुल के 
आत्मज ; जन्म 11 फरवरी , 1932, विवाह श्रीमती कल्याणी सुकुल से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 
5- 7 - 1980 से 2- 4 -1984 और - 3- 4 - 1984 से 2 -4 - 1990 , अध्यक्ष, ( 1 ) पशु चिकित्सा विधेयक , 1981 सम्बन्धी 
ससद की सयुक्त समिति , ( 2) राज्य सभा की याचिका समिति , 1984 - 86 और ( 3) भारतीय चिकित्सा परिषद् 
( सशोधन ) विधेयक , 1987 सम्बन्धी ससद की सयुक्त समिति , हिन्दी में कविताओ, लघु कहानियो और लेखो के 
लेखका 
स्थायी पता • डी -2, बटलर पैलेस कालोनी , लखनऊ ( उत्तर प्रदेश) । 


सुखदेव प्रसाद, श्री : इटरमीडिएट , साहित्य रत्न , आचार्य - भाग 1, आला काबलियत , काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश ) , 
श्री रामजी के आत्मज, जन्म 20 मार्च, 1921, विवाह, ( 1 ) श्रीमती तेतारी देवी और ( 2 ) श्रीमती सजनी देवी से, 6 
पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 - 57, हरिजन और समाज कल्याण मत्री, उत्तर प्रदेश 
सरकार, 1985 , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4 -1966 से 2- 4 - 1972, 3 - 4 -1972 से 2 - 4- 1978 और 3- 4 - 1982 से 
16 -2- 1988 , इस्णत और खान मत्रालय में केन्द्रीय उपमत्री, 1973- -- 77 , अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस ( आई) समिति, 
1982 - 851 


स्थायी पता ग्राम पीपरपती, डाकघर पीपरपती तिवारी , गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ) 1 


सुजान सिह , श्री एम . एससी. ( कृषि ), काग्रेस ( आई ) (हरियाणा), श्री सुन्दर सिह के आत्मज , जन्म 15 फरवरी , 
1922 , विवाह श्रीमती राजिन्दर कौर से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 13- 7- 1977 से 9- 4- 1978 और 
10- 4- 1978 से 31 - 12-1982, उपाध्यक्ष, राज्य जनता पार्टी, हरियाणा । 
स्थायी पता रविन्द्र एस्टेट , सुजान सिह पार्क, सोनीपत ( हरियाणा) । 


सुन्दरम , श्री के० इटरमीडिएट ( कला) , वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा , बोल्टन ( यू० के०) , स्वतत्र पार्टी ( तमिलनाडु ) , 
श्री जी० कुप्पूस्वामी नायडु के आत्मज, जन्म 29 मई , 1914, विवाह श्रीमती एम० तायल अम्माल से , 2 पुत्र और 
1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 3 - 4- 1966 मे 2- 4- 1972 1 
स्थायी पता : रस कोडलु सर्किट हाऊस रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु ) । 


सुन्दरेया , श्री पी० : साम्यवादी दल ( मद्रास अब तमिलनाडु ) , श्री० पी० वेंकटरामीरेड्डी के आत्मज , जन्म 1 मई, 
1913, विवाह श्रीमती लीला सुन्दरैया से , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1952 से 21 -3 -1955, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 20 - 5- 19851 


- 


239 


राज्य सभा 


-- 


सुपाकर , श्री श्रद्धाकर : एम० ए०, बी० एल०, साहित्याचार्य, काग्रेस ( उडीसा), श्री जनार्दन सुपाकर के आत्मज , जन्म . 
23 अप्रैल , 1915, विवाह श्रीमती तपस्विनी सुपाकर से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , उडीसा विधान सभा , 
1949 - 57 , अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, 1952 - 55 , विपक्ष के नेता, उडीसा विधान सभा, 1952 - 56, सदस्य 
( 1) लोक सभा, 1957 - 62 और ( 2) राज्य सभा , 27- 9-1965 से 26 -2- 1967, अनेक पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : झारूआपारा, सम्बलपुर ( उडीसा ) । 


सुब्बैया , श्री जे० एच० : बी० ए० ( उस्मानिया ) , अनुसूचित जाति महासघ (हैदरावाद अब आन्ध्र प्रदेश), श्री जकाथि 
हूसन्ना के आत्मज , जन्म 1911 , विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) अन्त कालीन ससद 

और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1954, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति महासघ, दिवगत । श्रद्धाजलि 
21 - 1 - 19631 


सुब्रयन , डा० पी० एम० ए०, बी० सी० ( ऑक्सफोर्ड ) , एलएल० बी० ( लदन ) , एल० एल० डी० ( डबलिन ) , 
बार- एट - ला , काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु ) , श्री एस. परमशिवन के आत्मज , जन्म 11 सितम्बर, 1889 , विवाह 
श्रीमती राधाबाई कुडमुल से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, मुख्य मत्री, मद्रास, 1927 - 30 , मत्री , मद्रास सरकार, 1937 - 39 

और 1947 - 48 , सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1954 से 4- 3- 1957, इडोनेशिया में भारत के राजदूत, 1949 - ~-51 , 
दिवगत । श्रद्धाजलि - 8 -11- 1962 । 


सुभानी, श्री उस्मानः काग्रेस ( हैदराबाद अब आध्र प्रदेश ) , हाजी यूसुफ के आत्मज , जन्म 8 दिसम्बर, 1895, विवाह 
श्रीमती खतीजा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 2-4 -1954, सचिव / अध्यक्ष, बम्बई प्रान्तीय 
काग्रेस समिति , 1922 - 24 और 1930 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 9 - 2 - 19591 


सुमत प्रसाद, श्रीः बी० ए०, काग्रेस ( उत्तर प्रदेश ) , श्री होशियार सिह के आत्मज, जन्म 1892, विवाहित , 1 पुत्र और 
1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद , 1946 - 52 और (2 ) राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2- 4-1954 और 
3 - 4 - 1954 से 12 - 3- 1957 । 
स्थायी पताः अबूपुरा स्ट्रीट, मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) । 


सुरजीत , श्री हरकिशन सिंह : मैट्रिक , भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ( पजाव ) , श्री हरनाम सिह वसी के 
आत्मज , जन्म 23 मार्च, 1916, विवाह श्रीमती प्रीतम कौर से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य , ( 1) पजाब विधान सभा , 
1953 -- 57 और 1967 - 69 और ( 2) राज्य सभा, 10 - 4- 1978 से 9- 4- 1984, कश्मीर की समस्या से सबधित 
पुस्तक के लेखक । 


स्थायी पता : गाव और डाकघर दाला, जालघर ( पजाब ) । 


240 


जीवन- वृत्त 


सुरेन्द्र मोहन , श्री : एम० ए० , जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री रली राम के आत्मज , जन्म 4 दिसम्बर, 1926 , विवाह 
श्रीमती मजू से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 -1978 से 2- 4- 1984, महामत्रो, ( 1 ) समाजवादी दल , 
1976 - 77 और ( 2 ) जनता पार्टी, 1977 और 1979 - 81, सयुक्त मत्री, ( 1) प्रजा समाजवादी दल, 1965 - 71 

और ( 2) समाजवादी दल , 1971- 721 
स्थायी पता जीवनी मडी, आगरा ( उत्तर प्रदेश ) । 


सुरेन्द्र राम , श्री वी० एम० • काग्रेस ( मद्रास अब तमिलनाडु ), श्री वी० आई० मुनीषस्वामी पिल्लै के आत्मज , जन्म 12 
मार्च, 1921, विवाह श्रीमती वी० डी० तुलसी बाई से, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2 -4-1958 । 
स्थायी पता • माउन्टेन व्यू , स्टकमड ( तमिलनाडु ) । 


* सुरेन्द्र सिह , श्री . एम० ए०, एल एल० बी०, काग्रेस ( आई ) ( हरियाणा), श्री बसी लाल के आत्मज , जन्म 25 
जुलाई, 1946, विवाह श्रीमती किरण से, 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1977 - 86, मत्री, हरियाणा सरकार 
1982 -83 , सदस्य, राज्य सभा , 2- 8 -1986 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता 187 विजय नगर कालोनी, भिवानी ( हरियाणा) । 


सुलतान सिंह , श्री काग्रेस ( आई ) ( हरियाणा) , चौधरी टेक चन्द के आत्मज, जन्म 1924, विवाह श्रीमती धन कौर 
से , 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) पजाब विधान परिषद, 10 वर्षों के लिये और ( 2) राज्य सभा, 31 -3 -1970 से 
1 -8 -1974, 2-8 -1974 से 1 -8 -1980 और 2- 8 -1980 से 1-8 -1986 , अध्यक्ष, आवास समिति राज्य सभा , 
1980 - 82, महामत्री / उपाध्यक्ष / अध्यक्ष , हरियाणा प्रदेश काग्रेस समिति, अनेक वर्षों के लिए । 
स्थायी पता . ग्राम निजामपुर माजरा , डाकघर फरमाना, तहसील और जिला सोनीपत ( हरियाणा ) । 


सुल्तान , श्रीमती मैमूना . वी० ए०, बी० टी० , काग्रेस ( आई ) ( मध्य प्रदेश ) , श्री मोहम्मद असगर अन्सारी की 
आत्मजा, जन्म 11 अक्तूबर, 1932 , विवाह श्री मोहम्मद मुजतब खा से , 3 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) लोक सभा , 
1957 - 62 और 1962 - 67 और ( 2) राज्य सभा, 3 -4 -1974 से 2 -4 -1980 और 30- 6 -1980 से 29- 6 -19861 
स्थायी पता • फतेहगढ, भोपाल ( मध्य प्रदेश) । 


* सुषमा स्वराज , श्रीमती • बी० ए०, एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी ( हरियाणा) , श्री हरदेव शर्मा को आत्मजा, 
जन्म 14 फरवरी, 1952 , विवाह श्री स्वराज कौशल से, 1 पुत्री , हरियाणा सरकार में मत्री , 1977- 78 और 1988 - 89 , 
सदस्य , राज्य सभा, 10- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • 182 , वी० सी० बाजार , अम्बाला छावनी (हरियाणा) । 


“ वर्तमान सदस्य । 


241 


राज्य सभा 


सूर, श्री मृगांक मोहन : बी० एससी०, निर्दलीय ( पश्चिमी बगाल ) , श्री सरत चन्द्र सूर के आत्मज, जन्म 3 मार्च, 
1899, विवाह श्रीमती कमला प्रभा सूर से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 13- 9 -1954 से 2 -4 - 1960 , 
3- 4 -1960 से 2- 4- 1966 और 3 - 4- 1966 से 2- 4- 1972, दिवगत । श्रद्धाजलि - 15 -11 -1983 । 


सूरज प्रसाद, श्री बी० ए० , बी० एल०, श्रम सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा , भारतीय साम्यवादी दल (बिहार ), श्री 
मेहतो के आत्मज, जन्म 2 जनवरी , 1925, विवाह श्रीमती राजबशी देवी से , 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, ( 1 ) बिहार 
विधान सभा, 1962 - 67, ( 2 ) बिहार विधान परिषद्, 1974 - 80 और (3 ) राज्य सभा, 3 -4- 1968 से 2-4 -1974 
और 3- 4- 1982 से 2 -4 - 1988 । 


स्थायी पता : ग्राम शिवपुर , डाकघर केसर, जिला शाहाबाद (बिहार ) । 


सूर्यनारायण, श्री कोम्मारेड्डी : काग्रेस ( आध्र प्रदेश ) , श्री के० ब्रह्मिया गारु के आत्मज, जन्म 8 मार्च, 1907 , 
विवाह श्रीमती कृष्णावेणि से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1952 से 2- 4-1958, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 
आध्र प्रदेश । 


स्थायी पता • अशोक नगर, इलुरी, जिला पश्चिमी गोदावरी ( आध्र प्रदेश ) । 


सेजियन, श्री एरा : एम० ए०, जनता पार्टी ( तमिलनाडु) , श्री वी० एस० राजगोपाल के आत्मज, जन्म 28 अप्रैल , 
1923, विवाह डा० ( श्रीमती) प्रेमा सेजियन से, सदस्य, लोक सभा, 1962 - 67, 1967 -- 70 और 1971 - 77 , 

भा की सभापति तालिका के सदस्य , 1971 - 73, अध्यक्ष , ( 1 ) लोक लेखा समिति, 1971 - 73 और ( 2 ) 
लोक सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सम्बन्धी समिति , 1975 - 77 , सदस्य, राज्य सभा , 3 -4 -1978 से 
2 - 4 -1984, अध्यक्ष , राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सम्बन्धी समिति , 1982 - 84 , लघु- कहानियो, 
एकाकी नाटको आदि की पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 8, लक्ष्मी टाकीज रोड , मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


सेठ , श्री इब्राहिम सुलेमान : बी० ए०, मुस्लिम लीग ( केरल ), श्री सुलेमान इब्राहिम सेठ के आत्मज, जन्म 3 
नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती मरियम वाई उर्फ यासमीन से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1960 से 
2-4-1966 , सचिव / उपाध्यक्ष, मुस्लिम लीग, केरल, 1958 - 62 । 
स्थायी पता : कान्वेंट रोड , एर्नाकुलम ( केरल ) । 


सेठ , श्री सलाय मोहम्मद : निर्दलीय ( केरल ) , श्री इब्राहिम सेठ के आत्मज , जन्म 17 जनवरी, 1932, विवाह 
श्रीमती जुलेखा वाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1964 से 2-4-19701 
स्थायी पता : मतनचेरी, कोचीन (केरल ) । 


242 


जीवन- वृत्त 


। 


सेठी , श्री प्रकाश चन्द्र : वी० ए० , एलएल० बी०, काग्रेस ( मध्य प्रदेश ), श्री भवरलाल सेठी के आत्मज, जन्म 
19 अक्तूबर, 1920, विवाहित, 5 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) राज्य सभा, 2- 2 -1961 से 2 -4 - 1964, 3 -4 - 1964 से 
20- 2- 1967 तथा 3- 4-1976 से 7-1 -1980 और ( 2) लोक सभा, 1967 - 71 तथा 1971 -72, केन्द्र सरकार में 
इस्पात और भारी उद्योग, खान और धातु, वित्त , रक्षा, पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक और निर्माण और आवास 
मत्रालयो मे उपमत्री/ राज्य मंत्री /मत्री, 1962- ~~-66, 1967 ~~~-71 और 1975 - 771 
स्थायी पता • अनूप भवन , माधव नगर , उज्जेन ( मध्य प्रदेश ) । 


- 


* सेन, श्री अशोक कुमार बी० ए० ( ऑनर्स ), एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) , एम० एससी०, वैरिस्टर - एट - लॉ , जनता दल 
( एस ) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री अक्षय कुमार सेन के आत्मज, जन्म 10 अक्तूबर, 1913, विवाह श्रीमती अजना सेन से , 
2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा , 1957- ~-62, 1962 -~~ 67, 1967 - 70, 1971 -~-77, 1980 - 84 और 
1984 - 89, विधि , डाक व तार तथा समाज सुरक्षा विभागो के केन्द्रीय राज्य मंत्री / मत्री, 1957 -~- 66 तथा 
1984 - 87, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय इस्पात और खान मत्री , नवम्बर, 1990 से 
अधपर्यन्त , वाणिज्यिक कानून पुस्तिका के लेखक । । 


स्थायी पता . 13, लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी वगाल ) । 


* सेन, श्री आशीष बी० कॉम , भारतीय साम्यवादी दल (मा० ) ( पश्चिमी बगाल ), श्री अजीत कृष्ण सेन के आत्मज, 
जन्म 1 नवम्बर, 1922, विवाह, श्रीमती अर्चना सेन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, मदस्य, राज्य सभा, 3- 4- 1988 से 
अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता • एफ / 13, सुपर मार्किट ( तृतीय तल ) , कलकत्ता ( पश्चिमी वाल ) । 


सेन , डा . त्रिगुण • वी० ई० (मेकेनिकल ), इजीनियरिंग मे डाक्ट्रेट की उपाधि , काग्रेस (त्रिपुरा ), श्री गोलखनाथ सेन के 
आत्मज, जन्म 24 दिसम्बर, 1905 , विवाहित, 2 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा, 27 -4 - 1967 से 2- 4 -1968 और 
3- 4 -1968 से 2- 4 -1974, शिक्षा, पेट्रोलियम और रसायन तथा खान ओर धातु मत्रालयो में केन्द्रीय मत्री, 1967 - 70 , 
‘ पदम- भूषण से सम्मानित , 1965 । 
स्थायी पता इयोडिची हाउसिंग सोसायटी, कलकत्ता (पश्चिमी बगाल ) । 


* सेन , श्री सुकोमल • एम० ए० ( अग्रेजी) , रूसी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, भारतीय साम्यवादी दल 
( मा०) ( पश्चिमी बगाल ), श्री सुकुमार सेन के आत्मज , जन्म 16 जून, 1934, विवाह श्रीमती रोमा सेन से, 2 पुत्र , 
सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4- 1982 से 2 -4 - 1988 और 3- 4 - 1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, (1 ) राज्य सभा की सरकारी 
आश्वासनो सबधी समिति, 1988- 90 और ( 2) राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सबधी समिति, 1990, अग्रेजी और 
बगला भाषा में पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता• 200, सतोषपुर एवेन्य, कलकत्ता ( पश्चिमी वगाल ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


243 


राज्य सभा 


सेनगुप्ता, श्री द्विजेन्द्रलाल : एम० ए० ( प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति ) , एम० ए० ( कॉमर्स) , वी० एल० , 
निर्दलीय (पश्चिमी बंगाल ) , श्री हेमन्तलाल सेनगुप्ता के आत्मज, जन्म • 10 सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती सध्यारानी 
सेनगुप्ता से , 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पश्चिमी वगाल विधान परिषद, 1960 - 64 और ( 2 ) राज्य सभा , 
3 -4 -1964 से 2-4-1970 और 3-4 -1970 से 2- 4-1976 । 
स्थायी पता : 14, गिरीश चन्द्र बोस रोड, एन्टल्ली, कलकत्ता ( पश्चिमी बंगाल ) । 


सेयस्टियन , श्री के . सी० : वी० ए० , केरल काग्रेस ( केरल) ; श्री के० सी० चाको के आत्मज , जन्म 2 नवम्बर, 1920 , 
अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा . 22-4- 1979 से 21 -4 -1985, दिवगत । श्रद्धाजलि --- 21 -7 -1986 1 


सेम्युल, श्री मुदमाला हेनरी : काग्रेस ( आध्र प्रदेश ) , श्री मुदुमाला इसाक के आत्मज, जन्म 21 जन. 1912. विवाह 
श्रीमती डी० वी० सेम्युल से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा , 18 -4- 1957 से 2 -4- 1958, 3- 4 -1958 से 2- 4- 1964 
और 3- 4- 1968 से 16- 2-1972 , दिवगत । श्रद्धाजलि - 13 -3- 1972 1 


सेमा , श्री होकिशे : वी० ए० , काग्रेस ( आई) ( नागालैंड ) , श्री सुकीये सेमा के आत्मज, जन्म 6 मार्च, 1921, विवाह 
श्रीमती शितोली सेमा से , 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य , (1) नागालैंड राज्य विधान सभा की अतरिम सस्था , 
1961 - 63 और (2) नागालैंड विधान सभा, 1964 - 69, मत्री, नागालैंड सरकार , मुख्य मत्री, नागालैंड, 1969 - 74 , 
सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1986 से 4- 5- 1987, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश , 1983 - 86 , अध्यक्ष, ( 1) नागालैंड 
राष्ट्रवादी सगठन, 1974 - 76 और ( 2) नागालैंड काग्रेस समिति, 1976 - 79 , नागालैंड पर एक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता : सेमातिला, दीनापुर ( नागालैंड) । 


* सैकिया , डा० नगेन : एम० ए०, पीएच० डी० , असम गण परिषद ( असम ) , श्री उमाराम सैकिया के आत्मज , जन्म 
11 फरवरी, 1941, विवाह श्रीमती लायण्य सैकिया से , 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1986 से 
अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990- 91, लघु- कहानियो, नाटको, निबधो, जीवनियो से सबधित अनेक पुस्तकों के 
लेखक । 


स्थायी पता : " आश्रय " जीवन फुकन नगर, डिब्रूगढ ( असम ) । 


सैयद, डा . महमद : पीएच . डी० , चार - एट - लॉ , काग्रेस (बिहार); श्री मोहम्मद कमर के आत्मज , जन्म 1889 , विवाह 
श्रीमती आर० फातिमा से , 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, मत्री, विहार सरकार, 1937 और 1946 - 52 , सटम्य , लोक सभा , 
1952 - 61, विदेश मत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1954 - 57, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4-1962 मे 2- 4- 1958 , 
महासचिव , राष्ट्रीय काग्रेस , 1929 -~ - 36 , दिवगंत । श्रद्धाजलि 15 - 11 - 19711 


वर्तमान मदस्य । 
244 


जीवन- वृत्त 


सैयद हसैन , श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, मुफ्ती ( फारसी तथा अरबी में आनर्स ) , काग्रेस ( जम्मू और कश्मीर) , हाजी 
सेयद अहमदुल्ला के आत्मज , जन्म 16 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती फरखुन्दाह बेगम से, 4 पुत्रिया , सदस्य , ( 1 ) 
जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1957 - 62, ( 2 ) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद्, 1962 और ( 3 ) राज्य सभा , 
16 -4- 1968 से 5- 3- 1974 । 
स्थायी पता • डाकघर खडवाल, अनतनाग, कश्मीर ( जम्मू और कश्मीर) । 


सोखे, डा . साहिब सिह . वी . एससी , एम० ए०, एम० डी० , एफ० ए० एस०, एफ० एन० आई०, ( नाम -निर्देशित ) , 
सरदार ज्वाला सिंह सोखे के आत्मज , जन्म • 15 दिसम्बर, 1887, विवाह श्रीमती लीला राय से, सहायक महानिदेशक , 
विश्व स्वास्थ्य सगठन , 1950 - 52, सदस्य , राज्य सभा, 3-4- 1952 से 2-4 - 1956, दिवगत । 
श्रद्धाजलि - 15 - 11- 19711 


सोनी, श्रीमती अम्बिका • बी० ए० ( आनर्स ) , स्पेनी भाषा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा , फ्रामीसी भाषा में डिप्लोमा, काग्रेस 
( पजाब ), श्री नकुल सेन की आत्मजा, जन्म 13 नवम्बर, 1941 , विवाह श्री उदय सी० सोनी से, 1 पुत्र, सदस्य , राज्य 
सभा, 30 -3- 1976 से 2- 4-19801 


स्थायी पता • 7, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली । 


" सोमपाल, श्री • एम० ए०, एलएल० बी० , जनता दल ( उत्तर प्रदेश) , श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के आत्मज , जन्म 
20 जनवरी, 1942, विवाह श्रीमती राधा से , 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 23- 3 -1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : ग्राम तथा डाकखाना काकोर कला, खण्ड छपरौली, जिला मेरठ ( उत्तर प्रदेश) । 


सामसुन्दरम , श्री जी० पी० • द्र० मु० क० ( तमिलनाइ ) , श्री पेरीअन्ना गौडर के आत्मज, जन्म 27 नवम्बर, 1889 , 
विवाह श्रीमती मीनाक्षी अम्माल से , 1 पत्र, सदस्य , राज्य सभा, 3 - 4 - 1966 से 25 - 6 - 1971 , अध्यक्ष, द्रविड कपगम , 
सचिव, द्र० मु० क०, दिवगत । श्रद्धाजलि - 19- 7 - 19711 


सालका, श्री गोपाल सिंह जी० . एम० ए०. एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी ( गुजरात) , श्री गुलाबसिंह भवनसिंह 
के आत्मज , जन्म 1 मई, 1939 , विवाह श्रीमती मीनाक्षी से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 10 -4 -1990 से 
अधपर्यन्त । 


स्थायी पता मीनाक्षी 7, कृष्णा नगर, प्रभा रोड , गोधरा, जिला पच महल ( गुजरात ) । 


* वर्तमान सदस्य । 


245 


राज्य सभा - - 


* सोलंकी, श्री माधव सिंह : बी० ए० ( आनर्स) , एलएल० बी०, काग्रेस ( आई) ( गुजरात ), श्री फूलसिंह जी के 
आत्मज , जन्म 29 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती विमला बहन से , 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, सदस्य, ( 1) बम्बई विधान 
सभा, 1957 -- 60 और ( 2) गुजरात विधान सभा, 1960 - 68, मुख्यमत्री, गुजरात, 1976, 1980 - 85 और 1990, 
सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1988 से अद्यपर्यन्त , केन्द्रीय योजना मत्री, जून, 1988 से नवम्बर, 1989 , अध्यक्ष, गुजरात 
प्रदेश काग्रेस समिति ( तीन बार ) । 
स्थायी पता : ए/4, अर्चना फ्लैट्स , नवरगपुरा, अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


सोलोमन , श्री पी० ए० : साम्यवादी दल ( केरल ) , श्री एन्ड्रयूज के आत्मज , जन्म 31 जुलाई, 1917, विवाह श्रीमती 
ऐमिनी ( मेरी ) से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1958 से 2- 4 - 19641 
स्थायी पता : डाकघर कोट्टाराकारा ( केरल ) । 


स्वर्ण सिंह, सरदार : बी० एससी० ( आनर्स ), एम० एससी० ( भौतिक शास्त्र ) , एलएल० वी० , काग्रेस ( पजाब) , सरदार 
प्रताप सिंह के आत्मज , जन्म 19 अगस्त , 1907, विवाह श्रीमती चरणजीत कौर से, 4 पुत्रिया, सदस्य , पजाब विधान 
सभा, 1946 - 52 , मत्री, पजाब सरकार, 1946 - 52 , सदस्य, राज्य सभा, 7- 10 -1952 से 18 -3 -1957, केन्द्रीय मत्री, 
निर्माण , आवास और पूर्ति , 1952 - 57 । 


स्थायी पता : सिविल लाइन्स , जालन्धर शहर ( पजाब ) । 


स्वू , श्री स्कातो : स्नातक, (नाम-निर्देशित ) काग्रेस ( आई), श्री गोहखू स्खू के आत्मज, जन्म 3 अप्रैल, 1924 , 
विवाह श्रीमती होतोली स्खू से , 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 3- 4 -1974 से 2- 4- 1980 और 3- 4- 1980 से 
2- 4 -19861 


स्थायी पता : सातखा टाउन , जिला जुनहेवोतु (नागालैण्ड ) । 


स्वामी, श्री एन० आर० एम० : वी० ए० , बी० एल० , काग्रेस ( मद्रास, अव तमिलनाडु ), श्री वी० राजू नायकर के 
आत्मज , जन्म 19 जून, 1908 , विवाह श्रीमती दयानिधि अम्माल से, 4 पुत्र, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1952 --- 57 

और 1957 - 62 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1966 से 2- 4-19721 
स्थायी पता : एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट , रेलवे स्टेशन रोड , रानीपेट , जिला उत्तरी अर्काट ( तमिलनाडु) । 


“ स्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम : पीएच. डी . ( अर्थशास्त्र) , जनता पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) , श्री सीताराम सुब्रह्मण्यम के आत 
जन्म . 15 सितम्बर , 1939, विवाह श्रीमती रोक्सना से , 2 पुत्रिया , सदस्य, ( 1 ) लोक सभा , 1977 - 79 और 
1980 - 84 और ( 2) राज्य सभा, 3- 4 - 1974 से 15 - 11- 1976 और 3 - 4- 1988 से अद्यपर्यन्त , वाणिज्य तथा विधि 

और न्याय मत्रालयों में केन्द्रीय मत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त , आर्थिक विषयो पर पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता : एन- 226 , ग्रेटर कैलाश -I, नई दिल्ली । 


वर्तमान सदस्य । 
246 


जीवन -वृत्त 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


* स्वामीनाथन , श्री जी० : बी० फार्मा० , अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम ( तमिलनाडु ) , श्री आर० गोपाल 
मुदलियार के आत्मज , जन्म । 19 दिसम्बर, 1931 , विवाह श्रीमती विजया लक्ष्मी से, 1 पुत्री, सदस्य , तमिलनाडु विधान 
परिषद, 1968 - 86, अध्यक्ष, विशेषाधिकार और आवास समितिया, तमिलनाडु विधान परिषद, उपाध्यक्ष, तमिलनाडु 
विधान परिषद, 1978 - 80 और 1984 - 86 , सदस्य , राज्य सभा, 30 - 6-1986 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य 
सभा, 1986 -87 और 1987-881 


स्थायी पता : न० 2, राजप्या नगर, तजावूर ( तमिलनाडु ) । 


स्वामीनाथन , श्री वी . वी० : वी . एससी , बी० एल०, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम ( तमिलनाडु ) , 
श्री वेलायुतम के आत्मज, जन्म 15 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती रानी से, 3 पुत्र और 1 पत्री, सदस्य, राज्य सभा, 
3- 4 -1972 से 2- 4- 1978 और 3 -4 -1978 से 19- 6- 19801 


स्थायी पता : एफ - 33, रामकृष्ण नगर, मडावली, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


*स्वेल, श्री जी० जी० : एम० ए० , हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ( मेघालय ) , श्री जी० होरू के आत्मज, जन्म 
5 अगस्त , 1924, विवाह श्रीमती लाजोपथिया खेल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1962 - 67 , 
1967 - 71 , 1971 - 77 और 1984 - 89, उपाध्यक्ष, लोक सभा, 1967 -~-71 , नार्वे और वर्मा में भारत के राजदूत , 
1977 -~~~- 84 , सदस्य, राज्य सभा, 13 -4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता : डेमधिंग हाउस , अपर नागथिम्मई, शिलाग ( मेघालय ) । 


" हंसपाल, श्री हरवेन्द्र सिंह : बी० एससी०, काग्रेस ( आई) ( पजाब ) , सरदार ज्ञान सिंह हसपाल के आत्मज , जन्म 4 
मई, 1938 , विवाह श्रीमती चरणजीत कौर से , 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5- 7 - 1980 से 4- 7 -1986 और 
5- 7-1986 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1988- ~ 90 , सिख इतिहास पर पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता• श्री भैनी साहेव, जिला लुधियाना ( पजाब) 


। 


हसराज, रायजादा बार - एट- लॉ , काग्रेस ( पजाब) ; लाला सालिग राम के आत्मज , जन्म जुलाई, 1869 , विवाह 
श्रीमती लाल देवी से, 5 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1 ) पजाब विधान परिषद तथा विधान सभा के लिए चार बार और 
( 2) राज्य सभा, 3- 4- 1952 से 29- 8 -1952 तथा 17- 3- 1953 से 2 -4 - 1958 , दिवगत । श्रद्धाजलि 
18- 8 - 19581 


हक , श्री ( मौलाना ) असरारुल : आलिम फाजिल , काग्रेस ( आई) ( राजस्थान) , मौलाना सैयद शाह सिवधतुल्ला के 
आत्मज , जन्म 15 जून, 1924, विवाह श्रीमती कुदसिया बेगम से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा , 
5 - 7- 1980 से 4- 7 -1986, उर्दू काव्य पर एक पुस्तक के लेखक । 
स्थायी पता • हक मेन्शन, पाटन पोल , कोटा ( राजस्थान ) । 


" वर्तमान सदस्य । 


247 


राज्य सभा --- 


हकीम अली, ख्वाजा : जम्मू और कश्मीर , सदस्य, राज्य सभा, 22-8- 1961 से 2-4- 19621 [ अन्य ब्यौरे उपलब्ध 
नहीं है ।] 
स्थायी पता : बुरजला , श्रीनगर ( जम्मू और कश्मीर ) । 


हनीफ , श्री मोहम्मद : काग्रेस ( उडीसा ), शेख अब्दुल दयान के आत्मज, जन्म जनवरी, 1900 , विवाह श्रीमती 
हिदायतुन्निसा बेगम से , 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , अन्त कालीन ससद, 1950 - 52 , उपाध्यक्ष, उडीसा विधान सभा , 
1952 - 57 , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4- 1966 से 6 - 10 - 1967, दिवगत । श्रद्धाजलि - 20 -11 - 19671 


* हनुमनतप्पा, श्री हेच० • बी० ए०, बी० एल०, आर० बी० वी०, काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ), श्री हेच० महालिगप्पा के 
आत्मज , जन्म 13 मई, 1932, विवाह श्रीमती कोटरम्मा से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3 -4- 1982 से 
2- 4 -1988 और 3 -4 - 1988 से अद्यपर्यन्त , उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1986 - 89, महासचिव, कर्णाटक प्रदेश काग्रेस 
कमेटी ( आई), 1979 -~-81 और 1983 । 
स्थायी पता : साधना, 119, नेहरू नगर, चित्रदुर्गा ( कर्णाटक ) । 


हबीबुल्लह, श्रीमती हामिदा : बी० ए० ( आनर्स ), काग्रेस ( आई ) ( उत्तर प्रदेश ), नवाब नजीर यार जग की आत्मजा, 
जन्म • 20 नवबर, 1916, विवाह मेजर जनरल ई० हबीवुल्लह से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान 
सभा , 1969 - 74, समाज, हरिजन कल्याण, राष्ट्रीय एकता, नागरिक सुरक्षा तथा पर्यटन राज्य मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 
मई, 1971 से जनवरी, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4-1976 से 2-4 -1982 | 
स्थायी पता : 11, महात्मा गाधी मार्ग, हजरतगज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) । 


* हरमोहन सिंह, चौधरी : मिडल हाई स्कूल , जनता दल ( एस ) ( उत्तर प्रदेश) , श्री धनी राम सिंह के आत्मज, सदस्य , 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1970 और 1976, अध्यक्ष, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, दो बार , सदस्य, 
( 1 ) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1982 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 127 / 52, डब्ल्यू० आई० ब्लाक , साकेत नगर, कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


हरिदास , श्री सी० : अध्ययन बी० ए० तक , काग्रेस ( आई) ( केरल ) , श्री के. जी . हरिदास मेनन के आत्मज , जन्म 
15 जुलाई, 1940, विवाह श्रीमती के वसती से, 3 पुत्रिया, सदस्य , ( 1 ) केरल विधान सभा, जनवरी से मार्च, 1980 

और ( 2) राज्य सभा, 3- 4-1980 से 2-4-19861 
स्थायी पता : " स्वप्न ", डाकघर पोत्रानी, जिला मालप्पुरम ( केरल) । 


* वर्तमान सदस्य । 
248 


जीवन - वृत्त 


* हरिप्रसाद, श्री बी० के० • बी० काम०, काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , श्री ए० केम्पैया के आत्मज , अविवाहित, सदस्य , 
राज्य सभा, 10 - 4- 1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता न० 2-5, टेम्पल स्ट्रीट , मल्लेश्वरम, बगलौर (कर्णाटक) । 


* हरि सिंह, चौधरी एम० ए० , एलएल० वी०, पत्रकारिता में डिप्लोमा, काग्रेस ( आई) ( उत्तर प्रदेश) , श्री मुरलीधर के 
आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर , 1929 , विवाह श्रीमती करूणा से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा , 
1967 और 1980 - 85, मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1980 - 85, सदस्य, ( 1 ) लोक सभा, 1971 - 77 और ( 2 ) 
राज्य सभा, 3-4 -1988 से अद्यपर्यन्त , महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस समिति ( आई) । 
स्थायी पता • 220, सिविल लाइन्स , वुलन्दशहर ( उत्तर प्रदेश ) । 


हवानूर, श्री एल . जी० काग्रेस ( आई) (कर्णाटक ) , सदस्य, राज्य सभा , 13- 7- 1977 से 9- 4 -1978 । 
[ अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।] 
स्थायी पता बाल्मीको निवास, बगलौर (कर्णाटक ) । 


हासदा, श्री फणीन्द्र नाथ . एम. एससी०, बी० एड०, काग्रेस ( यू ) ( पश्चिमी बगाल ) , श्री श्याम चरण हासदा के 
आत्मज , जन्म 4 मार्च, 1944 , विवाह श्रीमती कल्याणी हासदा से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3- 4 - 1976 
से 2 - 4 - 19821 


स्थायी पता . ग्राम तथा डाकघर कोदापुर, जिला मिदनापुर (पश्चिमी बगाल ) । 


हाथी, श्री जय सुख लाल : बम्बई विश्वविद्यालय से विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की , काग्रेस ( गुजरात ) , श्री लालशकर 
हाथी के आत्मज , जन्म 19 जनवरी , 1909, विवाह श्रीमती पद्मावती से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री , सदस्य , ( 1 ) सविधान 
सभा , 1946 - 47, ( 2 ) अन्त कालीन ससद् , ( 3 ) लोक सभा , 1957 - 62 और ( 4 ) राज्य सभा, 3 -4 -1952 से 
12 -3 - 1957 , 3 - 4- 1962 से 2- 4 -1968 और 3- 4 -1968 से 2- 4 - 1974, सिंचाई और विद्युत , आपूर्ति , गृह , रक्षा, श्रम 

और पुनर्वास के विभिन्न सविभागो के केन्द्रीय उपमत्री, राज्य मत्री तथा मत्री, 1952 - 69 , राज्य सभा के नेता , 
1967 - 69, प्लेस ऑफ इडियन स्टेट्स इन फेडरेडन के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि - 18- 2- 1982 | 


हार्डिकर, डा . नारायण सुब्बाराव एम० सी० पी० एस०, लोक स्वास्थ्य मे एम० एस० (मिशिगन) , काग्रेस ( मैसूर , 
अब कर्णाटक) , श्री सुब्बाराव के आत्मज , जन्म 7 मई, 1890 , अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 7 -8 - 1952 से 
2- 4- 1956 और 3 -4 - 1956 से 2- 4- 1962, महासचिव, कर्णाटक प्रदेश काग्रेस समिति, 1921 - 22 और 
1939 - 40, पदम विभूषण से सम्मानित, 1958, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत । श्रद्धाजलि - 5 -1 - 19761 


वर्तमान सदस्य । 


249 


राज्य सभा 


* हाशमी, श्री शमीम : एम० ए०, बी० एल०, काग्रेस ( आई ) (बिहार ), श्री एस . एम० कमरुद्दीन के आत्मज , जन्म 
16 जनवरी , 1940, विवाह श्रीमती नसीमा शमीम हाशमी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) बिहार विधान सभा , 
1980 - 85 और ( 2 ) राज्य सभा, 3 - 4- 1988 से 28 - 7 -1989 और 25 - 9- 1989 से अद्यपर्यन्त , अध्यक्ष, भारतीय 
लोक दल , महासचिव, जनता पार्टी, बिहार , 1977 - 80, लोक दल , बिहार, 1980 - 86 और लोक दल राष्ट्रीय स्तर 
पर । 


स्थायी पता : ए -1, मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारन (विहार) । 


हाशमी , श्री सैयद अहमद : मुमताज -उल - मोहमद्दसीन फाजिल - ए- देववन्द और मौलवी फाजिल 
( पजाव-विश्वविद्यालय ), जनवादी (उत्तर प्रदेश ) , श्री सैयद मोहम्मद शफी के आत्मज , जन्म 19 दिसम्बर, 1933; विवाह 
श्रीमती अर्शिया हाशमी से , 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया , सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4 - 1974 से 2 - 4 - 1980 और 5 - 7 - 1980 से 
4 -7- 1986, उर्दू में पुस्तको के लेखक । 


स्थायी पता : 1508, जमीयत बिल्डिग , गली कासिम जान , बल्लीमारान, दिल्ली । 


* हाशिम , श्री एम० एम० : इन्टर, काग्रेस ( आई ) ( आन्ध्र प्रदेश), श्री एम० ए० जावेद के आत्मज, जन्म 19 
अक्तूबर, 1921 , विवाह श्रीमती खुर्शीद बेगम से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य , आध्र प्रदेश विधान सभा , 1962 - 67 , 
1967 -- 71 और 1978 - 80, मत्री, आध्र प्रदेश सरकार, 1978 - 83, सदस्य, ( 1) लोक सभा, 1971 ---- 76 और 
1977 -78 तथा ( 2 ) राज्य सभा, 10- 4 -1990 से अद्यपर्यन्त । 


स्थायी पता : 113 835, मल्लेपल्ली, हैदराबाद ( आध्र प्रदेश ) । 


* हिफेई, श्री . इन्टरमीडिएट, काग्रेस ( आई ) (मिजोरम ), जतिया ( एल ) और रोचई ( एल ) के आत्मज , जन्म अगस्त , 
1937, विवाह श्रीमती सेथली से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया , सदस्य , मिजोरम विधान सभा, 1972, 1984 , 1988 और 
1989 , राज्य मत्री, मिजोरम सरकार , 1984 , उपाध्यक्ष , मिजोरम विधान सभा, 1973 - 77 , अध्यक्ष, मिजोरम विधान 
सभा , 1989 , सदस्य, राज्य सभा, 17 -7 -1990 से अद्यपर्यन्त । 
स्थायी पता . चपुइ, जिला छिमतुइपुइ , मार्फत, डी० सी० सेहा, जिला, छिमतुइपुइ (मिजोरम ) । 


* वर्तमान सदस्य । 
250 


जीवन - वृत्त 


हिमतसिंग्का , श्री पी० डी० • बी० ए०, बी० एल० ( अटॉर्नी- एट - लॉ ) , काग्रेस ( पश्चिमी बगाल ), श्री रामरिखदास 
हिमतसिंग्का के आत्मज, जन्म 16 अगस्त, 1899, विवाह श्रीमती स्वाति देवी हिमतसिंग्का से , 1 पुत्र, सदस्य, 
( 1 ) वगाल विधान परिषद , 1927 - 30, ( 2 ) बगाल विधान सभा, 1937 - 39 , ( 3 ) असम विधान सभा , 
1946 - ~- 48 , ( 4 ) पश्चिमी बगाल विधान सभा , फरवरी - जून , 1948 , ( 5 ) सविधान सभा, 1948 - - 50, ( 6 ) अत - 
कालीन ससद, 1950 -51 और ( 7 ) राज्य सभा , 3 - 4 - 1956 से 1 - 3- 1962 1 
स्थायी पता : 6, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी वगाल ) । 


हिम्मत सिंह, श्री • एम० ए० ( ऑक्सफोर्ड ), काग्रेस ( गुजरात ), श्री तख्त सिंहजी के आत्मज , जन्म 30 मई, 1914, 
विवाह श्रीमती हसेन्द्र कुमारी से , 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा , 10 - 4- 1972 से 9- 4- 1978 1 
स्थायी पता " एक्जोनिया ", डाकघर मन्सा , मेहसाना ( गुजरात) । 


हीराचन्द, श्री डी० मैट्रिक, अ० भा० अ० द्र० मु० क० ( तमिलनाडु ), श्री एम . सी . धर्मचन्द गोलचा के आत्मज , 
जन्म 4 मई, 1941, विवाह श्रीमती सुशीला देवी गोलचा से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य , राज्य सभा, 30- 6- 1980 
से 29- 6- 19861 
स्थायी पता • 10, कृष्णपिल्ले स्ट्रीट, टिंडोवनम् ( तमिलनाडु ) । 


* हुसैन , श्री एम . एफ० डाक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित , (नाम-निर्देशित) , श्री फिदा हुसैन के आत्मज, जन्म 
15 सितम्बर, 1915, विवाह श्रीमती फाजिला हुसैन से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 12-5 - 1986 से 
अद्यपर्यन्त, ( 1 ) 1968 में " पद्मश्री ", ( 2) 1973 में "पद्म भूषण " तथा फिल्मो और चित्रो के लिये अनेक 
राष्ट्रीय / अतर्राष्ट्रीय पुरस्कारो से सम्मानित, कुछ पुस्तको के लेखक । 
स्थायी पता 11, जोलीमेकर अपार्टमेट्स 3, 119, कफ परेड, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


हेसमैन, श्रीमती मोना बी० ए० ( ऑनर्स ) ( लदन ) , काग्रेस ( मद्रास, अव तमिलनाडु ), लेफ्टिनेंट कर्नल आर० के० 
मित्तर की आत्मजा, जन्म 25 अगस्त , 1899 , विवाह डा० एच० एस० हेसमैन से , 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य , ( 1 ) 
मद्राम विधान परिषद्, 1937 - 52 और ( 2 ) राज्य सभा, 3- 4 - 1952 से 2 -4 - 19561 । 
स्थायी पता 19 , विक्टोरिया क्रोसेंट, एग्मोर, मद्रास ( तमिलनाडु ) । 


हेगजर, श्री जॉय भद्रा बी० ए० ( आनर्स) , काग्रेस ( असम ), श्री मेशोराम हेगजर के आत्मज , जन्म 2 अप्रैल, 1914, 
विवाह श्रीमती निरुपमा से , 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा , 1952 - 57 , ससदीय सचिव, असम 
सरकार, 1955 - 56, उपमत्री, असम सरकार, 1956 - 57 , सदस्य , राज्य सभा, 3-4 -1958 से 17-3 -1962, दिवगत । 
श्रद्धाजलि -- 23 - 7 - 1973 1 


- 


- 


* वर्तमान सदस्य । 


251 


राज्य सभा 


हेगडे, श्री के० एस० : एम० ए०, बी० एल , काग्रेस ( मद्रास, अब तमिलनाडु ), श्री कावडूर सुब्बैय्या हेगडे के आत्मज , 
जन्म 9 जून, 1910, विवाह श्रीमती मीनाक्षी एस० हेगडे से, 3 पुत्र 3 पुत्रिया , सदस्य , राज्य सभा , 3 - 4- 1952 से 
2 - 4- 1954 और 3 - 4- 1954 से 21 -8 - 1957, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा , 1953 -54 , अध्यक्ष, लोकसभा, 1977 -~- 80 , 
कुछ पुस्तको के लेखक , दिवगत । श्रद्धाजलि -- 28- 5- 19901 


हेगडे, श्री रामकृष्ण : एम० ए०, एलएल० बी० , जनता पार्टी (कर्णाटक ) , श्री महावलेश्वर हेगडे के आत्मज , जन्म 29 
अगस्त , 1927 , विवाह श्रीमती शकुन्तला हेगडे से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, कर्णाटक विधान सभा , 1957 -- 71 , 
कर्णाटक सरकार में उपमत्री तथा मत्री, 1957 -58, 1962 - 65 और 1965 - 71, सदस्य, कर्णाटक विधान परिषद् 
1972 - 78 , कर्णाटक विधान परिषद् में विपक्ष के नेता , 1972 - 77 , सदस्य, राज्य सभा, 10 - 4- 1978 से 
23- 5- 1983, उपाध्यक्ष, ( 1) कर्णाटक प्रदेश काग्रेस कमेटी ( सगठन ), 1967 - 77 और ( 2) कर्णाटक जनता पार्टी. 
1977, महासचिव, (1 ) कर्णाटक प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1958 - 62 और ( 2 ) अखिल भारतीय जनता पार्टी, 
1977 -~- 891 


स्थायी पता : कृतिका , 229 , राजमहल विलास एक्सटेशन , वगलौर (कर्णाटक ) । 


हेन्दिक , श्री विजय कृष्ण . एम० ए०, काग्रेस ( आई) ( असम ) , श्री कृष्णकान्त हेन्दिक के आत्मज, जन्म 
1 दिसम्बर, 1933, विवाह श्रीमती स्वरूप रानी हेन्दिक से , 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, अध्यक्ष, प्राक्कलन 
समिति, असम विधान सभा , 1974 - 77, सदस्य, राज्य सभा, 3-4 -1980 से 2-4- 19861 
स्थायी पता : कुशल कोंवर पथ, जोरहाट ( असम ) । 


* हेपतुल्ला, डा० ( श्रीमती ) नजमा : एम० एससी० ( प्राणि विज्ञान ), पीएच. डी . ( हृदय सरचना), काग्रेस ( आई ) 
( महाराष्ट्र ), श्री सैयद यूसुफ अली की आत्मजा, जन्म 13 अप्रैल, 1940, विवाह श्री अकबर हेपतुल्ला से, 3 पुत्रिया , 
सदस्य , राज्य सभा, 5- 7-1980 से 4- 7- 1986 और 5 -7 -1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982 - 84 , 
उप - सभापति, राज्य सभा , जनवरी , 1985 से जनवरी, 1986 और नवम्बर , 1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की 
विशेषाधिकार समिति , 1985 - 86 और 1988 से अद्यपर्यत , महासचिव , अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ( आई) 
1986 - 88, विज्ञान, राजनीतिक मसलों तथा महिलाओ की प्रगति और समस्याओ से सबधित अनेक शोध -पत्रो और 
" इडियाज प्रोग्रेस इन साइस एड टेक्नोलॉजी, कटीन्यूइटी एड चेज " नामक पुस्तक की लेखिका । 
स्थायी पता . हेपतुल्ला पार्क, 2, हसनाबाद रोड , साताक्रुज (पश्चिमी), मुम्बई ( महाराष्ट्र ) । 


हेमरोम , श्री सुन्दर मोहन . बी० एससी०, काग्रेस ( उडीसा), श्री फातू माझी हेमरोम के आत्मज, जन्म 1 अक्तूबर, 
1919, विवाह श्रीमती सरोजवाला हेमरोम से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3 - 4-1952 से 2- 4-19561 


स्थायी पता : ग्राम तराना, डाकघर- बहल्दा रोड स्टेशन, जिला - मयूरभज ( उडीसा) । 


* वर्तमान सदस्य । 
252 


वर्णानुक्रम सूची 


अमोलखचन्द,श्री अम्बेडकर,श्रीप्रकाशयशवत अम्बेडकर,डा०बी०आर० अम्मन्नाराजा,श्रीमतीसी० अम्मुस्वामीनाथन,श्रीमती अय्यर,श्रीअलादीकृष्णास्वामी अय्यर,श्रीएन०रामाकृष्णा अरुणसिंह,श्री अरुण्डेल,श्रीमतीरुक्मिणीदेवी अरोडा,श्रीअर्जुन अरोडा,सरदारजगजीतसिंह अलादीअरुणउर्फवी०अरुणाचलम्,श्री अली ,श्रीसरदारअमजद अली ,श्रीसैयदरहमत अश्विनीकुमार,श्री अस्थाना,श्रीके०बी० अस्थाना,श्रीलीलाधर अहमद,श्रीअनसारुद्दीन अहमद,डा०अबरार अहमद,डा.जैड०ए० अहमद,श्रीफखरुद्दीनअली अहमदअली ,मिर्जा अहमदहुसैन,काजी अहलुवालिया,श्रीसुरेन्द्रजीतसिंह. 


.. 


आ 


आग्रे ,श्रीएस०सी० आग्रे ,सरदारचद्रोजीसम्भाजीराव आजमी,मौलानाओबेदुल्लाखान आजाद,श्रीगुलामनबी आडवाणी,श्रीलालकृष्ण आडिवरेकर,श्रीमतीसुशीलाशकर आदित्येन्द्र,श्री आदिशेषैया,डा.माल्कोमसत्यनाथन् आवदी,श्रीहाशिमरजाइलाहाबादी आविदअली ,श्री आबिद,श्रीकासिमअली आनन्दचन्द,श्री आनन्द,श्रीजगजीतसिंह आनन्दशर्मा ,श्री.. आनन्दम्,श्रीएम० 


258 


पृष्ठ 33 


ओबेदुल्लाहसाहिब,श्रीवी०एम० 


• 


35 


कपूर,श्रीएच०एल० कपूर,श्रीगिरिराजकिशोर कपूर ,श्रीजसपतराय कपूर,श्रीपृथ्वीराज कपूर,श्रीयशपाल कबीर,श्रीहुमायूँ कमलनाथन,श्रीएम. कमलास्वामी,श्रीटी०वी० करतारसिंह,श्री करमारकर,श्रीडी०पी० करयालर,श्रीएस०चट्टनाथ करीमुद्दीन,काजीसैयद करुम्बया,श्रीकोल्लिमदासी० कलमाडी ,श्रीसुरेश कलवला,श्रीप्रभाकरराव कलानिया,श्रीइब्राहिम कल्याणचद,श्री कल्याणसुन्दरम्,श्रीएम. कल्याणसुदरम,श्रीकाची काकती,श्रीरॉबिन काकोडकर,श्रीपुरुषोत्तम काकिल्या,श्रीबी.वी. काठजू,श्रीपी०एन० काणे,डा०पी०वी० कादरशाह,श्रीएम० कामतासिंह,श्री कामेश्वरसिंह,श्री कामेश्वरसिंह,श्री काम्बले ,प्रो०नरेन्द्रमारुतराव कार,श्रीगुलामरसूल कार,श्रीनारायण कालदाते,डा.बापू कालिता,श्रीभुवनेश्वर कालेलकर,श्रीकाकासाहेब कासलीवाल,श्रीनेमिचन्द्र कासिम,सेयदमीर कासिम,श्रीमुस्तफाविन किदवई,श्रीमतीअनीस 


38 


38 


•. 


38 .38 


39 


- 


- 


260 


वर्णानुक्रमसूची 


कैलारापति,श्रीमती कोटेया,श्रीप्रागदा कोठारी,प्रो.शान्तिलाल कोया,श्रीपलतकुन्ही कोग,श्रीवी०वी०अब्दुल्ला कौर,श्रीप्रभाकरदी कोल्लूर,श्रीएम.एल. कौल,श्रीएम.एन. कोल,श्रीमतीकृष्णा काल,श्रीवालकृष्ण कौशल,श्रीजगन्नाथ काशिक,श्रीएम०पी० 


खडेलवाल,श्रीप्यारेलाल खन्ना,श्रीमेहरचन्द खाडेकर,श्रीरमेशचन्द्रशकरराव खातून,कुमारीसईदा खान,श्रीअकवरअली खान,श्रीअब्दुररज्जाक खान,श्रीअहमदसईद खान,श्रीमतीउपी खान,श्रीएफ.एम. खान,श्रीखुर्शीदआलम खान,श्रीगयूरअली। खान,श्रीपीरमोहम्मद सान,श्रीबरकतुल्लाह खान,श्रीमकसूदअली खान,प्रो०रशीदुद्दीन खान,श्रीमतीश्यामकुमारी खान,श्रीसमीउल्लाह खापर्ड,कुमारीसरोज खुशवन्तसिंह,श्री खेर,श्रीवालगगाधर चंतान,श्रीरघुनाथप्रसाद खोबरागडे,श्रीभाऊरावदेवजी घोसला ,डा.अनुध्यानाथ 


गनसिंह,श्री गरान,श्रीमिसाभार 


- 


- 


- 


262 


वर्णानुक्रम सूची 


वासुमतारी , श्री अमृत लाल 
वासुमतारी, श्री धरनीधर 
बिन्दुमती देवी, श्रीमती 
विरला, श्री कृष्ण कुमार . 
विष्ट, श्री जशोद सिह 
विसि , श्री प्रमथ नाथ 
विस्वास , श्री देवव्रत 
बीड , श्री इन्द्र भूषण 
वुध सिह, सरदार 
दूरागोहाइ, श्री भद्रेश्वर 
बेकल " उत्साही ", श्री 
बेनीवाल , श्रीमती विद्या 
वेबी, श्री एम० ए० 
बेरवा, श्री जमनालाल 
बेहरिंग, श्री वी० डी० 
वोदरा, श्री थियोडोर 
वोबडे, श्री शकरराव बाजीराव 
बोस , डा . अतीन्द्र नाथ 
वोस , श्रीमती प्रतिमा 
बोस, प्रो . सत्येन्द्रनाथ 


138 
138 
138 


139 


139 
139 
139 


139 
139 
139 
140 
140 


140 


140 
140 
141 


भजदेव, श्री प्रफुल्ल चन्द्र 
भडारे, श्री मुरलीधर चन्द्रकात 
भगत , श्री गणपत हीरालाल 
भगवती, श्री बी० सी० 
भगवान दीन, श्री 
भजन लाल, श्री 
भट्ट , श्रीमती ईला रमेश 
भट्ट , श्री जितेन्द्रभाई लाभशकर 
भट्ट , श्री नन्द किशोर 
भट्ट, श्री नानाभाई 
भट्टाचार्य, श्रीमती इला 
भट्टाचार्य, श्री कमलेन्दु . 
भट्टाचार्य, श्री जी० सी० 
भट्टाचार्य, श्री नेपालदेव 
भट्टाचार्य, प्रो० सोरीन्द्र 
भण्डारी, श्री सुन्दर सिह 
भदौरिया , श्रीमती सरला 
भद्रम , श्री एम० वी० 
भाटिया, श्री मदन 


141 


141 
141 
141 


141 


142 
142 


142 


142 
142 


276 


वर्णानुक्रम सूची 


पृष्ठ 
149 


149 


149 


149 
. 150 
150 


. 


. 


. 


__ .. 150 


150 
150 


152 
. 152 


मसूद, श्री रशीद . 
महतो, श्री वन्धु 
महन्त , श्री सुशील चन्द . 
महन्ती, श्री धनन्जय . 
महन्ती , श्री भैरव चन्द्र 
महन्ती , श्री विनय कुमार 
महन्ती , श्री शारदा 
महन्ती, श्री सुभाष 
महन्ती, श्री सुरेन्द्र 
महाजन, श्री प्रमोद 
महापात्र, श्री वसुदेव 
महापात्र , श्री भगीरथी 
महापात्र, श्री लक्ष्मण 
महापात्र, डा० श्याम सुन्दर 
महावीर प्रसाद, डा . 
महावीर , डा० भाई 
महिडा, श्री हरिसिह भगुवावा 
महिंदा, श्री यू० एन० 
महिषी , डा० ( श्रीमती) सरोजिनी 
महेन्द्र कौर , श्रीमती . 
महेन्द्र प्रसाद , श्री . 
महेश शरण , श्री . 
महेश्वरप्पा, श्री के . जी . 
माझी, श्री धनेश्वर . 
माझी, श्री पृथ्वी 
माझी, श्री सी० पी० 
माथुर , श्री जगदीश प्रसाद 
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद 
माथुर , श्री मनमोहन 
माथुर , श्री हरीश चन्द्र 
माधवन, श्री एस. 
माधवन, श्री के० के० 
मान. लेफ्टीनेन्ट कर्नल सरदार जोगिन्दर सिह 
मान , श्री भूपेन्द्र सिह . 
माने ( पाटिल) , श्री मारूति दन्यानू 
मारन, श्री मुरासोली 
मारीस्वामी , श्री एस . एस . 
मालवीय, श्री रतनलाल किशोरीलाल 
मालवीय, श्री राधाकिशन . 
मालवीय , श्री सत्य प्रकाश . 
मालवीय , श्री हर्ष देव . . 


153 


154 


154 


154 


154 


_ 155 


. 155 

155 


. 155 


. 


. . . .. . 


.. . 


155 


155 


156 


, 156 


278 


वर्णानुक्रम सूची 


- 


- 


163 


163 
163 


164 


164 


164 


164 


• 164 


165 


165 
165 
165 
165 
166 


166 
166 
166 
166 


मुखर्जी, श्री प्रणव कुमार 
मुखर्जी, श्री बी० के० 
मुखर्जी, श्री समर 
मुखोपाध्याय, श्रीमती पुरवी 
मुतु, डा . ( श्रीमती ) सत्यवाणी 
मुदलियार, डा० ए० रामास्वामी 
मुबारकशाह, ख्वाजा 
मुरारी लाल, डा . 
मुराहरि, श्री गोडे 
मुल्ला, श्री आनन्द नारायण 
मुल्ला, श्री सुरेश नारायण 
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिह 
मूपनार , श्री जी० के० 
मेनन, प्रो० एम० जी० के० 
मेनन, श्री के माधव 
मेनन , श्री बालचन्द्र 
मेनन, श्रीमती लक्ष्मी एन० . . 
मेनन, श्रीमती लीला दामोदर 
मेनन, श्री विश्वनाथ . 
मेनन, श्री वी० के० कृष्णा 
मेनन, श्री सी० अच्युत 
मेनोन, श्री को प० सुब्रह्मण्य 
मेहता, श्री अशोक 
मेहता, श्री ओम 
मेहता, श्री किशोर . . 
मेहता, श्री चिमनभाई 
मेहता, श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय 
मेहता, डा . महिपतराय एम० . . . . 
मेहरोत्रा, श्री प्रकाश . . 
मैती, कुमारी आभा . . . 
मैती, श्री निकुज विहारी . . . . 
मैथेन, श्री जोसेफ . . . . . . . . . 
मोइदीन, श्री एम० जे० जमाल 
मोदी, श्री जादवजी केशवजी 
मोदी , श्री पीलू .. . . . 
मोमिन, श्री गुलाम हैदर वली मोहम्मद 
मोरारका, श्री कमल 
मोरारका, श्री राधेश्याम आर० 
मोसेस, श्री एम. 
मोहता, श्री गोपालदास बुलाकीदासजी 
मोहता, श्री महेन्द्र कुमार 


167 
167 
167 


167 
167 


168 
168 


. 168 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


168 
168 
168 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
170 
170 


170 


170 


170 


280 


वर्णानुक्रम सूची 


177 


. .. 

. 


.. 178 

178 
178 


. . . . 


179 


.. 780 


रत्नस्वामी, श्री एम. . .. . . . . ... . . . 
रथ , श्री अभिमन्यु 

177 
रथ , श्री वैद्यनाथ . ... 

177 
रफीक आलम, श्री . . . . . . . . 

178 
रमेश बाबू, श्री एस० वी० 

178 
रमोल, श्री शिवानन्द . 
रविशकर, प० . .. 
रहमतुल्ला, श्री के . मुहम्मद 
रहमतुल्ला, श्री मोहम्मद .. . . .. 

179 
रहमान, श्री मोहम्मद खलीलुर 

. 179 
राउत , श्री राजाराम बालकृष्ण . . . . .. . 

. 179 
राउतराय, श्री नीलमणि 

179 
राजगम, श्री एन० . . 
राजगोपाल , श्री एम . . . . 

. . . . . 179 
राजगोपालन , श्री जी० 

. . . . 180 
राजगोपालन, श्रीमती जी ललिता 

180 
राजन , श्री पट्टियम् • • • • • • • . . . . . . . . . .. 

180 
राजनारायण , श्री 

. . . 180 
राजभोज , श्री पाडुरग नाथुजी ... .. 

... 180 
राजशेखरम, श्री पलवलास 
राजा, श्री एच० डी० . . .. .. .. .... . . .. ... 

.. .. . 181 
राजा, रमन्ना , डा० . .. . . 

181 
राजू, श्री अल्लुरी सत्यनारायण 
राजू, श्री जे. एस . .. 
राजू , श्री वी० बी० 

. 181 
राजेन्द्र कौर, डा . ( श्रीमती ) . . .. .. . . . . 

181 

. . . 
राजेन्द्रन , श्री सेडापट्टी सूर्यनारायन थेवर .. . 
राजेन्द्र सिंह ईश्वर सिंह, श्री . 

182 
राठवा, श्री रामसिंह , . 
राठी, श्री कुज बिहारी लाल 

182 
राणावत, श्री महेन्द्र सिंह . ... 

182 
राधाकृष्ण , श्री पुट्टापागा 
रामकृष्णन, श्री आर० 

183 
रामचन्द्र, श्री 

183 
. . . . 
रामचन्द्रन, श्री एम० एस० 

• .. 
• • . . 

183 
. . . .. . . 

. 
रामचन्द्रन , श्री एस० के० टी० 

• • • .. . . 
__ • • 

. . . . 183 
रामचन्द्रन, श्री जी० , 

183 
रामनाथन, श्री वी० ... . . . . .. 

183 
.. . . 

. 

. . 

. .. . . . 
राममूर्ति, श्रीमती टी० नल्लामुत्तु . . .. ... 

... 
. . ..... . .. 

. . 183 

.. 

. .. . . " 
राममूर्ति , श्री दिंडीवनम के 

. . . . . . .. ... . . .. . .. 184 
राममूर्ति , श्री पी० . . 

. . . . . . . . .. . . . 184 


181 


. 181 


182 


. 182 


282 


वर्णानुक्रम सूची 


191 
191 
191 


192 


192 
192 
192 
192 
193 


193 
193 


रिजक राम, श्री 
रुक्मणिबाई, श्रीमती 
रेड्डी, श्री अदुरू बलरामी 
रेड्डी , श्री आदिनारायण 
रेड्डी, श्री आर० नरसिम्हा 
रेड्डी, डा० एन० तुलसी 
रेडी, श्री एन० नरोत्तम 
रेड्डी , श्री एन० श्रीराम 
रेड्डी, श्री एम० गोविन्दा 
रेड्डी, डा० एम० चेन्ना 
रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवास 
रेडी, श्री एस० चेन्ना 
रेडी, श्री एस. जयपाल 
रेड्डी, श्री कासू वेंगल 
रेड्डी , श्री के ब्रह्मानन्द 
रेड्डी, श्री के. वी . रघुनाथ 
रेड्डी , श्री क्यासनबल्ली चेंगलराया 
रेड्डी , श्री गड्डम नारायण 
रेड्डी , श्री जनार्दन 
रेड्डी, डा० जी० विजय मोहन 
रेड्डी, श्री जे० सी० नागी 
रेडी , श्री टी० चन्द्रशेखर . 
रेड्डी, डा . नीलम सजीव 
रेड्डी, श्री पी० वावुल 
रेड्डी , श्री वी० सत्यनारायण 
रेड्डी, डा. बेजवाडा गोपाल 
रेड्डी , श्री मुल्क गोविन्द 
रेड्डी , श्री यल्ला 
रेडी, श्रीमती यशोदा 
रेड्डी, श्री सी० गोपाल कृष्णमूर्ति 
रेफाय, श्री ए० के० . 
रोशन लाल , श्री 
रोहतगी, डा . जवाहरलाल . 
रोहतगी, श्रीमती सुशीला 


193 
193 
193 
194 


194 


194 


, 


.. 194 


194 
195 


195 
195 
195 
195 


196 
196 


196 
196 
196 


लइयूवा, श्री प्रेमजी थोभनभाई 
लक्ष्मणन, श्री जी 
लक्ष्मण सिंहजी बहादुर , महामहिम राये - राया महरावल सर । 
लक्ष्मन्ना , प्रो . सी . 
लक्ष्मी नारायण , श्री 


196 
. 197 
. 197 
197 
197 


284 


वर्णानुक्रम सूची 


107 


198 


19 


198 


199 


199 


199 


199 


199 


लखनपाल, श्रीमती चन्द्रावती 
लासन मिर , श्री 
लाठर, श्री महेन्द्र सिंह 
लाल , श्री केलाश विहारी 
लाल, प्रो. मुकुट बिहारी 
लालवुअइया, श्री 
लाल साविया, श्री 
लावगे लाखमशी, श्री 
लाहने, श्री मोतीराम उदयभानजी 
लाहोती, श्री पूर्णमल एम० 
लिंगम, श्री एन . एम . 
लिमये , श्री श्रीपद कृष्ण 
लीला देवी , श्रीमती 
लेन्का, श्री काट्नु चरण 
लेपचा, श्री सगडोपाल 
लेजर, श्री डेविड 
लोकश चन्द्र , डा . 
लोथा, श्री ख्योमो 
लोहानी, श्री आई. टी . 


200 


200 


200 


PAN 


200 


201 


2011 


201 


201 


201 


201 


202 


वन्द, श्री सिकन्दर अली 
वडुतला श्री टी . के सी० 
वरदराज , श्री जी 
वरियावा, डा . दारा होरमसजी 
वरेरकर, श्री भार्गवराम विठ्ठल ( मामा ) 
वर्जी, प्रो . एलेग्जेडर 
वर्मा, श्री अशोक नाथ 
वर्मा, श्री कपिल 
वर्मा, श्री केगो प्रसाद 
वर्मा, श्रीमती नारायणी देवी 
वर्मा, श्री निरजन 
वर्मा, श्री वी० बी० 
वर्मा श्री भगवती चरण 
वर्मा, श्री महादेव प्रसाद 
वर्मा, श्री मान सिंह 
वर्मा, श्रीमती वीणा 
वर्मा, श्री वीरेन्द्र 
वर्मा, श्री श्रीकात 
वर्मा श्री मी० एल . 
अलीउल्लाह, श्री मोहम्मद 


2US 


203 


203 


वर्णानुक्रम सूची 


पृष्ठ 


205 
203 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
205 


205 


205 


205 


वलीउल्लाह, श्री रऊफ । 
वल्लभराव, श्री जयन्ती वेंकटचेला कामेश्वर 
वशिष्ठ , कुमारी शान्ता 
वसावड़ा, श्री शाम प्रसाद रुपशकर 
वाघेला, श्री शकर सिंह 
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी 
वाडिया , प्रो० अर्देशिर रत्नजी 
वासन, श्री एस० एस० . 
विकल, श्री रामचन्द्र . . . 
विजय भूषण देवशरण, श्री 
विजयवर्गीय, श्री गोपीकृष्ण 
विजय सिंह, श्री 
विजया राजे, कुवरनी 
विडुतलै विरूम्भी, श्री एस० 
विनसेंट , श्री एम . . 
विल्ललन, श्री तिल्लई . . . 
विल्सन, श्री तरगटूरी जॉन मोजेज . 
विश्वास, श्री चारु चन्द्र 
विश्वासराय , श्री राधाकृष्ण 
वीरप्पन, श्री के . के . 
वेंकटनारायण, श्री पिदाह 
वेंकटप्पा, श्री जे. 
वेंकटरामन , श्री एम . आर० 
वेंकटरामन , श्री एस० 
वेंकटरामन, श्री दिण्डीवनम् जी . 
वेंकटरामन , श्री विल्लुरी 
वेंकटराव, श्री चडलवाडा 
वेंका, श्री वी . . 
वैद्य, श्री कन्हैया लाल डी . 
वेरो, श्री मेल्हुप्रा 
वैशपायन , श्री एस . के . 
वोरा, श्री मोती लाल 
व्यास, डा० एम० आर० 
व्यास, श्री कृष्ण कात 
व्यास, श्री जयनारायण 
व्यास , श्री रमेश चन्द्र 


205 
206 
206 
206 
206 
206 


206 


207 


207 


207 


207 


207 
207 


207 


208 
208 


208 


शर्मा, श्री अजित कुमार 
शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद 
शर्मा, डा . एच० पी० 


अन्नप्रसाट 


. 


. . 


. 


. 


. .. 


286 


वर्णानुक्रम सूची 


210 


210 
210 


210 


270 


210 


211 


211 


211 


17 


211 


271 


212 


12 


212 


212 


212 


213 


214 


214 


शर्मा, श्री कृष्णलाल 
शर्मा, श्री किशनलाल 
शर्मा, श्री चन्दन 
शर्मा, श्री पूर्ण चन्द्र 
शर्मा, पडित बालकृष्ण 
शर्मा, श्री बृज बिहारी 
शर्मा, श्री भगवत दयाल 
शर्मा, श्री माधोराम 
शर्मा, श्री योगेन्द्र 
शर्मा, श्री लैमयूम ललित मधोव 
शर्मा, श्री सतीश कुमार . 
शम्भू प्रसाद, श्री एस. 
शहाबुद्दीन, श्री सैयद 
शान्ति देवी, श्रीमती 
शान्ति भूषण, श्री 
शामनाड, श्री हमीद अली 
शारिक, श्री शरीफुद्दीन 
शाल, श्री गुलाम मोहिउद्दीन 
शास्त्री, पडित अलगूराय 
शास्त्री, श्री प्रकाश वीर 
शास्त्री, श्री ब्रह्मदेव राम 
शास्त्री, श्री भोला पासवान 
शास्त्री, श्री लाल बहादुर 
शाह, श्री कोडारदास कालीदास 
शाह , श्री भोगीलाल मगनलाल 
शाह, श्री मणिलाल चतुरभाई 
शाह , श्री मणिक लाल चुत्रीलाल 
शाह, श्री मेघजीभाई पेठराज 
शाह , श्री मनुभाई 
शाह, श्री वीरन जे० 
शाही, श्री नागेधर प्रसाद 
शाहेदुल्ला, श्री सैयद 
शिल्ला, श्री शोवालेस के 
शिवप्रकाशम्, श्री एस. 
शिव शकर, श्री पी० 
शिवाजी, डा. येलामनचिली 
शिशिर कुमार, श्री 
शुक्ला, श्री केशव प्रसाद 
शुक्ला, श्री चक्रपाणि 
शुक्ला, श्री महावीर प्रसाद 
शेख, श्री अब्दुल रहमान 


214 


214 


216 
216 


216 


217 


287 


वर्णानुक्रम सूची 


पृष्ठ 
217 
217 


217 


217 


218 


शेख, श्री घौस मोहिउद्दीन 
शेखावत, श्री भैरो सिह 
गेखर, श्री एन . सी . 
शेजवलकर , श्री नारायणराव कृष्णराव 
शेट्टी, श्री वी० पी० वासप्पा 
शेरखान, श्री एम . 
शेरवानी, श्री मुस्तफा रशीद 
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती 
श्रीधरन , श्री अरगिल 
श्रीनिवासन , श्री टी० के . 
श्रीनिवासन , श्री थॉमस 
श्रीमाली, डा . के . एल . 
श्रीवास्तव, डा० जे० पी० 


218 

218 
. 218 


218 
. 218 


. . 
. . . . . . . 


. . 
. 


. 


... 


. 


218 
219 
219 


219 
219 


219 
219 


220 
220 


. 220 


220 
220 


. 220 


221 


221 


सकटाप्रसाद , डा . 
सजीवैया , श्री डी . 
सतानम , श्री के 
सतोख सिह, सरदार 
सईद अहमद , श्री 
सईद, मुफ्ती मोहम्मद 
सईद मुहम्मद , डा . वी० ए० 
सकी, श्री टी० ए० मोहम्मद 
सकसेना, श्री मोहन लाल 
सकमेना, श्री हरप्रसाद 
सखलेचा, श्री वीरेन्द्र कुमार 
सच्चिदानन्द , श्री 
सत्पथी, श्रीमती नन्दिनी . 
सत्यचरण , श्री . .. 
सत्यनारायण, श्री मोतुरी . 
सत्यनारायण, श्री वेणीगल्त 
सत्यव्रत सिद्धान्तालकार, प्रो० . 
सत्या वहिन, श्रीमती 
मनदी, प्रो० आई० जी० 
सधू , श्री प्रकाश नारायण , 
सरदार मिह, श्री 
सरदेसाई, श्री श्रीनिवास गणेश 
मरिंग, श्री लेनाई मोलोमन . 
सस्प सिंह, डा . 
मरोगी, श्री पगलाल 
सर्वट , श्री विनायक सीताराम 


221 
221 


221 
221 


222 
222 


222 
222 
222 
222 
223 

223 
. 223 

223 


। 


- 


288 


वर्णानुक्रम सूची 


- 


223 


224 


224 


225 


225 


276 


226 


226 


226 


सर्वटे, श्री विष्णु विनायक 
सलारिया, श्री शब्बीर अहमद 
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस 
सविता बहिन, श्रीमती 
सहाय, श्री दयानन्द . 
सागमा, श्री एमनमिह एम . 
साडिल , श्री घासीराम 
साठे, श्रीमती तारा रामचन्द्र 
सादिक अली, श्री 
सान्याल, श्री शशाक शेखर 
सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार 
सामी, श्री वी० पी० एम० 
साम्बशिवम्, श्री एरा 
सारग , श्री कैलाश नारायण 
सालस्कर डा० वी० एच० 
सालिगराम, डा . 
सालिम अली, श्री 
साल्वे, श्री एन० के० पी० 
सावकर , श्री बी० एस० 
साहा , श्री सूरज मल 
साहू , श्री बेकुठ नाथ 
साहू , श्री रजनी रजन 
साहू , श्री सन्तोष कुमार 
सिह , श्री अजीत 
सिह , राजा अजीत प्रताप 
सिंह, कैऐन अवधेश प्रताप 
सिह, श्री आर० के० जयचन्द्र 
सिह , श्री आर० के दौरेन्द्र 
सिह , श्री इन्दर 
सिह , श्री इन्द्रदीप 
सिह, श्री इरेंगवम तम्पोक 
सिह, ठाकुर कामाख्या प्रसाद 
सिंह , श्री के. एन . 
सिह , वायू गोपीनाथ 
सिह , श्री घनश्याम 
सिंह , श्रीमती जहानारा जयपाल 
सिह, श्री जे० के० पी० एन० 
सिंह , श्री आगोम तोम्पोक 
सिह, श्री डब्ल्यू. कुलविधु 
सिह, श्री डी० पी० 
सिह, श्री त्रिभुवन नारायण 


227 


1 


227 


28 


229 


229 


229 


229 


230 


30 


230 


- 


- 


- 


वर्णानुक्रम सूची 


पृष्ठ 
245 
245 


245 


245 


245 


सोखे, डा० साहिब सिह 
सोनी, श्रीमती अम्बिका 
सोमपाल , श्री 
सोमसुन्दरम , श्री जी० पी० 
सोलकी, श्री गोपाल सिह जी० 
सोलकी, श्री माधव सिह 
सोलोमन, श्री पी० ए० 
स्वर्ण सिह, सरदार 
स्वू , श्री स्कातो 
स्वामी, श्री एन० आर० एम० 
स्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम 
स्वामीनाथन, श्री जी० 
स्वामीनाथन , श्री वी० बी० 
स्वेल , श्री जी० जी० 


246 
246 
246 
246 
246 
246 
247 
247 
247 


ner 


247 
247 


247 


248 
248 
248 


248 


248 
248 
249 
249 
249 


हसपाल , श्री हरवेन्द्र सिह 
हसराज, रायजादा 
हक , श्री (मौलाना ) असरारुल 
हकीम अली, ख्वाजा 
हनीफ , श्री मोहम्मद 
हनुमनतप्पा , श्री हेच० 
हबीवुल्लह , श्रीमती हामिदा 
हरमोहन सिह, चौधरी 
हरिदास , श्री सी० 
हरिप्रसाद , श्री वी० के० 
हरि सिह , चौधरी 
हवानूर, श्री एल० जी० 
हासदा, श्री फणीन्द्र नाथ 
हाथी, श्री जय सुख लाल 
हार्डिकर, डा . नारायण सुब्बाराव 
हाशमी, श्री शमीम .. 
हाशमी, श्री सैयद अहमद 
हाशिम, श्री एम० एम० 
हिफेई, श्री 
हिमतसिग्का, श्री पी० डी० 
हिम्मत सिह, श्री 
हीराचद , श्री डी . 
हुसैन, श्री एम० एफ० 
हेममैन, श्रीमती मोना 
हेगजर, श्री जॉय भद्रा 


249 


249 
249 


250 


250 
250 
250 


. 251 


251 
251 
251 


251 


251 


292 


